भूमिका 

तुलसी के सम्बन्ध में इतना साहित्य उपस्थित है कि उसे एक केन्द्र 
पर लाने में चड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना पड़ता है) तुलसी की 
जीवनी ओर उनके काव्य के सस्वन्ध में काय भी इतना हो चुका हैं. 
कि इस क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएँ कठिन ही नहीं, असम्भव-सी हैं । 
पिछले कुछ दिलों में तुलसी के अध्ययन ने हिन्दी को चार डाक्टर 
दिये हैं। ऐसे भी अनेक विद्वान और महात्मा हैं जिन्होंने शिक्षा-, 
संस्थाओं से अलग रहकर हमारे सहाकवि के आध्यात्मिक जगत्‌ और 
काव्य-जगत्‌ के संबंध में मार्मिक गवेषणाएँ उपस्थित की हैं। ऐसी 
परिस्थिति में मैं अत्यन्त विनम्र होकर तुलसी-साहित्य के विद्वानों का 
आशभार रवीकार करते हुए इस आलोचना को हिन्दी-संसार के सामने 
लाने की ध्ृष्टता कर रहा हूँ । 


इस अपने अध्ययन में मैंने रामचरितमानस को केन्द्र बनाया है - 
अर उसी की विशद्‌ विवेचना की है, परन्तु जहाँ संभव हुआ है. 
तुलसी के सभी अन्थों से साथ-साथ सहारा लेता गया हूँ। अन्त में 
इन ग्रन्थों का संक्षिप्त अध्ययन भी दे दिया है, जिससे तुलसी-साहित्य 
का एक पूर्ण चित्र पाठक के सामने आये । ; 

मैं सममता हूँ कि मैंने इस पुस्तक में बहुंत-सी ऐसी सामग्री एक 
स्थान पर इकट्ठी कर दी है जो अनेक पत्रों और पुस्तकें में बिखरी 
पड़ी है और साथ ही मतभेद के अवसरों पर अपनी समोौलिक़ता का 
उपयोग भी किया है । 


रद १ न्‍ रामरतन भटनागर 


( व) 


पुनश्च-युद्ध की कठिनाइयों के कारण यह: पुम्तक प्रेस में नहीं जा 
सकी | सचिधा मिलने पर अब यह प्रकाशित हो रही हे । प्रफ़ भी में 
नहीं पढ़ सका हूँ, इसलिए यहाँ-वहाँ कुछ ग़लतियाँ रह गई हों, यह 
गुझ्ञाइश भी है | परन्तु इस रूप में भी यह पुस्तक विद्यार्थियों ऑर 
साहित्य-प्रेमियों सें उसी तरह प्रिय होगी जिस तरह इससे पहली पुम्तक 
पूर-साहित्य की भूमिका?, ऐसा मेरा विश्वास है | यदि वास्तव में ऐसा 
हुआ ता इस प्रकार की अन्य भूमिकाओं” को साहित्य-क्षेत्र में आने के 
लिए सा मिलेगा । 


प्रयाग, | 
जूत, १६४५ रामरततन भटनागर 


अनुक्रमणिका 


जे 


ह 


अध्याय 


१--तुलसीदास की जीवनी कप हि 
२--सुलसीदास के पंथ 6 की 
३--छुलसी की भाषा 2 ३३५ 
४--तुलसीदास के छन्द ९ञ2 
४-रामचरितसानस : भूमिका. -«« “डर 


६--उछुलसी के चरित्र 
७---छुलसी की काव्य-सम्प दा 
८--घुलसी की मोौलिकता 
९--अलंकार 
१०--रामचरितमानस के वर्णन व 
११--संवाद 
१२--प्रकृति-चित्रण 
१३--समाज ४ श्ड 38 


१४--राजनीति 5 किक रे 
८ ५५ र्‌ः ७ ध््टा 
१४--दाशेनिक आर-धामिक सिद्धान्त 3, 


६--प्रतीकार्थ अथवा साधनार्थ.... प 
१७५--अन्य प्रंथ मु है 
श१८---अकवर-युग और तुलसीदास ५-८: "के 


तुलसीदास की जीवनी 


हमारे अन्य महापुरुषों की साँति तुलसीदास के जीवन की 
तिथिओं और घटताओं के संबंध में हमारी जानकारी बहुत थोड़ी है । 
जो है, वह भ्रान्तिपूर्ण हैे। तुलसीदास की लोकप्रियता ने उत्के सत्य 
रूप को वहुत शीघ्र. ही जनता की आँखों की ओट कर दिया था। 
इसका प्रमाण वे जनश्र्‌ तियाँ हैं. जो १७६६ की प्रियादास की भक्तमाल 
की टीका में काव्यवद्ध हैं। उन चमत्कारपूर्ण कथाओं के कारण 
जो तुलसी के साथ सम्बद्ध हो गई हैं, तुलसी के चरित्र-लेखक की 
कठिसाई बहुत बढ़ जाती है। प्रान्त के कई भाग और कई बर्ग तुलसी 
को अपनाने के लिए आग्रह करते हैं--चाहे इस आगम्रह का आधार 
कुछ न हो । ऐसी अवस्था में कवि की ठीक ठीक जीवनी लिखना 
सम्भव है. । 

तुलसी के जीवनी लेखकों के आधार निम्नलिखित हैं-- ४ 

(१) तुलसी की आत्मकथा जो मुख्यतः कवितावली, चाहुक, दोहा- 
ब्रली और विनयपत्रिका' में संग्रदीत हैं। अन्य अन्थों से सी थोड़ी 
ब्रहुत सामग्री मिल जाती हे । इस सामग्री को हम अन्‍्तर्साक्ष्य कह 
छकते हैं । यही एक सबसे प्रामाणिक सामग्री हमारे सामने है । 

(२) समकालीन और परिवर्तो लेखकों की श्राचीत रचनाएँ । इनमें 
पुख्य थे हैं-- दे 

नाभादास का भक्तमाल, वावा वेणीमाधोदास का गोसाई 
चरित्र ( सं० १६८७ ), बावा वेणीमाधोदास का मूल गोसाई चरित 
(स० १६८७ के बाद ), वावा रघुवरदास का तुलसी-चरित, प्रियादास 
फ्री सक्तमाल टीका (सं० १७६६ ), मोरोपन्त का तुलसीस्तव, २४२ 
बैष्णुवों की वार्ता और सोरों से प्राप्त सामग्री जिसका उल्लेख हम 
बाद सें करेंगे। 

(३) कुछ नवीनपूर्ण खोज-मंथ । 


( २ ) 


तुलसीदास की सबसे पहले स्वलिखित तिथि सं १६३१ है? जो 
मानस-प्रणयन की तिथि है ! तीन अन्य तिथियाँ भी 

तुलसी की अन्य गन्‍्थां में गलती हैँ। यह तिांथर्यां रामाज्ञा- 
स्वंकथित जीवनी प्रशंचः , तुलसीसतसईः आर पावतीमंगल* की 
तिथियाँ हैं। कुछ ग्रेन्थों में मीन की सनीचरी ओर 

रुद्रबीसी एवं दोनों के योग-समय का उल्लेख हे । रूद्रबीसी का 
समय सं० १६६४ से १६८४ तक है आर मीन की सनीचरी का समय, 
सं० १६६८ से १६७१ तक है । इस प्रकार सं: १६७१ तक तुलसीदास का 

जीवित रहना उनके ग्रन्थों से सिद्ध हे । 

तुज्लसीदास त्राह्मण थ, कदाचित्‌ सुकुलवंशी< ( यदि सुकुल शब्द 

पर श्लेष हो ) यह छोटी आयु -में ही माव-पिठृहीन हो गए थे७ | कुछ 
लोग कहते हैं अभुक्त मृल नक्षत्र उत्पन्न होने के कारण उन्हें माता पिता ने 
त्याग दिया थार , परन्तु पहला अथ ही अधिक उचित लगता हू । बच- 
पन बड़े कठिनाई से कटा । घर घर भीख भाँगनी पड़ी। जो टुकड़े कुत्तों 
केआगे डाल दिए जाते थे उनके लिए भी उन्हें ललकना पड़ता था$ । 


१--रामचरितमानस बाल॑० 
२--स० १६७० | 
र--सं० १६४२ 
४--जय संवबत्‌ ( १६३६ ) 
५+--देखिये कवितावली 
६--दियो सुकुल जनम सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को | 
जो पाइ पंडित परमपद पावत पुरारि मुरारि को | ( विनयपत्निका ) 
' जायो कुलमज्भधन ( वही ) 
७--स्वारथ के साथिन तज्यों तिजया को सो ठोटक झचट उलटि न 
हेरि ( वही ) 
८--वनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यो माठ पिताहूँ ( बही ) 
६--नीच निरादर भाजन कादर 
कूकर दृकन लागि ललाई ( कवितावली ) 





( 3३ ) 


चार दाने चना भी मिलना कठिन था*"। दृध क्‍या ये मद्े 
को भी तरसते थेः१। खरी-कोंदों का कना खाकर रहते। सभी 
उनसे घृणा करते । जहाँ जाते दुतकार पड़ती। इस प्रकार हमारे 
चरित्र-नायक को न खेलने का अवसर मिला न स्नेह मिला*5 । तुलसी 
के जीवन-चरित के इस अंश के लिए विनग्रपत्रिका और कवित्ता- 
चली के अंश आधार हैं. जो तुलसी की बृद्धावस्था की रचनाएँ हैं, 
अतः सम्भव हैं इनमें भक्तकवि की दीनता की भावना भी मिल 
गई हो, .परन्तु उनमें कठुता ओर करूणा का जो चित्र है, वह 
आत्मानुभूुति न होने पर इतना साफ भी नहीं होता। किसी 
स्वजातीय ब्राह्मण नरसिंह ( नरहारि ) न इन्हें इस परिस्थिति से 
उवाराः ओर रामभजन के राजडगर पर चलने को कहा१४। उन्हीं 
के यहाँ रह कर तुलसीदास ने “नाना पुराण निगमागम”१५ 
का अध्ययन किया । कदाचित यह अध्ययन बहुत समय तक 
चलता रहा होगा क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में अनेक 
संस्कृत ग्रथों का सहारा लिया है। वहीं सकरत्षेत्र ( सोरों) 
में उन्होंने गुरुमुख से रामकथा सुनी*६। सम्भव है, नरसिंह रामकथा 
सार्वजनिक रूप से कहते थे । धीरे-धीरे जेसें-जेस प्रवोध होता गया 
आर ज्ञान बढ़ता गया, चेस-वेसे रामकथा भी उन्हें अधिक समझ 
पड़ने लगी | वस्तुतः नरसिंह का आश्रम छोड़ते समय तुलसीदास सब 

१०--जानत हीं चारि फल चारि ही चनक को... (वही) 

११--छाछी को ललात (वही) 

१२--बाल दसाहूँ न खेल्यो खेलत सुदाडँँ में 

( विनयपतन्निका ) 








१३---कपासिन्धु नरर्ूप हरि (मानस) 
१४--ग़ुरु कह्यो राममजन नीको मोहिं लागत राजडगरो सो 


( विनयपत्रिका ) 
१४--नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्वामायणे निगदंत 


१६--में पुनि निज गुझसन सुनी कथा सो सूकर खेत ( मानस ) 


( ४) 


शास्त्रों में पोरद़्त ओर रामचरित के मर्मज्ञ हो गये थे । 
.. कदाचित्‌ इसी समय गुरू की आज्ञा से तुलसीदास ने अपना 
विवाह किया*० और सम्भवतः सात आठ वर्ष तक गार्हस्थ्य जीवन 
व्यतीत किया और कृपि, वनिज आदि को जीविका का साथन 
चनाया१८ । 
सं? १६३१ सें मानस की रचना के समय तुलसी अवश्य विरक्त रहे 
होंगे परन्तु उन्होंने घर कब छोड़ा यह नहीं कहा जा सकता | यह सत्य 
है कि घर छोड़ने पर उन्होंते अनक तीर्थस्थानों का भ्रमण किया और 
सत्संग का लाभ लिया । काशी, प्रयाग और चित्रकूट तो उन्हें अत्यन्त 
प्रिय रहे१९ परन्तु वह वारिपुर ओर दिगपुर भी गये थे जहां पसिद्ध 
सीतावट हे*० | रामचरितमानस लिखने के साथ ही तुलसीदास को 
सम्मान नहीं मिल गया । जहाँ तक जान पड़ता है यह मालूम होता 
है कि उन्होंने अपते म्रंथ को कई वर्ष बाद प्रकाशित किया और तय 
यनारस के संस्क्रत पंडितों ने उन्हें ओर उनके काव्य को लेकर ण्क 
चवंडर ही उठा दिया। उनका कहना था कि तृलसी का रामचरित 
आापा में नहीं लिखना चाहिए। वात यह थी कि इससे उनका धार्मिक 
एकाधिकार नष्ट हो जाता । उस समय तक पंडित वर्ग धार्मिक ज्ञान 
भंडार को संस्कृत भाषा में सुरक्षित रखे था और डसकी मान्यता इसी 
कारण थी कि जनसाधारण की पहुँच इस ज्ञान भंडार तक नहीं थी । 
१७--जोबन जर जुबती कुपथ्य करि भयो त्रिदोप ( विनयपत्निका ) 
शण--मध्य वय धन हेतु गैवाई कृपी बनिज नाना उपाय ( वही ) 
१६--देखिये रामचरितमानस, कवितावली ओर विनयपत्रिका | 
२०--त्ारिपुर दिगपुर बीच विलसति भूमि 

अंकित जो जानकी चरण जलजात की | 

( कविताबलोी ) 
गमभगतन को तो कामतर तें अधिक 
सियव्ट सेये करतल फल चारि हैं | 


है 








४ ) हु 


पंडितों ने अपने स्वार्थ पर आघात पड़ते देग कर तुलसी का विराद 
किया ओर उनकी जाति पाँति पूछी । तुलसी इस विपय में हिचकिचाते 
थे । बिरक्त की जाति पाँति क्या? ? उन्होंने *बॉि को इनके पीछे. 
लगाया । अयोध्या में भी धार्मिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी | वहाँ भी 
तुलसी को विश्राम नहीं मिला ।| अन्तिम समय में तुलसी ने काशी 
को ही स्थान बनाया परन्तु शर्वों न उन्हें चेन न लेन दिया | तुलसीदास 
रुद्रवीसी आर मीन की सनीचरी के समय काशी में अवश्य थे और 
गंगावास करते थ, यह बात दोहावली. कवितावली ओर विनयपत्रिका 
तीनों ग्रन्थों से पृष्ठ होती है । इस समय तक उनकी बड़ी प्रसिद्धि हो 
गई शरीर । राजा महाराजा उनका मान-सम्मान करते ७९३, परन्तु 
धार्मिक ज्ञेत्र म॑ विराध अधिकाधिक तीत्र होता ज्ञाता था। गोसाई 

नाथ, ई-ब सभी उनके बिमूद्ध थे | तुलली न इनकी कइ् £ भत्सना 
की हैः” । यहाँ तक कि कुछ अत्यन्त कठोर बाक्य भी इन सतावलम्तियों 
के संबंध में कहे गए हैं । यद्यपि उन्होंने यह सब रामभक्ति के नाते 
किया हू, परन्तु उन स्थलों से कवि की बिक्षद्य मानसिक दशा का 
भी पता चलता है | 


विनयपत्रिका तलसी, के ६६, ७० वप आय की रचना है। उन्होंने 
इस समय की किसी आधिभोतिक बाधा का भी उल्लेस्य किया है जो 


२१--धूत कही अवधून कही रजपूत कहो जोलहा कद्दी कोऊ 
( कवितावली ) 

२२--राम जपत भये तुलसी तुलसीदास (बस्तै ) 
२३--तिद्वागेई नाम गयंद चढ़ायो ( कवितावली ) 
२४--गोस्ख जगायो जोग ( कविताबली ) 

साखी सब ही दोहरा कटद्दि किट्टिनी उपख्यान | 

भगति सिरुपदि भगत कलि विंददि वेंद पुराना ( मानस ) 

भूठो हैं भूठों है कूटो सदा जग 

संत कहंत जे अंत लद्दा है ( कवितावली ) 


ह ( ६ ) 


उन्हें शिवकिंकरों द्वारा पहुँचीः५ | संक्षेप में तुलली की समस्त आयु 
पध्त्यन्त कठिनवाही ओर आन्तरिक संघर्षपा में वीती हे | उनके 
अन्तिम दिन अत्यन्त कष्ट के दिन थे। अत्यन्त विनम्र होते हुए भी 
वह तिल भर अपने दरृष्टिकोश से न हटे। उन्होंने रामभक्ति प्रचार 
का अपना प्रयत्न अत्यन्त कठिन परिस्थिति में बना रखा। उनके 
काव्य में उस समय के धार्मिक सम्प्रदायों की कठुआलोचना 
है। इससे जान पड़ता है. कि उन्होंने मौलिक आलोचना भी की 
होगी और उसी को लेकर उनका वरावर विरोध होता गया। 
यद्यपि वह भय पथच्युत न हुए । उन्होंने उन सब मार्गों की 
निन्‍्दा की 'जो रास में आस्था नहीं रखे थे या जो समाज के लिए 
घोखे की टट्टी बन रहे थे। तुलसी ने कलियुग का विपद्‌ चित्रण 
किया है, वह बहुत -कुछ उनके अपने समय का आत्मानुभृत 
चित्र है ।२६ 

सं० १६७३ से. १६८१ तक उत्तर भारत में महामारी का दौरा 
रहा | यह जहाँगीर का राजत्व काज् था। तत्कालीन ऐतिहासिक 
लेखकों से पता चलता है कि महामारी पहले आगरे में प्रगट हुई 
ओर फिर अत्यन्त शीघ्रता से पूर्व की ओर फैली । काशी में इस 
बीमारी का प्रकोप सं० १६६६-१६७१ में रहा होगा । परन्तु तुलसीदास के , 
स्वकथन से यह मालूम होता है कि काशी में महासारी का श्रकोप और 
भी पहले हुआ होगा । सम्भव है कि महासारी आगे पीछे कई स्थानों 
में स्वतन्त्र रूप से फूटी' हो । इस महामारी से ठुखित काशी की जनता 
को देख कर तुलसी -का दयालु छृदय करुणा से भर गया । उन्होंने 
कितने ही देवताओं से उसे दूर करने की प्राथना की और अन्त में 


२५--गाँव बसत बामदेव में कब्रहूँ न निहोरे | 
अधिमोौतिक वाघा भई ते किंकर तोरे ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
२६--देखिये रामचरितमानस, कवितावली, विनयपत्रिका, व्यक्तिधर्साधर्म: 
निरूपण | 


4 


( ७ ) 


रास की शरण ली ।९० परन्तु महासारी का प्रकोप न घटा ओर स्वयम 
तुलसी को उसका लुक्ष्य वनना पड़ा ।*६ अब कवि को अपनी पड़ी 
उन्होंने अपने रोग निवारण के लिए भूतनाथ, हनुमान आदि सभी 
देवताओं से प्राथना की !*९ हनुमान जी ने उनकी सुन ली और चह 
जत्यु के घाट उत्तरते उतरते बचे |३० , 


परन्तु जान पड़ेता है यह भहामारी पीड़ा तुलसी की अम्तिस 
विमारी नहीं थी । उन्हें एक दूसरे ही रोग से प्राण छोड़ने पड़े । तुलसी 
मे इस रोग का विपद चशुन किया है। तुलसी-साहित्य में इतने 
अनुभूतिपूर्ण, सरल, तीत्र ओर कारूेणिक छन्द कहीं नहीं मिलेंगे जितने' 
इस बीमारी के अवसर पर तुलसी ने लिखे । जान पढ़ता है' कि पहले 
यह रोग घाहुमृल में पीड़ा के रूप में प्रगट हुआ और तुलसी ने समझा 


२७--गेप भद्गममारी परितोप, मद्बतारी, दुनी 
देखिये दूखारी मुनि-मानसी-मरालिके 


्ि ( पार्बती से---कविता० ) 
पाद्टि रघुरांज पाह्दि कपियज रामदूत 


रामहू की त्रिगरी तुद्दीं सुधारि लई है । 
र्‌ ( हनुमान से--बही ) 
हाद्या कर तुलसी दयानिधान राम ऐसी ३ 
कासी की कदर्थना कराल कलिकाल की | 
( राम से--बही ) 





रप८--अ्रमिभूत बेदन विपय इस्ते भूतनाथ 
छुलसी विकले पाहि पचत कुपीर हीं 
(वही ) 
२६--देखिये कविताबली | 
३०--खायो हुतो कुरोग तुलसी राढ़ शकसनि 
केसरी किसोरि राखे बीर बस्श्राई है 
( कवितावली ) 


( १० ) 


आर विस्तारपृर्ण विवेचन एवं अकास्य तकेो के छारा अपनी चात 
करते हैं) यही एक प्राचीन जीवनी है जिसमें तुलसीदास के 
प्रत्येक काये का क्रमवद्ध काल-क्रमानुगत निरूपण है ओर इसके 
शआधार पर तुलसी के अन्थों का रचनाकाल भी स्थापित किया 
जा सकता हे । यह सब होने पर भी तुलसी सम्बन्धी चमत्कारों की 
इसमें कमी नहीं है। मल गोसाई चरित्र की सात ऐसी निश्चित 
तिथियों में से जिनकी गशना हो सकती है, केवल पाँच ठीक निक- 
लती हैं। अनेक ऐतिहासिक तथ्य ग़लत सिद्ध होते हैं। डा० माता- 
प्रसाद गुप्त न १६ ऐस तथ्यों की परीक्षा करके यह सिद्ध किया है 
कि इनमें स केवल पाँच ही थोड़े बहुत ठीक जान पड़ते हैं, अन्य 
अशुद्ध है । मल गोसाइ चरित्र में तुलसी के ग्रन्थों का जो काल-क्रम 
दिया हे उसे भी बिद्वानों ने अप्रामाशिक सिद्ध कर दिया है। डा० 
मानाप्रसाद गुप्त यह भी सिद्ध करते हैं कि बाबा बेनीमाधवदास के 
मलगोसांडचरित ओर वावा भवानीदास के गोसाई चरित में 
' इतना अधिक साम्य है. कि दोनों लेखकों में से एक दुसरे का ऋणी 
धअ्रबश्य रहा होगा अथवा दोनों न एक ही मत आधार से अपनी 
सामग्री ली दागी | उनका बिचार है क्रिया ती मल आधार एक हैः 
या बाबा बेनीमाथबदास ने अपनी सामग्री वबावा भवानीदास से 
नी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहलत्त बिद्वानों का आग्रह मल 
गीसाइभधरिन की मसोलिक ओर प्रामाशिक सान्‍्य की ओर था परन्तु 
अब बिशेष खोजो ने यह श्रम दर कर दिया है। “गोस्वामी तुलसी- 
हाग का फीयन-भरित्रिए / बजनाथदास ) ,भी जनश्न तियाँ का संग्रह 
मात है ऋनः नुलसी के जीवनबूस के निर्माग में सहायक नहीं होता । 
औप रहीं सीसे प्राचीन पुस्तकें--बावा सवानीदास का गासाड़ चरिन्न, 
शसादास या माल आर गोकुलनाथ की २४२ वष्णवन 
#त। |] 


(. 
हि 


( ११ ) 


इस उल्लेख के आधार पर प्रियेसन प्रभ्नति विद्वानों ने इस अन्ध की 
खोज की परन्तु इसे प्राम फरने में असफल रहे | इधर डा० माता- 
असाद गुम ने शिवसिंह के दिये हुए उद्धरण के आधार पर इस 
अन्ध का पता लगाया है। यह ग्रन्थ १६२४ ई० में नवलकिशोर प्रेस 
से प्रकाशित रामचरितमानस में “जीवन चरित्र” के शीर्षक से जुड़ा 
हुआ है । यह जीवन चरित्र बहुत वृहद हे परन्तु इसके लेखक का नाम 
वेनीमाबबदास नहीं, भगवानदास है। डा० माताप्रसाद का मत 
है. कि यह जीवनी १७४१ के लगभग लिखी गई होगी । इस जीवनी 
का आधार भी जनश्र॒ ति और भक्ति भावना है! भक्तमाल (नाभादास) 
में तुलसीदास के संबंध में केबल एक छप्पय है। उसमें तुलसीदास 
को वाल्मीकि का अवतार कहा गया है ओर उनके ग्रन्थ की महिमा 
गाई है परन्तु इससे तुलसीदास के जीवन पर कोई प्रकाश नहीं 
पड़ता | महत्व की बात केवल यह है! कि नाभादास ने तुलसी के 
लिए बतेसान काल की क्रिया का प्रयोग किया है_ जिससे जान पड़ता 
है. कि भक्तमाल की रचना के समय तुलसी अवश्य विद्यमान थे । 
“वार्ता” से तुलसी के संचंध में छुछ विशेष जानकारी प्राप्त की जा 
सकती है, परन्तु विद्वानों ने अभी उसकी उपेक्षा ही की है। “वार्ता” 
ओर उसकी प्रामाशिकता के संबंध में चिद्वानों में मतभेद हे । वार्ता 
की कथा म्पष्टठट: आचाये महाप्रभ्ु और कृष्ण-भक्तों की महिमा-बृद्धि 
के लिए है, इसलिए विद्वानों का उसकी प्रामाशिकता के संबंध में 
सन्देह करना आश्चय की वात नहीं है । यह गोकुलनाथ की लिग्वी 
बताई जाती हे परन्तु डा० घीरेन्द्र वर्मा ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
इसका लेग्चक बही नहीं हे जो चोरासी वार्ता का लेखक है ओर इसमें 
गोकुलनाथ के वहुत बाद ( 2७३६ थि० ) तक की सामग्री मिलती है | 
डा० माताप्रसाद गुप्त का मत है कि प्रियादास की टीका और बातो 
की कथाओं का आधार बहुत कुछ एक ही सामग्री है जो कदाचित्‌ 
उस समय जनश्नति के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने विस्तारपूवक 
दोनों प्न्‍थों की आश्वयजनक घटनाओं की तलना की है | इस मत 


( १२ ) 


से मध्य युग की घामिक भावना पर विशेष प्रकाश पड़ता है परन्तु 
वार्ता की सभी बातों को इतनी ही परीक्षा के बल पर एकदम असत्य. 
नहीं कहा जा सकता । अधिक परीक्षा की आवश्यकता है । अभी यह 
देखना है कि बातां में सत्य का पुट कितना है । पं० रामनरेश त्रिपाठी 
इस ग्रन्थ को त्रामाणिक मानते हैं और विद्वानों का ध्यान इसकी 
सामग्री की ओर आकर्षित करते हैं । वार्ता से निम्नलिखित बातों का 
पता चलता है-- ह 


(१) तुलसीदास, नन्ददांस के बढ़े भाई थे । 

(२) तुलसीदास श्रीरामचन्द्र जी के अनन्य॑ भक्त थे । 

(३) तुलसीदास जी काशी में रहते थ । 

(४) तुलसीदास जी सनोढ़िया ब्राह्मण थ | 

(५) तुलसीदास नन्‍्ददास से मिलने के लिए त्रज में आये | वहाँ 
श्रीगिरिराज पर दोनों की भेंट हुई । 


यदि इस प्रकार नन्‍्ददास ओर तुलसीदास में संबंध स्थापित हो 
जाता द तो तुलसीदास के विषय में नाभादास के छप्पय से भी 
तुलसीदास के संबंध में हमार ज्ञान की वृद्धि होती हे। नाभादास ने 
नन्‍द्दास का रामपुर आम का निवासी आर चन्द्रहास का अग्रज 


कर 
क्रहा हे । 


इस सामग्री के अतिरिक्त कुछ प्राचीस सासग्री ओर भी है । 
“मानसहंस”-कार ने मोरोपन्त के “तुलसीस्तव” का उद्धरण दिया 
है । डा माताग्रसाद गुप्त ने भी इस कविन्‍जीवन-संबंधी सामग्री भें 
सम्मिलित क्रिया है। वास्तव में यह सामग्री भी अत्यन्त संज्रिपत 
मच्माल जैसी हे ओर अधिक उपयोगी नहीं है। डा० माताप्रसाद सुप्र 
ने एक देसरी ऋत्यन्त सोलिक सामग्री की भी हमारे सामने रखा है | 
यह सामही हाथरस वाले सन्‍न कवि तुलसी साहब ( १८२०--१६०० 
शधिए ) ही आत्मकथा हढै। सलसी साहब अपने का पूर्वजन्म 


ल्‍ 


ह। रैमियरिसमानसकार लसीदास मानत दे आर उनके इस 


(. (३ ) 
परबंजन्म के वृत्तान्‍न्त को हम गोस्वासी तुलसीदास की जीवनी 
ही कह सकते इसका आधार भी जनश्र॒ति हे, यद्यपि हमें 
इसमें कुछ ऐसी सामग्री स्री मिल जाती हे, जेंसी अन्य स्थान 


पर नहीं मिलती, परन्तु ऐेतिहासिकता की मात्रा इसमें भी बहुत 
श्रोड़ी हे 


दि | 


न्फ' 


2८३५ ई० में मि० एच० एच० विलसन ने “दि रेंज्ीजस सेक्टस 
आफ दि हिन्दुज़” नासक ग्नन्‍्ध में तुलसी के जीवन 
तुलसीदास संबंधी के संचंध में सामग्री उपस्थित की । इसका आधार 
आधुनिक खोज उस समय की प्रचलित जनश्र्‌ तियाँ श्रीं। यह पहला 
गद्य का नवीन ढंग का उल्लेग्व हे । १८३६ में गासन 
द तासी ने अपने इतिहास में इसके आधार पर तुलसी के जीवन के 
सम्बन्ध में लिखा। १८७०--७१ के दूसरे संस्करण में उन्होंने छुछ 
नवीन बातें भी जोाड़ीं । बिलसन की सामग्री का उपयोग एफ० एस० 
आडइस ने अपने रामायण के अंग्रेजी अनुवाद ( १८७७--८२ ) की 
भूमिका में किया । 


4० ममर ».। 


हेन्‍्ददी में तुलसी-मम्बन्धी पहला विवरण शिवसिह सेंगर के 
'घरोज? में मिलता है। उसका उल्लेख है कि डनकी सामग्री का 
आधार वाया वेनीसाधवदास का “गोसाई' चरित्र” हे। खोज से 
सिद्ध हुआ है कि यह भगवानदास का ग्रन्थ रहा होगा | डा० प्रियसन 
ने इस ग्रंथ की खोज की परन्तु वे सफल नहीं हुए । तुलसी सम्बन्धी 
ध्ययन के चेत्र में डा० ग्रियसन का नास चिरस्मरणीय रहेगा। उनके 
द्वारा पहली वार तुलसी संवंधी वैज्ञानिक अन्वेपण का जन्म हुआ | 
माडन लिट्रेचर आँव हिन्दुस्तान” ( १८८६ ) और नोट्स ऑन 
नुलसीदास” ( १८६३ ) में उन्होंने अत्यन्त रोचक सामग्री उपस्थित 
की। उन्होंने जीवन-चरित और रचनाओं दोनों के संबंध में अपना 
अध्ययन उपस्थित किया। प्रियसेन १६१३ ई० तक तुलसीदास के 
विपय में कुछ न कुछ लिखते रहे । १८६६ ई० में रेबरेन्ड ई० ग्रीव्स 


( १४ 2) 


ने नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में गोस्वामी “तुलसीदास का जीवन 
चरित्र” शीषेक एक लेख लिखा । | 

१६०४ ई० में प्रकाशित इण्डियन प्रेस के रामचरितमानस के 
संस्करण में सम्पादकों ने ग्रियसन की मान्यताओं को स्वीकार किया 
आओर उनके आधार पर ग्रन्थ की भूमिका के रूप में कबि की जीवनी 
आर अन्धों का अध्ययन उपस्थित किया। इसके कुछ बाद लाला 
सीताराम ने तुलसी की मोलिकता आदि लेख लिख कर तुलसी संबंधी 
अध्ययन को आगे बढ़ाया । हे 

तुलसी के संबंध में वैज्ञानिक आलोचना सिश्रबन्धुओं के हिन्दी 
नवरत्न ( १६१० ) में पहली बार हमारे सामने आई । इसके बाद से 
तुलसी के संबंध में अनेक लेग्ब पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। 
अनेक अन्थ भी लिखे गए। इस दशा में काम करने बालों में बाबू 
शिवनन्द्नसह्याय ( श्री गोस्वामी तुलसीदास जी १६१६ ) और रेवरेन्ड 
ज्ञे० एन० कारपेण्टर (दि थ्योल्रोीजी ऑब तुलसीदास १६१८ ) मुख्य 
हैं। १६१२ में नागरी-प्रचारिणी सभा की 'छुलसी अन्थावली” भाग १ 
में प्रस्तावना ( लेखक पं० रामचन्द्र शुक्र, और लेखों के रूप में तुलसी 
मंचंधी एक विशाल सामग्री हिन्दी पाठकों के सामने आई । इसने 
तुल्लसी संबंधी अध्ययन को बड़ी उत्तेजना दी । तुलसी साहित्य के लगभग 
सभी अंगों पर इसमें विचार किया गया था। इसके बाद १६२६ में 
यादवरशंकर जमादार का “मानवहंस” प्रकाशित हुआ इसने अपनी 
आलोचना को अत्यन्त नवीन ढंग से उपस्थित किया और तुलसी के 
चरित्र-चित्रण के संबंध में विशेष बातें कहीं। १६३१ में मूल गोसाई 
चरित (ग्राप्त १६२५ ) की नई सामग्री के आधार पर वाबू श्यास- 
रन्दरदास ओर डा० पीताम्बरदत्त वड़ख्वाल ने गोस्वामी तुलसीदास 
पन्‍्थ लिखा | १६३० में मकफी का एक गअन्थ दि रामायन ऑब तलसी 
दास प्रकाशित हुआ । १६३६ ६० में पं० रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी 
शामचरितमानस की टीका की भूमिका के रूप में कुछ सामग्री दी | 
2६३७ में तुलसीदास और उनकी कविता” (दो भाग-) में 


( ९१४ ) 


उन्होंने सोरों को तज्लसीदास का अन्म-स्थान मानकर उस पक्त का 
समथन किया जिसका जन्म १६२६ में हुआ था। १६३७ में डा? 
सूयकान्त शाखी ने तुलसी की शब्दन्स्ची उपस्थित की। १६३८ में 
डा० चलदेवप्रसाद मिश्र ने तलसी के रामभक्ति-पथ की रूप-रेखा 
देने की चेप्टा की | तलसी के धार्मिक दृष्टिकोण के अध्ययन के लिए 
उनका ग्रन्थ महत्वपूर्ण है। १६२६ में कई मसहानभावों से पत्र-पत्रि- 
काओ में सोरों के पक्ष का समथन किया । इनमें रामदत्त भरद्वाज, 
भद्रदत्त शर्मा और दीनदयाल ग॒प्त प्रमुख हैं। १६०२६ में गोबिन्द- 
बल्लभ शास्त्री न जनश्र्‌ ति के वल पर सोरों संबंधी जिस आन्दोलन 
को जन्म दिया था चह नई -स्ोज़ों से कुछ अधिक हृह हो गया 
है'। तलसी के जीवन ओर काउ्य संबंधी अध्ययन में एक बहत 
महत्वप्रण नाम डा० माताप्रसाद गुप्त का है | पिछले दस 
वर्षो' के लगातार परिश्रम के वाद उन्होंने तुलसी साहित्य और' 
तुलसीदास की जीवनी के संबंध में अनेक नई बातों पर श्रकाश 
डाला है । 
तुलसीदास के जीवन के संबंध में नवीनतम सामग्री सोरों को 
तुलसीदास का जन्म-स्थान सिद्ध करती है और उसके 
नवीनतम सामग्री आधार पर हम तलसीदास के. ग्रहत्याग के समय 
तक का सम्पृण बृत्त वना सकते हैं। सोरों की सामग्री 
चार्ता में कही गई बातों को पुष्ट करती है. । इस सामग्री को तुलसी के 
प्रारम्भिक जीवन के विपय में अन्तिम वात स्वीकार करने में विद्वानों 
को हिचकिचाहट है । वे अभी अधिक प्रमाण चाहते हैं । परन्तु यदि 
यह सामग्री सत्य सिद्ध हो आर वाता की बातें भी सच निकले तो 
हम इसके आधार पर तुलसी के जीवन-चरित्र का निर्माण इस अ्रकार 
कर सकते दँ-- 
तुलसी के पूर्व पुरुष सकरत्तेत्र (सोरों) के समीप रामपुर 
आम के निवासी ओर सनाछ्य शुक्ल थे। तुलसी का वंशबृतक्ष इस 
प्रकार था । 


( १६ ) 
पंडित नारायण शुक्ल 


| | | | 


श्रीथर शेपवर. सनक. सनातन 





परमानन्द 
| | 
आत्माराम जीवारास 
ह | 
ततल्लसीदास नन्ददास 


तलसी के माता-पिता का देहान्त अत्यन्त छोटी अवस्था में हो गया 

था | वह अपनी दादी के साथ सोरों के योगमार्ग मोहल्ले में रहते 
श्रे। उस समय उनका नाम रामवोला था । वलसीदास ने सोरों के नर- 
सिंह की पाठशाला में शिक्षा पाई । नरसिंह स्मात वैष्णव थे। शिक्षा 
प्राप्त करके गुरू की आज्ञा से तुलसी ने यृहम्थ-आश्रम में प्रवेश किया । 
इसका विवाह बदरिया ग्रास के दीनवन्धु पाठक की कन्या रत्ना- 
बली से हुआ | पत्नी के साथ तुलसी प्रेमपूवक गाहस्थ्य जीवन व्यत्तीत 
करने लगे | जीविकोपाजन के लिए उन्होंने कई घन्चे किये। तारापती 
नाम का उनके एक पुत्र भी हुआ परन्त वह शीत्र ही कालकल्वित 
ही। गया । विवाह के १४ व वाद रत्नावली की २७ चप की आय 
में नलसीदास के जीवन में महान क्रान्ति हुईै। इस क्रान्ति से जन- 
श्रुति के रूप मे हमारे भक्त ओर जनसाधारण वहत पहले से परि- 
चित 5४ । पत्नी पिवयृह गई हुई थी। एक दिन बषों पानी के वीच 
आधी रात के समय गंगा पार करके तलसी वहाँ जा पहुँचा | उस 
लमय पानी के प्रवोध से उनके आसक्तिप्रग दृदय को धक्का लगा 
ओर कदाचित उसी रात बह विरक्त होकर निकल खड़े हुए । इसके 
शद बह सारा नहीं गए | रत्नावली सं: १६४४ तक जीवित रही | जब 
मसम्ददास तलसीदाल से मिलने काशी आए नो उनके दाथ तलसी ने पत्नी 
सन्देश जा जिसमें उसे रामसक्ति की आर निर्दिष्ट किया गया था। 


( १७ ) 
२--तुलसीदास के मनन्‍्थ 


तुलसीदास ने कितने ग्रन्थों का निर्माण किया, यह अभी ठीक- 
ठीक निश्चित नहीं हुआ है । नागरी-प्रचारिणी-सभा की खोज 
रिपोर्ट? में तुलसीदास के नाम से पाये हुए सैंतीस ग्रन्थों का विवरण 
मिलता है। ये ग्रन्थ निम्नलिखित हैं-- 

रामकथा सम्बन्धी ग्रन्थ--( १) कवित्त-रामायणश (२) गीता- 
चलती रामायण ( ३ ) छन्दादल्ली रामायण (४ ) छप्पय रामायण (४ ) 
दोहावली (६) पदावली रामायण (७ ) वरबै रामायण (८) रघुबर- 
शल्ञाका ( £ ) रामचरितसानस । 

रामकथा के कुछ प्रसंगों पर रचे ग्रन्थ--( १० ) जानकीसंगल 
( सीता-स्वयम्बर ) ( ११) श्रीरामनहछू ( राम का नेहछू वर्णन ) | 

शिव-पावेती सम्बन्धी अन्थ--( १२९) मंगलरामायण ( शिव- 
पाती का विवाह ) ( १३ ) श्री थार्वत्ीसंगल ( वही ) | 

कृष्णुकथा सम्बन्धी अन्थ--( १७,) ऋष्ण-चरित्र ( १४ ) श्रीकृष्ण- 
गीतावली । 

हलुमान सम्बन्धी ग्रन्थ--( १६ ) बाहुसबाग (स्तुति ) (१७) 
बाहुक ( वही ) | 

शक्रुन॒ सम्बन्धी अ्न्थ--( १८) रामशलाका ( १६ ) रासाज्षा 
(२० ) सगुनावली । 

ज्योतिष सम्बन्धी अन्थ--( २१ ) श्रुवप्रश्नावज्ञी ( २२ ) बृहस्पति- 
कांड । हु 

ज्ञान-विज्ञान-बैराग्य सम्बन्धी यन्थ ( २३ ) अंकावली ( २४ ) उपदेश 
दोहा ( २५ ) ठुलसी सतसई (२६ ) तुलसीदास जी की वाणी (२७ ) 
वैराग्यसंदीपिनी ( २८) ज्ञान को प्रकरण ( २९५ ) ज्ञानदीपिका ।' 


१--नागरी-प्रचारिणी-समा की खोज रिपोर्ट १६००, १६०३, १६०४, 
१६०६-७-८, १६०६-१०-११, १६१७-१८०८-१६, १६२०-२१-२२ | 


5. (६ एैझ ) 


रस सस्वन्धी अन्थ--( ३० ) रसकल्लोल (३१) रसभूपषण । 

आरती, स्तुति, भक्ति और प्रार्थना सम्बन्धी अन्थ--( ३२ ) आरती 
(३३ ) विनयपत्रिका । 

नास-महात्म्यसस्बन्धी अ्रन्थ--( ३४ ) रामसमुक्तावली या राम- 
मंत्रन्मक्तावली !।... 

पुराण ओर अनुवाद--( ३४ ) सूरजपुराण ( पुराण ) (३६) 
गीताभाष्य ( श्रीमद्भगवद्गीता का अनुवाद ) ( ३७ ) सगवदगीता 
भाषा ( वही ) | 

इस ग्रन्थन्सूची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनमें से 
बहुत से ग्रन्थ किसी प्रकार से भी रामचरितमानसकार तुलसीदास 
के नहीं हो सकते । इस सूची में जिन भन्‍्थों का नाम आया है उनके 
अतिरिक्त भी तुलसी के अनेक ग्रन्थ कह्दे जाते हैं। यह हैं--कंंडलिया 
रामायण*, संकट मोचन?, करखा छन्द्‌३, रोला छन्द४, भूलना छन्दः 
'(शिवसिंह सेंगर और सर जाजे ए० ग्रियसंन ), हनुमानचालीसा६ 
कलिधर्माधर्मनिरूपण", ( शिवबिहारी लाल वाजपेई ), नामकला- 
कोपसरिर5, ( कोदोराम ); इस प्रकार तुलसी के कहे जाने वाले ग्रन्थों 
की संख्या पेंतालिस हुई । 

तलसी के सम्बन्ध में लिखने वालों ने इस ग्रन्थ-सूची में से केवल 
कुछ भन्‍थों को प्रामाणिक रूप से तुलसीदास का लिखा हुआ माना 
है । ऱमचरितमानस ही एक ऐसा ग्रन्थ हे जिसके विषय में कोई 
मतभेद नहीं हे । तलसीदास के समकालीन लेखक नाभादास ने भी 
डसका उल्लेख किया है. । २४२ वेष्णवों की वार्ता से भी इसकी पुष्टि 
होती है.। शिवसिंह सेगर १८ भ्न्‍्धों को तुलसी का लिखा मानते 





१, २, ३, ४, ४--रिवसिंदसरोज (शिवसिंद सेंगर) 9० ४२७-४२८, ६२६ 
का संस्करण, इंडियन एटिम्यूरी जिल्द २२, श्य६३ प्र० १२२ 

६, ७--भम्बत्‌ १६६० का इिन्दी बंगवासी का नवीन उपहार प्रु० १-६ 

८--४ंडियन एटिम्यूरी, देखिये ऊपर का निर्देश | 


( १५ ) 


हैं । ये प्न्य हैँ--च।पाई रामायण (मानस), कवितावली, गीतावली, 
छन्दावली, बरवे रामायण, दाहावली, झंडलिया रामायण, सतसई, 
रामशलाका, संकदमोचन, त्राहुक, कृष्णगीतावली, जानकीमंगल, 
पावतीमंगल, फरया छन्द, रोला छन्द, कूलना छनन्‍्द, विनयपत्रिका 
सर जाज ए० प्रियस न ने पहले २९ अन्ध तुलसीदास के रचे हुए माने, 
बाद में उन्होंने यह सस्या कम कर दी और बारह मन्ध ही प्रामाणिक 
माने । इन प्रामाणिक अन्धों के नास हैं--रामचरितमानस, विनय 
पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्णमीतावली, रामलज्ञा- 
नेहछू, वेराग्यसंदीपिनी, वरनत्रे रामायण, जानकीमंगल, पार्वती- 
मंगल, रामाज्ञा। श्री शिवविश्वरीलाल बाजपेई ने डा० प्रियस न के 
इन प्रामाशिक इन्यों के अतिरिक्त आठ ग्रन्थ आर भी प्रामाणिक 
माने । ये ग्रन्थ हँ--छप्पय रामायण, चाहुक, दसुमानचालीसा, संकट 
सोचन, कंडलिया रामायण, तुलसी सतसई अर कलिधर्माधर्म 
निरूपण | मिश्रवन्धुओं ने डा० ग्रियसंन की? प्रामाणिक ग्रन्थों की 
सूची में से रामाज्ञा, पार्यतीमंगल, बरवे रामायण, रामलला नेहल्लू 
ओर वैराग्यतदीपिनी को प्रामाणिक नहीं माना है। परन्तु चह्द 
इनके स्थान पर पांच प्यन्य अन्धों को आ्रामाशिक मानते हैं। ये ग्रन्थ 
हेँ--हनुमानचालीसा, रामसतसई, कलिधर्मावर्मनिरूपण, हनुमान- 
बाहुक अर रामशलाका* । पं० रामगुलाम द्विवेदी डा० प्रियस न के 
मत के समर्थक हे । नागरी-प्रचारिणी-सभा से प्रकाशित तुलसीग्रन्था- 
बली में उन्हीं १२ ग्रन्थों को प्रामाणिक माना गया है. जिन्हें प्रियस न 
ओर पं० रामगुलाम टिवेदी ने श्रामाणिणिक माना है। इन भ्न्थों के 
अतिरिक्त सम्पादकों का कुकाव रामसतसई को भी प्रामाणिक सानने 
की ओर हे पं० सुधाकर हिवेदी ने अनेक कारण दिखला कर यह्‌ 
सिद्ध किया है. कि यद्यपि सतसई के बहुत से दाहे गोस्वामी तुलसीदास 





१---नवरन ( मिश्रवन्धु ) पृ० ८१-१०१ 
२--छुलसीग्रन्थावली : प्रस्तावना 


( २० ) 


के हैं तथापि यह ग्रन्थ तुलसी कायस्थ की रचना हैं ४। रायवहादुर 
बाबू श्यामसुन्दरदास इस ग्रन्थ को भी सम्पूर्ण प्रामाणिक सान कर 
“सतसई सप्तक” में तुलली सतसई के नाम॑ से सम्मिलित करते 
हैं ५। डा० रामकुमार वर्मा १२ प्रामाणिक भ्रन्थों के अतिरिक्त तुलसी 
की शैली के आधार पर कलिधर्माधर्मनिरूपण को भी प्रामाणिक 
अन्थ मानते हैं ।६ है 

तुलसी की रचनाओं के कालक्रम क्रे सम्बन्ध में इधर कुछ वर्षों 
में खोज हुई है। परन्तु अभी तक विद्वान किसी निश्चित मत पर 
नहीं पहुँचे हैं। तीन कालक्रम योजनायें हमारे सामने हैं। एक मृल- 
गोसाई'-चरित की, एक पं० रामनरेश त्रिपाठी की, एक डा० माताग्रसाद 
गुप्त की । थे इस प्रकार हैं--- ; 

१--मूलगोसाई'चरित 


2 | स-7३१67 १३२४ तक 
रामचरितमानस १६३१---१६३३ 
विनयपत्रिका १६३६ 

दोहावली १६४० 

सतसई १६४२ 

बरतने १६६६--१६७८ 
नहस्यू 99 

जानकीमंगल मन 

गारवतीमंगल 99 

बादुक १9 

चैराग्यसंदीपिनी मर 


रशामाता | 


५ देखिये सतसई समक ( हिन्दुस्तानी एक्रेटमी का ग्रकाशन ) 
ह न्दी-सागित्य का आलोचनात्मक दतिद्वास प्र० ३६३ 


बैराग्यसंदीपिनी 


कवितावली 
दोहावली 
तुलसी सतसई 
चरवे है 
रामलला नहछू 
गीतावली 
रामाज्ञाप्रश्न 
जानकीमंगल 
अयोध्याकांड 


श्रीकृष्णमीतावली 


रामचरितमानस 
+ ( परीम॑ 
पावतीमंगल 
विननयपत्रिका 


॒ 


३8.) 


२--रामनरेश त्रिपाठी 


१६१४ के लगभग 
१६१०--१६७१ 
१६१०--१६७१ 
१६१०--१६४२ 
१६१०---१६४० 
2६१४ के लगभग 
श६ १४7१६२० 
१६२५० के लगभग 
१६२४ १99 
१६२४--१ ६४५८ 
१६०४८--१६३० 
१६३१---१६३७ 
१६७४३ 
१६४४--१६ ६८ 


(१) पूर्व 


, (२) मध्य 


३--डा ० माताप्रसाद गुप्त 


रासलला नहछू 


9 
| जानकीमंगल 
। रामाज्ञा 


(_ वैराग्यसंदीपिनी 
_ रामचरितमानस स०, 


सतसई 
पावतीमंगल 
| गीतावली 


(६ ऋृष्णगीतावली 


सर 
99 
१3 


39 


725 
(थ्‌ 


१६११ के लगभण 


१६२१ 
१६२३ 
१६२४५ 


१६३१९ 
१६४२ 
३१ ३ 


आयु 
(२६ 
( २१--२१ ) 
(. 9. ) 
( २१--५३ ) 
( २६--५ह ) 
(२६) 
( २६--३१ ) 
(३१) 
' (३४) 
( ३६--३६ ) 
( ३६--४१ ) 
( ४२--४८ ) 
(४४ ) 


( ४६--४७६ ). 


(१) 


१६४४--४६ के लगभग 


१६४६--४० 


[0 


( +२२ ) 


विनयपत्रिका १६४६--५५९ १) 
बरवे १६६२-६४. $# 

' (२) उत्तर दोहावली १६६४-४०. $ 
बाहक 9१ हि १9 
कवितावली 


मूलगोसाई'चरित की सामग्री अप्रामाणिक सिद्ध हो चुकी हे । 
अस्त, उसका कालक्रम भी अप्रामाणिक होना निश्चित है'। मानस, 
तलसी सतसई और पावतीमंगल की तिथियाँ तो तुलसीदास ने ही 
दे दी हैं, वेतो ठीक ही हैं। परन्त अन्य तिथिओं के सम्बन्ध में 
उनका कालक्रम स्पष्टटः आलोचना के मापदंड पर पूरा नहीं उतरता | 
डा० मातागप्रसाद गुप्त ने तल्षसीसंदम में मूलगोसाईचरित के काल- 
क्रम को जिन तर्कों के आधार पर अस्वीकार किया है, वे बहुत दृढ़ 
नहीं हैं । परन्तु यहं स्पष्ट है कि विनयपत्रिका की तिथि १६३६ नहीं हो 
सकती | उस जेसी प्रोढ़ रचना के लिये तुलसी को लम्बी आयु की 
आवश्यकता है। सतसई, वरवे आदि फुटकर रचनाओं के संग्रह हैं, 
उन्हें कोई एक ही निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती । बेराग्यसंदीपिनी 
आदि ग्रन्थ एक ही काल की रचना नहीं हो सकते । 

इसके वाद दो ही कालक्रम-योजनायें हमारे सामने रह जाती हैं 
जिन पर विस्तारपूर्वेक विचार करना डचित होगा । 

दोनों विद्वानों ने तुलसी के मानसिक- विकास एवं भाषा 
ओर शेली की प्रीढ़ता सम्बन्धी विवेचना को अपनी योजना का 
« आधार बनाया है। उन्होंने जो तालिकायें उपस्थित की हैं. उनमें दो 
बातों में साम्य हे--- - 

( १) विनयपत्रिका, ऋितावली के कुछ छन्द, दोहाबली के 
कुछ दोद्टे और वाहुक को दोनों लेखक तुलसी के अन्तिम वर्षों की 
रचनायें मानते हैं। विनयपत्रिका में सहामारी और मीन की सनीचरी 

का उल्लेख नहीं है, इसलिये वह इनमें सब से पहले समाप्त हुई 
होगी। शेष झन्यों की रचना लम्बे काल की है । सम्भव है. कि विनय _ 


( २३ ) 


पत्रिका को छोड़ कर अन्य ग्रन्थों का संग्रह तुलसी की म्र॒त्यु के बाद 
हुआ हो । विनयपत्रिका के विपय में सी हम निश्चित रूप से यह 
नहीं कह सकते कि वह तुलसी छारा ही संग्रहीत है, कम से कम इस 
रूप में जिसमें वह आज मिलती ह्ै। 

दोनों विद्मातन नहछ , रामाज्ञा, बैराग्यसंदीपिनी और जानकी 
मंगल को मानस से पहले की रचना ( सं० १६२५ तक ) सानते हैं । 

परन्तु भेद भी महत्वपूर्ं हैं।। डा० माताप्रसाद जुप्त रामचरित- 
मानस को एक छोर पर रखते हैं, जहाँ तुलसी की एक तिहाई रचनायें 
समाप्त होती हैं. । 


कि 








रामलला न 6 
जानकीमंगल 

'ामाज्ञा 

बे० सं: 


ड़ 
विनतयपत्रिका 
चरबे 
चाहुक 
ऋवितावली 


( २४ ) 


इस अकार के विभाजन की क्नत्रिमता स्पष्ट है। इनमें कवि के 
जीवन को निश्चित रूप से चार भागों में बाँट दिया गया है ओर 
इसी के अनुसार उसकी आध्यात्मिक भावनाओं, रासकथा सम्बन्धी 
धारणाओं और काव्य औढ़त्व का विभाजन हो गया है। इस विभाजन 
में का 43 
में बुद्धिवाद अधिक है । कवि को ग्रौद़त्व प्राप्त करमे के लिये लगा 
तार उत्तरोत्तर विकास की आवश्यकता नहीं, वह अपने जीवन के बीच 
में विशेष कि सन 
में किसी भी. विशेष समय प्रौढ़त्व को पहुँच सकता है। यही बात 
' उसकी कथा सम्बन्धी धारणाओं के सम्बन्ध में है । वास्तव में कथा 
विशेष में तुलसी का आग्रह नहीं है । पं० रामनरेश त्रिपाठी का यह 
कथन कहाँ तक ठीक है कि तुलसी मानस की निश्चित कथा के बाद 
कोई दूसरे प्रकार से कथा नहीं लिखते। कदाचित्‌ उनकी कालक्रम 
योजना के पीछे यही भावना प्रधान है । 
। बेराग्थसंदीपिनी 
। कवितावली 
| हर 
के दाहावली हे 
्‌ तुलसी सतसई डे 
है| बरन ;्र 
रे ह्छ्ू ॉ 
गीतावली रा 
*. रामाक्षा 
५ जा# मठ... ४ 
४ ख््या>7 का5 १4 
* म 
. गीता 
 खत्ती 


५ ७ 4८ कप 
४ १53१--३४७ रामचरितमानस 


/ पायतीमंगल 
४. विनयपत्रिका : 


( |*५ ) 


इस प्रकार की योजना में रामचरितमानस ओर विनयपत्रिका की 
रचनाओं में जो अत्यंत अन्तर पड़ता है' उसमें कवि क्‍या करता रहा, 
इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। यह कहा जा सकता हे कि यह 
समय उसने साधना में लगाया ओर इसके विरूद्ध कोई तक उपस्थित 
भी नहीं किया जा सकता; क्योंकि तुलसी को साधना कविता से अधिक 
प्रिय रही होगी | परन्तु चह अपना अधिकांश साहित्य रामचरितमानस 
( १६३१ ) से पहले लिन्च चुका था, यह उस काठ्य के कितने ही अंशों 
की उत्कृष्टता देख कर असंभव सिद्ध होता है । 

तुलसी की रचनाओं में से तीन की तिथियाँ निश्चित हैं, क्योंकि 
उन्हें अन्थकार ने ही दे दिया है । 

रामचरितमानस सं० १६३११ 


ठुलसी सतसई चर १६४२* 
पावेतीमंगल 9 १६४३१ 


अब समस्या अन्य अन्थों की रह जाती है । पहली वात यह है. कि 
ठुलसी ने अन्य ग्रन्थों की तिथि क्‍यों नहीं दी, इस पर विचार होना 
चाहिये। मानस! के अतिरिक्त दो कम महत्वपूर्ण पुस्तकों में रचना 
तिथि मिलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह अन्य पुस्तकों की तिथि 
भी दे सकते थे | इसके तीन कारण हो सकते हैं। 

(१) कुछ कृतियाँ अपरिपक्च अवस्था में लिखी हों एवं तुलसी से 
उन्हें: प्रारंभिक कृतियाँ कह महत्वपूर्ण न समझा हो । 


२--संबत सोरह से इकतीसा ] करों कथा हरिपद घर शीसा | 
२--अहि रसना१ थन-धेनुअ रस६ गनपति१ हविज गुरुवार | 
माघवसित सिय जनम तिथि सतसेय अवतार || 





३--जयसंवत्‌ फागुन सुदि पाचि गुरुदिन, 
आस्विनि विस्चेें सुनि सुख छिन॒ छिंठ ॥ ेल्‍ ह 
स्वर्गीय पंडित सधाकर द्विवेदी ने गणना करके बताया है कि उक्तः 


( २६ 2 


(२) कुछ कृतियाँ स्फुट रूप में रचित हुई हों और तुलसीदास 
अथवा अन्य किसी व्यक्ति ने उन्हें इस रूप में संग्रह किया हो । 

(३) कुछ रचनाएँ उस काल की हों, जब तलसी का आत्म दर्शन अत्यंत 
बढ़ गया हो | उनके लिए कवि-कर्म अग्रधान हो, साधना प्रधान हो, 
और उन्होंने अपनी रचना पर सन-संवत देना उचित न समभा हो । 
र्तावली के कथन से पता चलता है कि तलसी ने संवत १६१४ में 
३४ वे की आयु में संन्यास लिया । इसके बाद वे काशी गये, जहाँ 
 लनन्‍्दृदास उनके पास गये। ननन्‍्ददास के लौटने तक उन्होंने कोई 
महत्वपूर्ण रचना नहीं की थी | फिर अयोध्या जाकर १६३१ में उन्होंने 
मानस प्रारम्भ किया | 

कदाचित्‌ काशी में आकर तुलसी: संतमत से प्रभावित हुए। 
चेराग्यवृत्ति पहले थी ही, अतः यहाँ उन्होंने बराग्यसंदीपिदी की 
रचना की । यह उनकी पहली सम्पूर्ण पुस्तिका थी। इसकी रचना 
मानस से पहले हे-- 

तुलसी वेदपुरान मत पूरन सासत्र विचार । 

यह विरागसंदीपिनी अखिल ज्ञान को सार || 
परन्तु इससे पहले तुलसी ने कवितावली के छन्द अवश्य बनाये थे 
जोन्नज में थे। आरम्स की यह रचना अवेधी में नहीं हुई होगी 
कवि की माठ्भापा व्रजभापा में ही हुई होगी | परन्त कवितावली में' 
तुलसी के अंतिम काल का विस्तृत चित्र हे, अब्ः उसके छंदों का 
रचनाक्रम कवि के जीवन के अंत तक चलता रहा होगा । 
;. नहत्ू तुलमी की प्रीड् रचना नहीं हे, अतः तुलसी ने अवध में 
. आकर लोकगीतों एवं लोकाचारों को शुद्धता देने के लिए उसकी 
रचना की होगी । यह भी स्पष्ट है. कि जानकीमंगल, पावेतीमंगल के 
कुछ इधर या कुछ च्वर लिखा गया होगा। कदाचित बाद में ही 
लिखा गेया हो | रहीम ने वरवे लिगे हैं, इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि उनकी रचना से पहले तलसी इस छंद से परिचित नहीं थे । हिन्दी 
पअदेश के पूर्वी प्रांतों की यात्राओं के समय वे अवश्य इससे परिचित 


( २७ ) 


हुए होंगे। अतः इसकी रचना भी नहछ के समय के कुछ बाद आरम्भ 
हुई होगी और उसको क्रम एक लम्बे काल तक चलता रहा था, जैसा 
नाम-महिमा के चरवों से स्पष्ट है। यही बात दोहावली के सम्बन्ध 
में कही जा सकती है । उसकी रचना भी तलसी के संन्‍्यास-जीवन 
के एक लम्बे काल तक चली होगी। यह स्पष्ट है कि इन सब ग्न्‍्धों 
में तलसी का ध्यान वबाह्म लगत की ओर अधिक है; उन्होंने लोक- 
जीवन ओर लोकाचारों का सुन्दर वणन किया है।। उनकी अंतिम 
रचसाएँ विनवपत्रिका ओर अन्य स्फुट ग्रन्थों के वे छंद हैं, जो या तो 
आत्मकथा सम्बन्धी हैं या जिनमें आत्मानुभूति की सात्रा चहुत अधिक 
है। उनकी रचनाओं के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यही कहा जा 
सकता है; अन्यथा अनुसान का आश्रय लेना होगा। वास्तव में 
आवश्यकता यह है कि तुलसी के चिभिन्न ग्रन्थों की मूर्तिमत्ता का 
अध्ययन किया जाय ओर उनसे तुलसी के कालक्रम के सम्बन्ध में 
निष्कष पर पहुँचने का प्रयन्ष किया जाय। दूसरी बात तुलसी की 
जीवनी के निर्माण करने के सम्बन्ध में है । जब तक ठुलसी के जीवन 
के सम्बन्ध में हम निश्चित तिथिश्रों पर नहीं पहुँचते तब तक हम 
उनके अन्थों के रचनाक्रम के सम्बन्ध में भी निश्चित रेखायें नहीं 
बना सकते हैँ, उनके ऋालक्रम की किसी विशेष योजना पर आग्रह 
नहीं कर सकते । 


> ३-तुलसी की भाषा 


तुलसीदास ने अपने काह््य में दो भाषाओं का प्रयोग किया हैः 
ब्रजभापा ओर अवधी, परन्तु वे इन भापाओं को पूर्णतया शुद्ध रखने 
में सचेष्ट नहीं रहे हैं। कदाचित्‌ उन्हें इस प्रकार की शुद्धता अभिप्रीत 
भी नहीं थी | तुलसी के सब ग्रन्थों फा भाषा के इष्टिकोण से अध्ययन 
करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका इृष्टिकोश क्‍या था |, 
- तुलसी की दृष्टि भाषा से कहीं अधिक भाव पर थी। अतः उन्हें 
'जो शब्द जहाँ मिला ले लिया; चाह्दे वह किसी भाषा का हुआ; 


( श८ ) 


उन्हंने केवल यह देखा कि वह उनके अभिप्राय को व्यक्त करने में 
कहाँ तक समर्थ हो सकता था। व्याकरण के शुद्ध प्रयोगों की ओर 
भी उनका ध्यान नहीं गया। उन्होंने संस्क्रत के तत्सम शब्दों का प्रचुरता 
से प्रयोग किया | इसने उनके काव्य को साहित्यिकता और नागरिकता 
दी और उसे अपेक्षाकृत अधिक जनता तक पहुँचाया | परन्तु वे यहीं 
नहीं रुक गये। उन्होंने कई भाषाओं से कहावतें और मुहावरे भी 
लिए और उनका अत्यन्त उपयुक्त स्थलों पर प्रयोग किया । इस अत्यन्त 
व्यापक दृष्टिकोण के कारण हम उनके काव्य को अनेक भाषाओं को 
स्पर्श करंता और अत्यन्त गहन भावों की अभिव्यक्ति में. सफल होता 
पाने हैं| वास्तव में तुलसी की भापा उनके लिए इतनी सहज-रफुरण- 
शील, शक्त और समर्थ हो गई है कि उसमें प्रयास कहीं भी दिखलाई 
नहीं पड़ता ओर उनके वरणणनों ओर कथात्मक प्रसंगों का प्रवाह 
आश्ययजनक है | 
गीतावली, दोहावली, कवितावली, श्रीकृष्णुगीतावबलली ओर विनय- 
पत्रिका में तअजभापा का प्रयोग हुआ हे; रामचरितमानस पश्चिमी 
अबधी में है, नहछू ओर जानकी मंगल एवं पावत्तीमंगल की भाषा 
पर्ती अवधघी है । रामचरितमानस के मंगलाचरण ओर कांड समाप्ति 
एवं कुछ श्लोक जो स्तोत्र के रूप में हैं, संस्क्रत में हैं । मध्ययुग के 
सगुग भनक्त-काब्य में संस्क्र॒त तत्सम शब्दों का श्रयोग अत्यन्त प्रचुरता 
से हुआ है। विदेशी सांस्कृतिक आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण बह 
युग सांस्क्रतिक उत्थान का था, इसलिए विपय ओर भाषा के लिए 
लाग संस्क्रत-साहित्य की ओर मुढ़े । फल यह हुआ कि तत्सस शब्दों 
का प्रयोग बढ़ा ओर इतर पूर्व काव्य में जो साहित्यिकता की कमी थी 
बह आश्चर्यजनक शीघ्रता से पृणण हो गई । तुलसीदास ने भी तत्सम 
शब्दों का अत्यन्त उपयुक्त ओर साहित्यिक प्रयोग किया और वह भी 
प्रधिक मात्रा में । “उन्होंने अ्रवधी में संस्कृत के समथुर शब्दों को 


० 


भर कर उसकी नीरसता कम कर दी। जायमसी ने ठठ अबधी में' 


ड > की हु 
व्रत लिखी थी; पर उसमें वह रस नहीं है, जो रामचरितमानस 
॥2) श्‌ 
श्री रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक “तुलसीदास ओर उनकी 
ता” में तलसीदास की भाषा पर विस्तारप्वेक विचार किया 
उनके अध्ययन से कई ,विचारपूर्ण चातें हमारे सामने 
ए हैं-- 
१) तुलसी की मापा में मोजपुरी*, वुन्देलखंडी?, राजपूतानी हिन्दी३ 
20 0800 27 7 रनीफि कड 


१-.तुलसीदास और उनकी कविता भांग २, 7० ४२६ 
२---बांस पुरान साज सब अ्रट्खट सरल तिकोन खटोला रे | 
हमदिं दिदल करि कुटिल करम चंद मंद्र मोल त्रिनु डोला रे ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
राजन राउर नाम जस सब अ्भिमत दातार 
( राम० च० मा० अयो० ) 
__ दौजै भगति बाँद वैरक ज्यों सुबस वर्से अब खेरो । 
( विनयपत्रिका ) 
कनक कलस भरि कोपर थारा 
ह ( राम० च० मा० बाल० ) 
कर्म सदा लरिकन्ह पर छोहू । 
( वही ) 
७४--जो बिलोकि रीभाइ कु अरि, तेत्र मैलइ जयमाल | के 
( बरालकाण्ड ) 
जौं मम चरन सकसि सठ टारी 
ह॒ ( लंका० मानस ) 
दास तुलसी समय बदति मयनंदिनी मंदमति कंत सुनि मंत म्हाको 
( कवितावली ) था 
स्वामि दसा लखि लखन, सखा केंपि, 
पिधले'हैं आँच माठ मानो घिय के | , ( गीतावली ) 


( ३० ) ; 


गुजराती४, वंगला५, ओर मराठी शब्द ओर व्याकरण प्रयोग 
भी मिलते हैं। लगभग इन सभी का प्रयोग रामचरितमानस में हो 
चुका है जो तुलसी की सं० १६३१ की रचना है। इससे यह निष्कर्ष 
निकाला जा सकता हे कि या तो तुलसी किसी ऐसे स्थान के निवासी 
थे जहाँमभिन्न-भिन्न प्रान्तों के निवासियों का आगमन ओर भापा 
का आदान-प्रदान होता रहता था या उनका परयंटन इस समय तक 
भी बहुत हो चुका था। पहली बात अधिक ठीक जान पड़ती है। वे 
अवश्य ही किसी तीथ-स्थान से संबंधित थे। यदि ऐसा ने था तो 
इतनी थोड़ी अवस्था में इतनी विभिन्न भाषाओं के शब्दों का इतना 
| डपयुक्त प्रयोग उनके लिए असम्भव था। 
(२ ) तुलसी के काव्य में कहीं-कहीं खड़ीबोली की क्रियायें » भी 
४--पालो तेरो दूर को परेहूँ चूक चूकिये न 
( कवितावली ) 
सुनि खग कहत अंब मौंगी रहि समुक्ति प्रेमपैथ न्यारों | 
( गीतावली ) 
का छ॒ति लाभ ज़ूत घनु तेरे 
( राम० च० मान० बाल० ) 
५--तुम्ददि श्रछृुत को बरने पारा | 


। (वही) , 
- श्रेगद दोख दसानन बइसे। 
लक ( वही, लंका ०-) 
६--शत्रीर बड़ों व्िददंत वली श्रजहूँ जग जागत जासु पँवारो | 
( कवितावली ) 
७--नष्रमति दुष्ट अति कष्टरति खेद गत दास तुलसी संघ सरन आया । 
( विनयपत्रिका ) 


करि आई, करिटे, करती हू, 
तुलसीदास दासनि पर छा । 
( गीतावली ) 


( ३१ ) 


मिलती हैं, इससे जान पड़ता दे कि सोलहवी शताहदी में यह भाषा 
भी प्त्ष आदि भाषाओं री भांति जनता द्वारा प्रयोग में आ रीयथी। 

(३ ) उन्होंने अपने काव्य को संस्कृतनझाब्य का रूप देने फे 
लिये संस्कृ-भापा की बिभक्तिओों, स्वनामों, क्रियाविशेषण ओर 
क्रियाओं का भी प्रयोग फिया है * जिससे हिन्दी फा रूप विगड़ 
ज्ञाना है। परन्तु एक तो तलसी को भाषा की शुद्धता का आग्रह नहीं 
था. दूसरे उन्हें संस्कृत पंटितों की आलोचनाओं का ध्यान था, तीसरे 
इस समय तक सुसंस्झृत ट्रिन्दी काव्य का रूप निश्चित नहीं हुआ 
था, अतः थे क्षम्य हैं । 

(४ ) तुलसी की सापा की सब्र से बड़ी विशेषता यह है कि उन्हें 
झनेफ मई क्रियाओं का निर्माण किया है जिससे भाषा की अभिव्यंजना 
शक्ति अत्यन्त बढ़ गई है। जैसे उपदेसेठड, आँच, रागे, आदरिये, 
पीडुहि क्रशः उपदेश किया, गरम हुए, राग गाए, आदर करिये, 
पीड़ा पहुँचाते हैं के लिए | वतमान खड़ी बोली हिन्दी में संस्कृत की 
क्रियाओं के रूप को विक्तत करना अच्छा नहीं समझा जाता, उसमें 
कृदन्त जोड़ कर हिन्दी क्रिया को काज्ञ रूप बनाना पड़ता है । यह बात 


१--मृग लोग कुबोग भर न हिये । 
( राम० ज० मानस उत्तर० ) 
आजनम तें परद्रोद्दस्त पापीधमप तब तन अ्रय॑ं । 


( वही, लंका ) 
शानवन्त अयि सो नर पसु विनु पूछ बिखान 
( वही, उत्तर ) 


पश्वति जे जोगी जतनु करि करत मन जो बस तदा 
या ( वही, अरण्य ) 
२--उदाइरगु के लिए--- 
जाते विपति जाल निसि दिन दुख तेद्दि पथ श्रनुसस्यि 
है ( विनयपत्रिका ) 


हें ( ३२ ) 
भाषा की ग्रोड़ता में बाथक होती है। यह तुलसी की दृरदर्शिता और 


व्यवहार-चतुरता थी कि उन्होंने प्रचलित क्रियाओं का प्रग्नोग किया 
ओर संस्कृत क्रियाओं को सरलता से हिन्दी क्रिया बना लिया। इसके 
अतिरिक्त उन्होंने जहाँ चाह् भापा और व्याकरण से स्वतंत्रता ली । 
उन्होंने हिन्दी क्रियाओं से कठवाचक शब्द बनाये३ , ठेठ देहाती शब्दों 
आर मुहावरों का प्रयोग किया* ! आवश्यकतानुसार शब्दों को तोड़ 
मरोड़ लिया;५ यहाँ तक कि वे व्याकरण विरूद्ध प्रयोग करने में भी 
नहीं चूके३ । 
३--तूनकटि मुनिपट लूटक पठनि के 
ह ( कविताबली ) 
सोक कूप पुर भरिद्दि द्ूप सुनि सैंदेस रघुनाथ सिधायक | 
( गीतावलो ) 
४--दूरि कौजै द्वार तें लबार लालची प्रप॑ची 
सुधा सो सलिल सूकरी ज्यों गहँडोरिकों । 
ः ( विनयपन्निका ) 
दारहि जनि जनम जाय गाल-गूल गपत | 


वही ) 
' जीहहू न जप्यो नामू वकक्‍यो आउ-बाऊ में । 
हि ( वही ) 
खेलत खात परसपर उहकत छीनत कहतत करत रोग देया | 
( श्रीकृष्णगीतावली ) 
#--नाम हो प्रदंलाद विसाद पिता भय साँसति सागर सूको 
रे ( कवितावली ) 
सोपि खुत गहि पानि पाँय परि 
उसुर उर चले उमगि चयन | 


( भीतावली ) है 
54--प्रस्न तुम्दारि मोंहि श्रति प्यागी | (रा० च० मा० उत्तर) 


( राम० च० मा०, उत्तर० ) 
आये विधि हारि सोई हाल भई है । ( गीतावली ») 


( ३३ ) 


(४ )-हिन्दी के प्रारम्भिक काल के कवि जिस प्रकार अपनी 
भाषा को संस्कृत रूप देने की चेष्टा करते हैं ( जैसे चन्‍्द ओर 
विद्यापति ) वैसे ही चेष्टा मानस में भी मिलती है। विशेषकर 
संयुक्ताज्षर शब्दों और अनुस्वार का प्रचुर प्रयोग । जिन छन्दों का 
विपय स्तुति है वहाँ यह वात विशेष रूप से मिलती है। स्तोत्र काव्य 
का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है | 

( ६ )--सुलसी ने सैकड़ों योगरूढ़ि प्रयोग किये हैं। इनमें से 
बहुत से नये हैं. और इस दिशा में उनकी कल्पना की तीज्रता और 
मोलिकता के' द्योतक हैं। ऐसे प्रयोगों का चिस्तृत अध्ययन अपेक्षित 
है. । इससे तुलसी के मालसकोप पर विशेष प्रकाश पड़ेगा ।१ 

( ७ )--“तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में इतने अधिक अरबी 
फ़ारसी शब्दों का प्रयोग किया है, जितना शायद हिन्दी के किसी 
पुराने और नये कवि ने नहीं किया ।”*< पं० रामनरेश त्रिपाठी ने 
अपनी पुस्तक में उन अरबी फ़ारसी शब्दों की एक सूची दी है जो 
उन्हें, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, वेराग्य संदीपिनी, 
रामाज्ञाप्रश्न, तुलसी सतसई, दोहावली, पावेतीमंगल, रामलला 
नेहछू, जानकीमंगल, ऋष्णगीतावली, वरबे ओर विनयपत्रिका में 
मिले हैं। इस सूची में ऐसे शब्दों की संख्या तीन सो अद्धासी है। 
इतने शब्दों का समुचित प्रयोग यह सिद्ध करता है कि या तो तुलसी 
इन भाषाओं से भल्ती भाँति परिचित थे, या ऐसे प्रदेशों अथवा 
मनुष्यों में रहे थे, जिनमें यावनिक भाषाओं का प्रयोग होता था। 
यह भी सूचित होता है. कि वह पश्चिमी प्रदेश के निवासी थे, नहीं 
तो वह अपनी धर्म-कविता में इतने विदेशी शब्दों का प्रयोग बिना 
5 8 35 सन 


१--धूमध्वज ( अ्नि ), अंजनकेस ( दौपक ) किरनकेतु ( सूर्य ) आदि | 

२-..तुलसीदास और उनकी कविता, दूसरा भाग प्ृ० ४४६ फ़ारतो-अरबी 
शब्दों की विशेष सूची के लिए. यही ग्रन्थ ( ४भ८-४८० ) अथवा “रामचरित- 
मानस की भूमिका? देखिए । 


१५१ 


( ४४ ) 


हिचकिचाहट के नहीं करने । यह ठीक हे कि राजभाषा होने के कारण 
अरबी फ़ारसी के अनक शब्द उस समय तक देशी भाषाओं की बोल- 
चाल में मिल गए थे, ओर सूरदास आदि क्रष्णभक्त कवियों के काव्य 
में उनका प्रयोग हुआ है, परन्तु इतनी मात्रा में नहीं और क्रप्णुभक्ति 
केन्द्र विदेशी राजसत्ता के केन्द्र के अधिक पास भी थ्रा। काशी 
केन्द्र में अरबी फ़ारसी का इतना प्रभाव नहीं रहा होगा, न जनता 
में इतमे अधिक शब्द्र ही पहुँच पाये होंगे | 

महाकवि जीवन के समतल पर चला करने हैं ओर उसको स्पर्श 
करके वल लेते हैं| इसी लिए उन्तके काजञ्य में जन-प्रचलित मुद्दाचरों 
ओर कहावतों का प्रचुर प्रयोग रहता है । इसी कारण उनका काव्य 
हमें अत्यन्त परिचित लगता है । युगों के सश्वित अनुभव-कोप को 
जो महावरों ओर कहावतों में आवद्ध रहता है, वे उपयोग ओर 
आनन्द की वस्तु बना कर असंख्य मनुष्यों के लिए जीवन आदश का 
निर्माण करते हैं | हिन्दी में सबसे पहले विद्यापति में इनका श्रयोग 
बहत बड़ी मात्रा में पाते हैं । विद्यापति के काव्य में लोकोक्तियों का 
सुन्दर प्रयोग हुआ है । सरदास और तुलसीदास के काव्य में भी 
हम पद पद पर इनसे परिचित होते हैं। तुल्लसी ने प्रत्येक परिचित 
भाषा से अपनी सामग्री इकटठी की है ओर उदात्त भावों की पुष्टि के 
लिए अत्यन्त सहज रूप से उसका उपयोग किया है। दाद देना, खाका 
बूकना, माँग के खाना, मसजिद में सोना जेसे फ़ारसी के प्रयोग भी 
उनकी कविता में हैँ । ग्राभ्य जनता में चलने वाली सूक्तियों की मात्रा 
तो बहुत अधिक है । इन सव के कारण तुलसी का काव्य साधारण 
जनता के अत्यन्त निकट हे ! 

तुलसी का भापा संबंधी दृष्टिकोण इस दोहे से स्पष्ट है-- 

का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये सोच । 
काम जो आवे कासरी का ले करे कबाँच ॥| 
उन्होंने बिना किसी विभेद के अपनी भापा को भापा कहा है-- 


( ३५ ) 
१-भाषा निवंधमति संजुलमातनोति। 
२--भाषा बन्ध करवि में सोई 
वे डसे प्राकृत भी कहते हैं-- 

। जे प्राकृत कवि परम सयाने । 
भाषा जिन हरि चरित वखाने ॥ 

उस समय संस्कृत के पंडित भाषा को हेय दृष्टि से देखते थे परन्तु 

* देशकाल की आवश्यकता ने तुलसी को भापा की ओर खींचा। यह 
सब होते हुए सी नुलसी ने किसी भाषा विशेष के लिए आग्रह 
नहों दिखाया । 


४-तुलसीदास के छन्द 


तुलसीदास ने अपने काव्य में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग 
किया है । इन सव छन्दों की रचना में वे समानरूप से सिद्धहस्त 
जान पड़ते हैं। दोहों और चौपाइयों पर तो उनकी इतनी छाप है कि 
आज भारत का ग्रामीण भी तुलसी के दोहे-चापाइयों की अन्य कवियों 
के दोहे चौपाइयों से सरलतापूक अलग कर सकता है | इतने सिन्न 
छुन्दों पर सफलता पाना आश्वयेजनक है. ओर यह सिद्ध करता है 
कि तुलसी ने छुन्द-शासत्र का गहरा अध्ययन किया था ओर उसे लोक- 
गीतों के छन्दों के ज्ञान से पुष्ट भी किया था । 
“पझानस में आठ प्रकार के मात्रे और ग्यारह प्रकार के वर्शावृत्त, 
कुल उन्नीस प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है | 
सात्रिक छन्द-दोहा, सोरठा, चोपाई, चौपेया, तोमर, डिल्ला, 
जिसड्गी आर हरिगीतिका | 
बर्ण॑बृत्त--अनुष्छुप्‌ू , इन्द्रवज्ञा, तोटक, नगरवरूपणी, ध्ुजंग 
प्रयात, मालिनी, रथोद्धता, बसंततिलका, चंशस्थ, शाद लविक्रीड़ित 
ओर ख्नग्वरा ।? 


६.३६ -) 


१-दोहा! 
जथा सुञ्न॑ंजन आंजिदग साधक्र सिद्धि सुजान ! 
कोतुक देखहिं सेल वन भूतल भूरि निधान ॥ 
२--सोरठा*? 
जेहि सुमिरत सिधि होय गन नायक करिवर बदन । 
करहु अनुम्ृह सोइ चवुद्धिरासि-सुभ-गुन-सदन || 
३--चौपाई३ 
बंदर्डं गुरु पद पदुम परागा | सुरुचि सवास सरस अनुरागा।, 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू | समन सकल भव रूज परिवारू || 
४--चोपैया* 
सुन मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा गे विरंचि के लोका | 
संग गोतनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ॥| 
ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। 
जा करि ते' दासी सो अविनासी हमरेड तोर सहाई ॥ 
४-त्तोमर५ 
जय राम सोभा घास | दायक पुनत विख्राम । 
६--डिल्ला< 
अनुज जानकी सहित निरंतर | 
वबसहु राम नप सम उर अंतर ॥ 


१--विपम चरण में १३ और सम चरणों में ११ मात्राए' होती हैं। अंत 


में लघु होता हैं 


२--दोहे का उलगा सोरठा है | 
२३--१६ मात्राए' | लघु ग़रुद का कोई क्रम नहीं | अंत में जगण (।5| ) 


शऔर तगण (5६| ) न पड़े । 


४--३० मात्राएँ | अन्त में 5। 
४--१२ मात्राओं का छुन्द | अन्त में 5॥ 
६--१६ मांन्राओं का छुन्द | अ्रन्त में भगण 5॥ 


( ३७ ) 


७--तब्रिभंगी७ 
भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कोशल्या हितकारी । 
हरपित महतारी मुनि मन हारी अदूसुत रूप विचारी ॥ 
८---हरिगीतिकाः 
भये कामवस जोगीस तापस पामरन की को कहे । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे। 
अबला बिलोकहिं पुरपमय जग पुरुष सब अवला सयं | 
दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कॉतुक अय॑ ॥ 
वणवृत्तों का प्रयोग संस्क्रत छन्दों में हुआ है-- 
६--अनुष्हुप्‌% 
रद्रापष्रकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोपये। 
ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंश्रुः पसीदति ॥। 
१०--इन्द्रवजञा१० 
नीलाम्बुजश्यामलकोमलड् सीता समारोपितवामभागम्‌ । 
पाणों सहाशायक्र चारु चाप॑ नमामि राम॑ रघुवंशनाथम्‌ ॥। 
११--तोटक?१! 
जय राम रमा समन समन । 
भवताप भयाकुल पाहि. जनम ॥| 
अवधेस स्मेस दिनेस विभो। 
सरनागत माँगत पाहि प्रभो ॥ 
१२--नगस्वरूपि णी ६९ 
७--३२ मात्रार्ओो का छुंद | अन्त में < 
प--१६--१२ । अन्त में | 5 
६--जिसके चारों पदों में पाँचचा वर्ण लघु और छुठा दौ्ध हो और 
समपर्दों में सातवाँ वर्ण भी लघु हो, इनके अतिरिक्त अन्य वर्णा" के लिए कोई 
नियम न हो, उसे श्लोक कहते हैं | 
२०--त ते ज गग 
१२--ज र लग 





लि 


( ३८ ) 


विनिश्चतं बदामि ते; न अन्यथा बचांसि में । 
हरिं नरां भजन्ति जे5तिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ 
१३--श्रुजंगग्नयात १३ 
नसासीशसीशान निर्वाण॒रूपं । 
विभुं व्यापक ब्रह्म बेदंस्व॒रूपं || 
निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। 
चिदाकाशमाकाश वासं सजेडहम ॥ 
१४--मालिली१* 
अतुलितबलधासं. स्वर्ण गेलाभदेहं । 
दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनासग्रण्यम | 
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं । 
रघुपति वरादूतं बातजातं नमामि ॥ 


१४५--रथोद्धता२५ 
कोशलेन्द्र पद कञ्लमंजुली | कोमलावज महेश बन्दितो॥ 
जानकी कर सरोज लालितो । चिन्तकस्य मनश्रद्ध सद्धिनों ॥ 
१६--वसन्ततिलका? ६ 
नानापुराणनिगमागमसम्मत' यद्रामायणेनिगद्तं क्चिदन्यतोडपि॥ 
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निवन्धमतिमंजुलमातनोति ॥ 
१७--चवंशस्थ १० 
प्रसन्ञतां या न गतामिपेकतस्तथा न मम्ले वनवास « ठुःखतः । 
मुखाम्बुज॒ श्रीरघुनन्दनस्य मे सदाउस्तु सा मंजुल मंगलप्रदा ॥ 








१्३-य य य य 

१४--( न न म यय)८5, ७ 
१४--र न रलग 

१६--त भ ज जगग 
१७-ज त ज २ 


श्८-शादलविक्रीड़ित १८ 
यन्मायावशवति विश्वंसम्बिलं ब्रह्मादि देवासराः । 
यत्सत्वादमपेंब भाति , सकल रज्जो यवाउहेश्रसः ॥ 
यत्पादपल्‍लच एक हि भवास्मोधेम्ति तीर्थावताम | 
चन्देपह तमशेप कारणापरं रामाख्यमीशं हरिम॥ 
१६--स्रग्धरा१ ५ 
रामंकामारिसेव्य भवभयहरणं. कालमत्तेभसिंहम । 
योगीन्द्र ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निगुणं निर्थिकारम ॥ 
मायातीत॑ सरेश खलवबधनिरतं बअ्रछाबृन्देकदेवम । 
बन्दे कन्दावदात सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम | 
कवितावली में कवित्त, छुप्पय, सबेया आर भूलना छन्दों का 
प्रयोग हुआ हे । 
२०--कवित्त*० 
भूपमंडली प्रचंड चंडीस कोदंड खंड्यो 
चंड बाहुदंड ज्ञाको ताही सो कहतु हों | 
ऋरठिन कुठार थार धारिवे की धीरताहि, 
घीरना विदित ताकी देखिये चहतु हों॥ 
तुलसी समाज राज तजि सो विराज आजु, 
गाज्यो मगराज गजराज ज्यो गहत॒ हीं । 
छोनी में न छाह्यो छ॒प्यी छोनिप को छोना छोटो । 
छोनिप-छपन वाँको विरूद बहतु हों ॥ 
२१--छप्पयर९ 





श्य-जू मे स ज स त त्त ग) १२,७ 

१६--( मरभनययय ) ७, ७, ७ 

२०--३१ वर्ग | श्रंत चर्ण गुम | साधारणुत: ८, ८, ८, ७ बणों' का 
प्रयोग होता है | 

२१--प्रथम रोला ( ११, १३ ) के चार पद | तद॒परान्त उल्लाला ( कहीं 
२६ मात्राएँ होती है, कहीं र८् ) के दो पद | 


( ४० 9) 


डिगति उर्बिं अति गुर्वि, सर्व पव्चे समुद्र सर। 
व्याल बधिर तेहि काल, विकल दिगपाल चराचर ।। 
दिग्गयंद लरखरत, परत दसकंठ  मुक्खभर | 
सुरविमसान हिमभानु भा संघटति परस्पर ॥ 
चोंके विरंचि संकर सहित, कोल कमठ अहि कलमल्यो। _ 
ब्रह्मांड खंड कियो चंड घुनि जबहिं राम सिव धनु दल्यों ॥ 
२२--सर्वेया३९ 
पुर तें निकसी रबुबीर वधू , धरि धीर दये मग में डग हे । 
मलकी भरि भास कनी जल की, पुट सूखि गये मघुराधर बे ॥ 
फिरि बूमति हैं ““चलनो अब केतिक, पर्णकुटी करिहो कित हे। 
तिय की लखि आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जलच्बे । 
२३--भूलना १ ३ 
पचंमुख छम्मुख सगमुख्य भट, 
असुर सुर सर्वि सरि समर समरत्थ सुरो। 
बाँकुरो बीर विरुदेत विरुद्ावली, 
वेद वंदी वदत पैज पूरो॥ 
जासु गुनगाथ रघुनाथ कह, जासु बल, 
विपुल जल भरिन जग जलधि भूरो । 
दीन-छुख-दमल को कोन तुलसीस है ? 
पवन को पूत रजपूत खझूटो॥ 
२४--धन्ताक्षरी** 
जहाँ बन पावनो सुहावनो विहंग म्ग 
देखि अति लागत अनंद खेत खूँट सो । 
सीताराम-लखन-निवास बास मुनिन को. :- 
सिद्ध साधु साधक सच विवेक बूट सो ॥ 
२२--समान, मात्रिक, सुन्दर और सवेया भेद होते हैं | 
२३--कई भेद हैं। 
२४--३१ वर्ण | कई भेद | 


( ४१ ) 


मरना करत मारि सीतल पूनीत वारि, 
मंदाकिनी मंजुल महेस जटाजूट सो । 
तुलसी जो राम सो सनेह साँचो चाहिए, 
तौ सेइए सनेह सो विचित्र चित्रकूट सो ॥ 
बाहुक में छुप्पय, भूलना, मत्तगयन्द और घनाक्षरी का प्रयोग 
हुआ है। 
२४--मत्तगयन्द?५ 


गा 


अच्छ विमदेन कानन-भान दसानन-आनतन भा से निहारो। 
बारिदनाद अकंपन कुभकरन्न से कुजर केहरि बारो॥ 
राम प्रताप हुतासन, कच्छ विपच्छ, समीर समीर दुलारो | 
पाप सें, साप तें, पाप तिहूँ तें सदा तुलसी कहेँ सो रखचारो ॥ 
वरवे रामायण में बरवे छन्द हैं। 
२६--चरचै २६ 
नाम भरोस, नाम बल, नाम सनेहु। 
जनम जनम रघुनंदन तुलसिहि देह ।। 
जानकीमंगल ओर पावेतीमंगल में करुण ओर हरिगीतिका 
का प्रयोग हुआ है । 
२७--अमरूणु२७० 
रूपरासि जेहि ओर सुभाय निहारइ। 
नील-कमल-सर-श्रेनि सयन जनु डारइ॥ 
रामलला नहक्ू का छन्द सोहर छुन्द है | 
श८--सोहर छुन्दर८ 





श४--म छकगग | 

२६--सदले ओर तीसरे पदों में १९ मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे पर्दों २ 
७ माज्राएँ | अंत में जगण रोचक होता है | 

२७--४, ४, १० 

२८---लोकगीत छुंद | 


( ४२ ) 


आजु अवधपुर आनंद नहछ राम क हो । 
चलहु नयन भरि देखिय सोभा धाम क हो ॥ 
रामाज्ञाप्रश्न, सतसई ओर दोहावली दोहा-अन्थ हैं । वेराग्य- 
संदीपिनी में दोहा, सोरठा ओर चोपाई का प्रयोग हुआ हे। गीतावली, 
श्रीकृष्णशणीतावल्ली ओर विनयपत्रिका में पदों “का प्रयोग हुआ है | 
छुन्दों का आधार संगीतशास्र हे, छुन्दशाख नहीं; परन्तु छन्दशास्त्र 
ष्टिसे भी पदों की विवेचना की जा सकती है। यदि तुलसी के 
पदों का अध्ययन किया जाय तो उसमें अनेक छन्द मिलेंगे । 
तुलसी के छन्दों का प्रवाह भी आश्चयजनक है । कई प्रष्टों तक 
लगातार पढ़ते जाइए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। 
प्रत्येक शब्द चुना हुआ है, यति और गति का स्थान निश्चित है । 
यति ऐसे स्थान पर है जहाँ वह छन्द के प्रवाह में सहायता देती है | 
परन्तु रामचरितमानस ओर कवितावली में कहीं-कहीं शब्दों को 
ऐसे स्थान में भी रख दिया गया है. कि यति भंग हो जाता है और 
छन्द के प्रवाह में वाधा पड़ती है। ज़रा से परिवर्तन से यह दोप 
दूर हो सकता था, परन्तु न जाने क्‍यों तुलसी ने ऐसा नहीं किया । 
उदाहरण के लिए-- 
जा वल सीस घरत सहसासन। ।; 
अंडकोस समेत गिरि कानन॥ 
कम्पहिं लोकप जाकी त्रासा। 
तास नारि सभीत बड़े हासा॥ 
( सुन्द्रकांड ) 
परन्तु ऐसे स्थल अधिक नहीं हैं। हस्व वर्णों के प्रयोग-बाहुलय ने 
छन्‍्दों में प्रवाह लाने में बहुत सहायता दी है और गयों के प्रयोग में 
* तुलसी ने अत्यन्त कलाभियता का परिचय दिया है। उनकी बर्ण- 
मेत्री ओर लघुबरणों। की आश्वति उनके छन्दों को प्रवाह-पर्ण बनाने 
में कहां तक सहायता दी है, यह इस उदाहरण से स्पष्ट है 
जौं पट तरिय तीय महेूँ सीया। जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥ 


( ४३ ) 


गिरा मुखर तनु अरघ भवानी | रति अति दुखित अतनु पत्ति जासी ॥ 
तुलसी ने अस्वंत सुन्दर अन्त्यानुप्राम मिलाये हैं । इस विपय में 
वे बढ़े चतुर है | साधारण पाठक भी उनके छुन्द्र याद कर लेने पर 
क्रेबल अन्त्यानुप्रास याद रख कर उन्हें दोहरा सकता हे । जो सब से 
उपयुक्त अन्त्यानुप्रास हो सकता हे, तुलसी ने उसी का प्रयोग किया 
है, परन्तु मेसा हम पहले कह चुके हैं भाव-प्रकाशन की ओर उनका 
आग्रह अधिक था, पिंगलशाल्र की ओर बहुत कम । यही कार» हे 
कि कहीं-कहीं किसी चरण में एक अक्तर कम हो गया हे किसी में एक 
अधिक । ऐसी ही बात अन्त्यालुप्रास के प्रयोग में भी है। उन्होंने 
कहीं-कहीं म्व॒स्युक्त व्यंजन की तुक मिलाने के स्थान पर केवल म्वर 
ही के तुक मिलाये हैं ओर अनेक म्थलों पर तुक भी नहीं मिलाये हैं । 
सर्वेत्कृष्ट काव्य उपस्थित करते हुये भी काव्यशास््र की ऐसी अवद्ेलना 
तुलसी जेसे भक्त-कवि की शाभा ही है. । 


५-रामचरितमानस ; भूमिका 


“हिन्दुओं के जितने भी धर्मनप्रन्थ हैं, उसमें हिन्द जीवन, हिन्दू 
ध्रायचार-विचार पर किसी एक प्न्थ का इतना व्यापक तथा चिरम्थायी 
प्रभाव नहीं पड़ा, जितना तुलसीकृत रामायण का ।?? “इस बात को कोई 
कैसे अम्बीकार कर सकता है कि संसार का कोई भी ध्र्म-प्रस्थ इतना 
लोकप्रिय नहीं हो सका हे जितना रामायण । रामायण का अनुवाद 
भारतवप की सभी भाषाओं में हो चुका हे ओर कई योरुपीय भाषाओं 
में सी | अद्यावधि हिन्दू-जाति की आध्यात्मिक संस्कृति तथा पतचित्र 
एवं सदाचारपू्ण जीवन का अधिकांश श्रेय रामायण के दिव्य 
सनातन संदेशों को है. ।*” “भावों ओर व्यवहारों की अद्भुत एकता 

१---रामायण और हिन्दू-संस्क्ृति पर प्रभाव (डा० मुहम्मद हाफिज़ सय्यद) 

कल्याण १३, ३। 
२--वही | 


( ४४ ) 


की वृद्धि करने में रामचरितमानस ने अपने सम्रय में महत्वपूर्ण भाग 
लिया है । धार्मिक द्रेप को मिटाने में तो उस लोकप्रिय महाकाव्य 
ने विलक्षण ही सफलता प्राप्त की है। जो रीव ओर वेष्णव 
एक दसरे का सिर फोड़ते थे, उनमें एक दूसरे के प्रति बन्धुत्व 
जाग्रत करना इसी सक्ृति का काय है । गोस्वासी तुलसीदास जी की 
निष्काम भक्ति के प्रवाह ने लोगों के क्षद्र भेद भावों ओर मनोविकारों 
को वहा दिया ।१ 


सच तो यह है कि यदि मानस का अध्ययन ,किसी एक पहलू से 
किया जाय तो वह कभी भी पूर्ण अध्ययन नहीं होगा । जिस प्रकार 
अनेक रंग अपने रंगों को मित्रा कर सूर्य रश्मि के रंग का निर्माण 
करते हैं और उसी को अपने अस्तित्व को साथक करते हैँ, उसी 
प्रकार अनेक प्रसंग परिष्कृत रूप में सानस का अंग बने हुए हैं. परन्तु 
यों परस्पर विरोधी दिखलाई पड़ते हुए सी वह वास्तव में एक परिपूर्ण 
चित्र उपस्थित करते हैं । “मानस वुद्धिवाद का आख्यान नहीं है और 
न वह शुद्ध तार्किक स्थापनों का समीकरण है । वह अन्धश्रद्धा और 
अंधविश्वास का संवाहक भी नहीं हे । उसमें कत व्य है, पर वह 
आदश से अनुप्राणित है | उसमें श्रद्धा हे, पर वह विवेक से नियंत्रित 
है । उसमें पांडित्य है पर उसके साथ सदाचरण के तत्वों की अनि- 
वायंता का निरूपण है। उसमें अनासक्ति है, पर वह कर्तव्य से 
भागने की कायरता से कलुपित नहीं है। उसमें है, पर वह 
व्यक्तियों के पेशाचिक उनन्‍्माद से घृणित नहीं हुआ है, वरन्‌ जीवन 
की अचना में श्रेष्ठ सानवी अथवा देवत्व के भावों की प्रतिष्ठा के 
श्य से हुआ हे । उसमें राज्य और भोग है, पर वह राज्य और 
भोग अनासक्ति एवं आत्मोसरग से परिपूर्ण हैं। उसमें पुरुष है जो 
नारी को श्रज्ञार की मर्यादा में वाँवता है. पर उत्तरोत्तर क्तव्य और 





३--रामचरितमानस ओर राष्ट्रननिर्माण ( श्री भगवानदास केला ) वही | 
डे ५ 


( ४५ ) 


धर्म से संस्कृत होता जाता है। उसमें नारी है, जो पुरुष की वासना 
की अनुगासिली नहीं, अपने कष्ट-सहन, अपने चिरसखीत्व, अपने 
निरन्तर त्याग और अपने कत ठ्य गौरव से उसको सानवता की चरम 
सीमा तक उठाती है ॥7१ 
रामचरितमानस में तीन प्रधान प्रवृत्तियाँ साथ-साथ चल रही 
हैं। वे स्थान-स्थान पर इस प्रकार मिल गई हैं कि उन्हें अलग करके 
रखना सम्भव नहीं है । परन्तु विना कुछ न कुछ ऐसा किये तुलसी को 
ठीक-ठीक समझा भी नहीं जाता। बस्तुतः तुलसी के सम्बन्ध में जो 
आज इतना अध्ययन हो जाने पर भी अनेक भ्रान्तियाँ रह गई हैं 
उसका कारण यही है कि विद्वानों ने विश्लेषण से अधिक काम नहीं 
लिया । वे तीन ग्रवृत्तियाँ क्‍या हैं 
एक जो कदाचित सब से प्रधान है, यह है कि धर्म के क्षेत्र में 
एक नये प्रकार की उपासना-पद्धति की स्थापना की जाय जिसके केन्द्र 
राम हों। यह प्रयत्त मुलतः सारे मानस में व्याम है और तुलसी की 
अन्य प्रवृत्तियों को ढफे हे । दूसरे समाज-छुथार की भावना जिसने 
तुलसी को व्यवस्थापक का पद दिया हे । मानस के चरित्रों में आदश 
उपस्थित करके इसकी पूर्ति की गई है । तीसरे साहित्य की पुष्टि । इन 
तीनों प्रवृत्तियों को प्रकाश में लाने का साधन परम्परागत रामकथा 
है, जिसमें तुलसी को इन तीनों दृष्टिकोणों को सामने रख कर हेर- 
फेर करना पढ़ा है । 
सचमुच इन ठीनों क्षेत्रों में काम करना कठिन था। थे तीनों 
प्रवृत्तियाँ सानस के निर्माण में योग देती हँ। इन्हीं से उसकी कथा- 
चस्तु प्रचालित है । इन्हीं स वह आज़ इस रूप में हमारे सामने हे । 
परन्तु मानस का महत्व यहीं समाप्त नहीं हो जाता। उसका क्षेत्र और 
भी विस्तृत है उसमें ओर भी कितनी ही बाते हैं, जेसे घार्मिक सम्प्रदायों 
में सहिष्णुता उत्पन्त करने का प्रयत्न, आदर्श राज की कल्पना, आये- 
संस्कृति विरोधी धर्मो' के विरुद्ध आवाज़ उठाना और साथ ही उन्हें 


१--सानस परिपूर्ण मानवता का चित्र है। (श्रीरामनाथ सुमन) कल्याण १३, ३ | 


न 


(ही. 


आत्मसात करने की चेष्टा करता, आदश वीर-भावना की धारणा 
उपस्थित करना ओर दाशनिक मतवादों में सामझज्स्य उत्पन्न करना | 
जब तक हम तुलसी के इन सब पग्रयत्नों को अलग-अलग करके नहीं 
देख सकते तव तक हम उसके उस प्रयत्न के संश्लिप्र रूप को भी 
सममभ नहीं सकते, जिसका नाम रासचरितमानस है | े 
तुलसी ने अपने ग्रन्थ की सामग्री अनेक ग्रन्थों से ली है. । “श्रीराम 
कथा का आदि स्रोत” वाल्सीकीय रामायण” हे । गोसाई जी ने भो 
प्रधान आश्रय इसी ग्रन्थ का लिया था । आदि रामायणकार होने के 
कारण गोसाई' जी ने इस कवीश्वर की वन्दना सी की हे ओर इन्हीं 
के साथ हनुमन्नाटककार कवीश्वर की भी, क्योंकि हनुमन्नाटक से भी 
सहायता ली है । इनके अतिरिक्त योगवाशिष्ठट, अध्यात्म रामायण, 
महारामायण, भुशुण्डि रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, गीता, श्रीमद्धा- 
गवत्‌, भरह्ाज रामायण, प्रसन्न राघव, रबुबंश आदि सैकड़ों 
थों की छाया रामचरितमानस में मिलती हे | 
परन्त मानस में रामचन्द्र के रूप-निरूपण, उनकी अलोकिकता के 
स्पष्टीकरण, ज्ञान, भक्ति, कर्म के समन्वय, और काव्य प्रधान के 
अनेक प्रसंगों में मुख्य रूप से श्रीमद्भागवत्‌ को ही आधार बनाया 
गया है। नीचे हम इसी वात की विवेचना करेंगे-- 
(१ ) तुलसीदास जहाँ भगवान को ग्राकृत रूप में उपस्थित करते 
भी वे वड़ी सावधानी से यह देखते रहते हैं कि कहीं कोई उन्हें: 
केवल मनुष्य न समझ ले | चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह बात चाहे 
कितनी ही दोपपूर्ण हो, भक्ति-रास की विवेचना के लिये आवश्यक 
है क्‍योंकि तुलसीदास भक्त अथवा महात्मा ही हैं, अतः वे इस विपय में 


» छ. 


सावधान रहते हैं। वे भगवान की मनुज रूप के अनुरूप होने वाली 
लीलाओं का वर्णन करने हैं ओर वरावर स्मरण दिलाते रहते हैँ कि 
थे सगवान हैं। श्रीमद्भागवत में भगवान श्रीकृष्ण के लीला-बर्णन 
के प्रसंग में टीक ऐसी ही वान आती है । 


१--जो गोस्वामी का काब्व »' ( श्यामसुन्दरदास )।॥ 


( ४७ ) 
प्रभवी सर्वधिधानां सर्वशोीं जगदीश्वरों । 
नान्यसिद्धामलतान गृहमसानी नरेद्वितेः ॥ 

( श्रीकृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के उत्पत्ति स्थान, सर्वक्त 
शव जगदीश्वर हें। वे अपने अनन्य सिद्धि निर्मल ज्ञान को नरलीला 
से छिपाने हुए ही विद्याध्ययन के लिए जा रहे देँ । ) 

ज़ाकी सहज स्थास श्रुति चारी । 
सो हरि पढ़ यह फीतुक भारी ॥ 

राम को सीता के लिये विलाप फरते हुए देग्य कर तुलसी कहते हैं--- 

पुरन काम राम सुख रासी । 
ममनुज चरित फर 'अज अचधिनासी ॥ 
मेघनाद के द्वारा जब राम नागपाश में वध जाते हैं, तो वह 
बह कहता नहीं भूलते-- 
नर इव कपट चरित कर नाना । 
सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥ 
भागवत में इसी भाव के श्लोक हैं-- 
कफ शोकमोहदी स्नेहों वा भयं वा चल सम्भवाः: । 
फ चाखण्डितविज्ञानलानश्वयस्व्वसण्डिता: ॥| 
थत्पादसबोजिंतयात्मविद्या 
हिन्वन्त्यमाद्ात्म विपयंय अहम । 
लभन्त आत्मीयमनन्तमैश्वरं 
कुतो नु मोहः परसस्य सदगते ॥ 
( कहाँ तो अज्ञानियों में रहुन वाले शोक, मोह, स्नेह ओर भय 
आर अम्यण्डित विज्ञान, ज्ञान, ऐश्वयबाले अखण्ड प्रश्नु ? जिनके 
चरणों की सेवा से प्राप्त हुई आत्मचिद्या के द्वारा महात्मा लोग अपने 
आत्मा के अनादि अल्लान को नए्ठ कर डालते हैं आर आत्मसम्बन्धी 
ईश्वरीय अनन्त प्राप्त करते हैं, उन परम सोक्ष-म्वरूप भगवान को 
भला सोह केसे हो सकता है ? ) मानस ओर श्रीमद्‌्भागवत सेकड़ों 
स्थानों पर भगवान की भगवत्ता का स्मरण दिलाते हैं । उनके अनुसार 


( ४८ ) 


भगवानकी लीला मनुष्य की लीलाएँ नहीं हैं । ओर उनमें जिन रसों 
का निरूपण हुआ है वे साधारण रस नहीं हैं, विशुद्ध रस हैं । 

रामचरितसानस एक प्रासादिक काव्य हे । उसकी रचना के समय 
कवि वोद्धिक और आत्मिक शक्तियों से पूर्ण था और उसकी रचना 
के साथ साथ साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। अन्त में वह 
इस ग्रन्थ को समाप्त करते करते साधना की एक विशेष सीढ़ी पार 
कर गया, उसे विश्राम मिला । 

रामचरितमानस की रचना किस प्रकार हुई, यह महत्वपूर्ण है । 
कवि ने इसके सम्बन्ध में जो लिखा हे, वह इस प्रकार है--- 

चली सुभग कविता सरिता सी। 
राम विमल जस जल भरिता सी ॥ 

तुलसी के आलोचकोंने इस कथन का समर्थन किया है---“रामायण 
की रचना के पूर्व गोस्वामी जी ने भले ही दी्थ काल तक छुन्द- 
शास्त्र एवं काव्यशास्र का अनुशीलन किया है; परन्तु उनकी कृति 
रामायण में कहीं भी किसी प्रकार के श्रम अथवा चेष्टा का आभास 
भी नहीं मिलता ।7१ 

खोज करने वालों ने यह सिद्ध कर दिया है. कि मानस का आधार 
२०० से ऊपर संस्क्रत ग्रन्थ हैं । नीति, ज्ञान, विज्ञान, धर्म और राम- 
कथा लगभग सभी के लिए तुलसी दूसरों का सहारा लेते हुए सिद्ध 
कर दिये गये हैं। अनेक संस्कृत छोक शब्दशः अनुवादित रूप में 
मिल जाते हैं। तब यह प्रश्न होता है कि तुलसी ने क्या अपने ग्रन्थ 
के प्रत्येक अंश को अन्य ग्रन्थों के स्थलों से दृढ़ कर अनुवादित 
किया ? यदि यह हुआ तो उनका परिश्रम कहीं लक्षित क्‍यों नहीं हे ? 
वस्तुतः इसका समाधान दो तरह से किया जा सकता है-- 

( १ ) तुलसी का काव्य दैव-प्रेरित है । ह 

(२) उनका विस्तृत अध्ययन स्थान स्थान पर उन्हें सहारा देता 
है। बह अपने मूल लक्ष्य को सामने रखते हैँ और स्थयं काव्य के 


१--+र० ए.डविन भ्रीव्स | कल्याण १३,३ | 


प्रवाह में वह जाते हैं। हज हे र ब्रह, विश्राम. भी. ले लेते हैं। 
अर विपयान्तर भी कर देते हैं. परन्तु ,हत्तक्ती,लेवता, सदा, सतर्क 
रहती है। 
वैज्ञानिक मस्तिष्क पहली बात स्वीकार नहीं करता | परन्तु वह 
यह अवश्य मानता है' कि संसार के प्रसिद्ध तत्व-चिन्तकों और महा- 
कवियों में भाव-साम्य बहुत होता है । हमारा अर्थ देव-प्रेरित काव्य 
से यह है कि उसमें जो “भावागम होता है, उसमें समष्टि शक्ति की 
जो प्रेरणा होती है, अन्तःकरण में जा देविक प्रकम्पन होता है. 
वह एक रमणीय आनन्द की ओर लोक़ोत्तर स्थिति को प्राप्त 
होता है। उसी की दिव्य, अलीकिक ओर प्रासादिक, अतणत्र आपे 
काव्य कहते हैं। उसे सरस्वती स्वयम कहती हैं । कवि माध्यम मात्र 
होता है ।??* 
तुलसी की कविता रामकथा के आनन्द से उदभूत है और उनकी 
समष्टि शक्ति की प्रेरणा है-- 
भयउ  देदय आनन्द उद्ाहू ! 
उसगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ 
चली सुभग कविता सरिता सी। 
राम विमल जस जल भरिता सी॥ 
कवि इस आनन्द के उद्देग में सतरक रहता हुआ भी अनवरत 
बहता चला गया, इसी से उसमें श्रम अथवा प्रयास के कहीं चिह्न 
भी दिखलाई नहीं देते । “यह मानी हुई वात है कि कवि आन्तरिक 
प्रेरणां अथवा वाक्‌ शक्ति के स्वतः प्रकम्प से अपने भाव और विपय 
में निमम्न होकर जिस वृत्ति से कविता करने लगता है, यदि अनवरत 
लिखता न गया, उसका ध्यान संग हो गया, वह किसी दूसरी ओर 
चला गया, तो रचना की प्रासादिकता, स्वाभाविकता और प्रभाविकता 
की अवश्य हानि होती है; उसमें वह नेसगिक, लालित्य और माधुयें 
१ भाव साम्य मीमांसा ( श्री७ विन्दु श्रह्मचारी ) 
हे कल्याण १३, २ 
छ 


२०१०५): पट ड2५:२५३४२-टउ्ाार2आ८०2624%फ ४ 





नहीं रह जाता, जो अनायास संघटित देवी रचना में होता है । मानस 
आअपू्वे दिव्य प्रभाव रखता है । उसका प्रसाद और माधुय अलौकिक 
है, उसका प्रवाह अपरिच्छिन्न हे, उसका चमत्कार अद्भ्भुत हे ।7? 


( १ ) रामचरितमानस भक्ति-काव्य हे । जहाँ एक ओर उसकीः 
रचना तुलसी के लिए साधना का एक ज्षेन्र थी, वहां 
उद्देश्.. दूसरों के लिये भी उसका अध्ययन इस प्रकार का 
क्षेत्र उपस्थित करता है | 
) तुलसीदास चाहते थे कि जनता में स्वधर्म और स्वसंस्कृति 
ज्योति जगमगाती रहे ओर उनका ग्रन्थ इसमें सहायक बने | 

(३ ) एक उद्देश्य 'स्वान्तः सुखाय” है । यह तुलसी का 
साधनापत्ष है | 

(४ ) तुलसी “गायन” और “कथा” के उद्देश्य को भी सामने 
रखे थे, अतः उन्होंने अत्यंत मधुर छन्दों में पुराणों की शेत्री पर इसे 
उपस्थित किया ।* 

(४ ) “जनता पाखण्डों से दूर रह कर भक्ति के बल पर संसार 
में रहते हुए भी संसार-सागर से पार हो सके, इसी क्षिणए महाकबि 
तलसीदास जी का यह स्तुत्य प्रयत्न है। यह काव्य अज्ञ जनता के 
लिए चैसे द्वी मार्ग प्रदशक है, जेसे समुद्र अथवा महासमुद्र में आने 
चाले जहाज़ों के पथप्रदशंन के निमित्त दीपस्तम्भ ।??3 है 

(६ ) तुलसी ने अत्यंत विनम्रता और दीनता से अपनी कवि- 
विवे क-हीनता स्वीकार कर ली, परन्तु कुछ पश्चात्‌ ही उन्होंने राम- 
प्रभाव से सब काव्य-गुणों का संथ में इकट्ठा होना वतलाया है ।४ सच 


१ भाव साम्य मौर्मासा ( श्री विन्दु बरहाचारी ) कल्याण १३, २ 
२ गावहिं सुनदहिं सदा नर-नारी 
जे गरावहि यह चरित सेंभारे 
३ रामचरित मानस ( प॑ं० नरदेव शास्त्री ) कल्याण १३, १ 
४ सानस बाख० ६-१० 


( ४१ ) 


तो यह है कि तुलसी ने काव्यशास््र को भी अपने सामने रखा है, 
विशेष कर पहले दो कांडों में । स्वयम्‌ पंडित होते हुए और अनेक 
उत्कृष्ट काव्य-्पन्थों से सहारा लेते हुए घह ऐसा न करते तो हमें 
आश्चय होता । परन्तु यह तुलसी की प्रतिभा है कि उन्होंने काठ्य- 
गुणों और रामभक्ति में ऐसा सुन्दर संतुलन वैठाया है कि उनका ग्न्थ 
उत्कृष्ट काव्य ग्रन्थ भी है और उत्कृष्ट धर्मग्रन्थ भी । 
रामचरितमानस का रचना सम्बत उसी में दिया हुआ है-- 
रचना-काल सम्बत सोरह से एकतीसा। * 
करदउें कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 
इस विपय सें कोई मतभेद नहीं। परन्तु सानस का प्रणयन 
किस दिन आरम्भ हुआ, इस विषय में मतभेद है । रामचरितमानस 
की पंक्तियाँ हैं-- 
नवसी. भोमवार मधुसासा | 
अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥| 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । 
तीरथ सकल तहां चलि आवहिं।॥ 
इस प्रकार तिथि चैत्र शुक्ल ९ भौमवार है । परन्तु गणना करने 
पर यह तिथि चुधवार को पड़ती है, मद्गलवार को नहीं | इस भेद के 
कारण के विषय सें विद्वानों ने तीन तरह के अनुमान किए हैं-- 

(१) “चूंकि त्योहार अक्सर प्रचलित तिथि में माने जाते हैं, 
कि उस दिन कि जिसमें तिथि समाप्ति पाती है, यह अनुमांस किया 
जा सकता हे कि तुलसीदास ने अपनी रचना का प्रारम्भ मद्भलवार 
को किया है, जिस दिन नवसी तिथि चल रही थी |”! 

(२) “चूकि तुलसीदास स्मात वैष्णव थ, और महादेव के बड़े 
उपासक थे, उन्होंने केवल शैच गणना सिद्धान्त के अनु सार रामनव॒सी 
मद्भशलवार को ही सानी ।?२ 

१--इंडियन एसिटम्यूरी १८६३ एू० ६३ 

२--वही ४० ६४ 





(आर) 


(३ ) डा० माताप्रसाद ग़ुप्र का मत है कि ग़मचरित मानस के 
प्रस्तावना कम से कम दो त्रार लिखी गई । उनका कहना है पहले कवि 
अयोध्या में ही लिख रहा है ओर 

सम्बत सारह से एकतीसा। 
करईे कथा हरि पद थरि सीसा ॥ 
लिख कर आगे इस पंक्ति पर बढ़ गया हे-- 
रामचरितमानस येहि. नामा। 
सुनत भश्रवन पाइअ विल्लामा॥ 
बीच की चोपाइयाँ उनके अनुसार पीछे की रचना हैं। पीछे कभी 
अपनी कृति को दुहराते समय उस यह समझ पड़ा कि तिथि-रचना 
अधूरी रह गई, जिसे पूरा करना चाहिए, ओर यह समभ कर वह 
उन दिनों का स्मरण करने लगा जिन दिनों उसने अपनी रचना 
का प्रारम्भ किया था। उसे स्मरण आया कि वह तिथि चेत्र के शुक्ल 
पक्त की नवसी थी, क्योंकि उस दिन अयोध्या में राम-जन्म-महोत्सव 
था । वार का स्मरण करने पर उसे भोमवार याद पड़ा । फलतः आगे 
इसी आशय की पंक्तियाँ जोड़ दीं। इस तक के अनुसार भोमवार 
कवि की भूल के कारण हुआ ।१ 
. जो हो, गणना से यह सिद्ध है कि जिस दिन कवि ने मानस 
की रचना आरम्भ की उस दिन बुधवार था । 
मानस में जिन शेलियों का अयोग हुआ हे उनमें मित्नता 
शैली हे, परन्तु एक वात का प्रयास वराबर है-- 
“अर्थ अमित अरू आखर थोरे ।”? 


(१) मानस प्रणयन का आरम्भ किस दिन हुआ ? 
( डा० माताग्रसाद गुप्त ) कल्याण १३,३२ 


( ४४ ) 


आदश मानव चरित्र उपस्थित करन की भावना। (५) ठुलसी का 
यथार्थ निरीक्षण । (६) मूर्ति मत्ता । रामचरितमानस के चरित्रों का 
अध्ययन मूलतः दो प्रकार से हो सकता है--एक मानस को धर्म-पन्थ 
सानकर ओर दूखरे उसे चरित्र-प्रन्थ या महाकाव्य मान कर | धर्म-ग्न्थ 
की दृष्टि से सारे मानस के चरित्र तीन भागों में चेंट जाते हैं-- 

(९) राम है 

(२) राम भक्त आर वे चरित्र जिन्हें राम का त्रह्मत्व ज्ञात है । 

(३) अन्य चरित्र जिन्हें राम का ब्रह्मत्व ज्ञात नहीं अथवा विशेष 
प्रसझ्ें के बाद ज्ञात होता है, यह चरित्र बहुत कम है ओर इन पर 
वाल्मीकि की छाप है । साधारण रूप- से हम यह कह सकते हैं कि 
तुलसी के चरित्र चित्रण अध्यात्म रामायण के चरित्र चित्रण आर 
छुल्लसी की मोलिकता का सम्मिलित फल है । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसी के चरित्र चित्रण का अध्ययन 
करने के लिए हमें उनका भक्ति अंश निकाल डालना चाहिये एवं वे 
अंश भी जो सूर्ति मत्ता के कारण अतिरज्षित हो गये हैं । तभी हम 
तुल्लसी के चरित्रों को प्रकरतस्थ रूप में देख सकते हैं। इसके साथ ही 
हमें उनमें से अलोकिकता भी हटा देनी पड़ेगी । यदि हम इस प्रयत्न 
में सफल हो जाय तो हमारे सामने दो प्रकार के चरित्र आर्येंगे-- 
एक आदश्श ओर दूसरे यथार्थ । तुलसी की मोलिक प्रवृत्ति अपने 
चरित्र को आदर्श बनाने की है, यह हम उनके आदर्श चरित्रों की 
संख्या से ही देख सकते हैं । 

परन्तु यदि हम तुलसी के चरित्रों को संशिलिष्ट रूप में देखें तो 

! उह स्पष्ट है कि उनके चरित्र-चित्रण की सम्पूर्णता में तुलसी की 

४ / भक्ति-भावना और चरित्रों की अलोकिकता व्याघात पहुँचाती है । 

वास्तव में इन दो बातों ने तुलसी के चरित्र-चित्रण को एक विशेष 

£ सीमा से आगे नहीं बढ़ते दिया। वे विशेष मानसिक संघषे उपस्थित 

न कर सके, ओर कहीं-कहीं, जैसे दशरथ के चरित्र में, वे अपने पात्र 
के कार्य-विशेष/के लिये कोई उपयुक्त कारण भी न दे सके | इसे हम 


( 2४४ ) 


दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह' सकते हँ--ठुलसी के चरित्रों के दो 
व्यक्तित्व हैं। एक का निर्माण केवल भक्ति से हुआ है, दूसरे का 
सात्विक, राजस , तामस ओर कहीं कहीं देवी गुणों से। मानस के 
समस्त पात्रों में अ्च्छुन्न रूप से अथवा अप्रच्छन्न रूप से रामभक्ति 
व्याप्त है, चरित्र का यह अंश सब पात्रों में समान रूप से है। राम 
के परिवार में सुमित्रा बरावर राम के ब्रह्मत्व को जानती हैं, एवं 
लक्ष्मण को रास की चरण-सेवा का उपदेश देती हैं। लक्ष्मण स्वयम 
अवतार हैं और राम के सत्य रूप से परिचित हैं ।१ 
गोस्वामी जी ने अपने चरित्रों को आदशे बनाकर उपस्थित किया 
| उन्होंने वाल्मीकि रामायण ओर अध्यात्म रासायण के पाजन्नों से 
अपने पात्रों में कुछ विशेषता रखी है | पहली वात यह है कि उन्होंने 
अपने चरित्रों को अपेक्षाकृत अधिक संयत रखा हे। उनके चरित्र 
शील की मूर्ति वन गये हैं। उनमें वह उच्छ'खलता नहीं है 
जो वाल्मीकि ओर अध्यात्म के पात्रों में स्थान-स्थान पर प्रगट 
होती हे 
१--राम वनवास की सूचना मिलने पर वाल्मीकि के लक्ष्मण कहते 
“यदि यहाँ का कोई भी मनुष्य हमारे प्रतिकूल आचरण करे तो 
में अपने तेज बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यहीन कर दूँगा। क्योंकि 
यदि गुरुजन भी अभिसान के बशीभूत हो कार्य-अकाये का विचार 
न करें आर बुरे रास्ते पर चलने लगें तो उन्हें भीं दंड देना उचित है । 
अतः कैकेयी में आसक्त होने के कारण जिनकी बुद्धि मारी गई है, 
जिनका बर्ताव बिवेकहीन वालक सा हो गया है तथा जो वृद्ध अवस्था 


गा 


१/ 
हे 


रन सकल सुकझ्ेत कर बड़ फल एहू। 
राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
२-८ जहँँ लगि जगत सनेद्द सगाई | 


प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह स्वामी | 
दीन बन्धचु डर अंतरजामी ॥ 


( ४६ ) 


में कुत्सित एवं क्ृपण स्वभाव के हो गए हैं, उन ब्रद्ध पिता को भी 
अवश्य मार डालूँगा |” ( अयो० २१ सर्ग ) 

अध्यात्म रामायण के लक्ष्मण के शब्द हैं-- 

“मैं उन्मत्त, श्रान्तचित्त, केकेयी के वशवर्ता राजा दशरथ को बांध 
कर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालेंगा | 
आज सम्पूर्ण लोकों को दग्ध करने वाले कालानल के समान 
मेरे पारूप को पहले वे सब लोग देख लें। है शत्रुदसन राम ! आप 
अभिषेक की तेयारी कीजिए | उसमें विश्न उपम्धित करने वालों को में 
हाथ में धनुप-वाण लेकर मार डालूंगा । 

( चतुर्थ सगे श्लोक १५, १६, १७ ) 

मानस में यह प्रसंग इस प्रकार है-- 

समाचार जब ललछिमन पाए। 

व्याकुल विलख बदन उठि धाए॥ 

कम्प पुलक तन नयन सनीरा | 

गहे चरन अति प्रेम अधीरा॥ 

कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े । 

मीन दीन जनु जलते काढ़े॥ 

२--वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड के छुब्वीसवें सग में 

श्री रामचंद्र सीता से कहते हँँ-- 

ऋद्धि युक्ताहि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम । 
तस्मान ते गुणा कथ्या भरतस्थगतो मम ॥| 

( ऋद्धियुक्त पुरुष दूसरे की प्रशंसा नहीं सह सकते, इसलिये तुम 
कभी भरत के सामने मेरी प्रशंसा मत करना ) 

तुलसी ने ऐसी कोई बात राम के मुँह से नहीं कहलवाई जिससे 
उनके हृदय की दुर्बलता दिखलाई पड़े और उनके बैराग्य और वीरता 
की महिमा घटे । 

३--वाल्मीकि के लक्ष्मण सुमंत्र से कहते हैं-- 


( ४७ ) 


अहं तावनमहाराजे पिठृत्वं मोपलक्षये | * 
अआता भर्तों च बन्धुश्व पिता च मम राघवः ॥ 
( अयो० सर्ग ४८) 
( हम महाराज में पितापने का कोई लक्षण नहीं देखते'' “* “) 
तुलसी इस प्रसंग को दवा जाते हैं। वे अत्यन्त सतकंता से लच््मण 
को रोकते हैं-- 
पुनि कछ॒ लखन कही कट्ठ वानी ) 
अभ्लु बरजेड बड़ अनुचित जानी ॥ 
बार वार निज सपथ देवाई। 
कहिआर न तात लखन लरिकाई ॥। 
रेखांकित शब्द वाल्मीकि पर तुलसी की आलोचना है। तुलसी 
लच्मण के कथन को अनुचित समभकर हमारे श्रुति-पथ से वाहर 
रखते हैं । 
४--धाल्मीकि के भरद्वाज भरत पर संशय करते हैं--- 
कच्च्चिन्न तस्यापापस्य पाप॑ कतेमिहेच्छुसि । 
अकण्टक भोक्त॒मना राज्यं तस्यानुजस्थ च ॥ 
(अयो० सर्ग ६० ) 
परन्तु मानस में भरद्वाज भरत से कहते हैं-- 
तुम्ह तो भरत मोर मत्त एह । 
धरे देह जनु राम सनेहू ॥ 
४--अरण्यकांड में कपटी संग की पुकार-- 
“हा लक्ष्मण ! हा सीता !” सुनने पर सीता लक्ष्मण से कहती हैं--- 
सदुप्टर्त्वं बने राममेकमेकोउनु गच्छसि ।! 
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥| 
ड़ तन्वसिध्यन्ति सीामित्रे तवापि भरतस्य या 
राम॑ विना क्षणसपि नेव जीवामि भूतले ॥ 
गोदावरी प्रवेक्ष्यमि हीना रामेण लक्ष्मण | 
आवन्थधिष्येब्थवा त्यक्ष्ये विपमे देहमात्मन: 


५ 


20०७, 


"३.५ 
५ 
ह्ढ 


( ४८ ) 


पिवामि वा विप॑ तीच्रणं प्रवेश्यामि हुताशनम 
न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुष स्प्रशे ॥ 
( वा० अरण्य० सर ४४ ) 
( तुम बड़े दुष्ट हो, मुझे बुरी दृष्टि से देखते हो ! इसीलिये राम के 
साथ बन आये हो । अथवा भरत के छिपे हुए दृत हो | पर लक्ष्मण 
तुम्हारी या भस्त की इच्छा पूरी न होगी; क्‍योंकि राम के बिना में क्षण 
भर भी जी नहीं सकती। दे लक्ष्मण ! में गोदावरी में डब कर मर 
जाऊँगी अथवा फाँसी लगा कर गला घोंट लूँगी या ऊँचे से कूद 
कर देह त्याग दूँगी अथवा विप खा कर या अग्नि में जल कर मर 
जाऊँगी पर राम को छाड़ कर कभी किसी का स्पश नहीं करूँगी ) 
तुलसी केवल एक शब्द लिखते हैं--- 

मरम वचन जव सीता वोला । हरि प्रेरित लछिमन मन डोला | 

६--थुद्ध की समाप्ति पर राम सीता से कहते हेँ-- 

तद्गच्छ त्वानु जानेडघ यथेष्टं जनकात्मजे । 
एता दश दिशो भद्दे कार्यमस्ति न मे त्वया॥। 
तदय॒ व्याह्मतं में त्व॑ मयेतत्कृतवुद्धिना । 
लक्ष्मणे वाथ भरते कुरू बुद्धि यथा सुखम ॥ 
शत्र॒ुन्ने वाथ सुम्रीवे राक्षसे वा विभीपणे। 
निवेशय मनः सीते यथा वा सुखमात्मनः ॥ 

( युद्ध सगे कछोक ११४ ) 

( हे जानकी अब तुम से कुछ मतलब नहीं। दशों दिशायें पड़ी 
हैं, चाहे जहाँ जाओ । लक्ष्मण, भरत, शत्रुन्न, सुग्रीव, वा विभीषण 
जिस पर तुम्हारा मन हो उसी को अपना बना लो | ) 

मानस में तुलसीदास ने इस कटुप्रसंग का उल्लेग्ब करके ही 
छोड़ दिया हे-- 

तेहि कारण करुना निधि कहे कछुक दुर्वांद ! 
सुनत जातुधानी सब ल्ागी करें विखाद॥ 


( ४६ ) 
रास 


राम का चरित्र सभी रामायणों में कम अधिक समान हे। 
वाल्मीकि के राम विशेष रूप से व्यवहार-चतुर हैं, अध्यात्म के विशेष 
रूप से अध्यात्म-प्रिय हैं परन्तु छुलसी में दोनों दृष्टिकोणों का 
सम्मिलन है। अध्यात्म के राम चेदांती ओर संसार स उदासीन हैं 
चाल्मीकि के राम कुछ सर्शक भी हैं। तुलसी ने अपने राम को विशेष 
सरल रखा है । वह कृतज्ञता और प्रेम की भावना से ओतमप्रोत हैं. 

रहत न प्रभु चित चूक किए की | 
करत सुनत सेवकन हिये की ॥ 

वह सेवक की रुचि का ध्यान रखते हैं । वह क्षमाशील भी हैं। 
उन्हें प्रेम प्यारा है। वह अत्यन्त उदार हैँ । गुह के थोढ़ा कहने पर ही 
उन्होंने उसे पैर पखार कर चरणामृत लेने दिया और अंगद को विदा 
करते समय अपने गले की माला उतार कर उन्हें पहना दी। वह 
मर्यांदा-भाव को खब पहचानते हैं। अपनी वात का उन्हें ज़रा भी 
हठ नहीं | वाल्मीकि के राम भरत से कहते हैं: 

लक्ष्मीश्चद्रायेयद्वाहिसावान्बा हिय॑ त्यजेत्‌ | 
अतीयात्सागरो बेलां न प्रतिज्ञा यहं पितुः॥ 

परन्तु तुलसी के राम प्रतिन्ना भंग करने को तेयार हो जाते हैं | 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसी ने राम को समस्त श्रेष्ठ मानव- 
गुणों से विभूषित किया है और उनमें ऐसा संतुल्नन रखा है कि 
पाठक सहज ही राम के समीप आ जाता है | 

“अनन्त शक्ति के साथ धीरता गम्भीरता और कोमलता राम 
का प्रधान लक्षण है ।” तुलसी के रास एक ओर ज्ञान-विज्ञान में 
निपुण हैं तो दूसरी ओर शवरी ओर निपाद जेसे अकिंचन पात्रों से प्रेम 
का सस्वन्ध सफलतापूबंक स्थापित कर लेते हैं । लक्ष्मण के उप्र और 
चपल व्यक्तित्व के सामने राम का धीर और गम्भीर व्यक्तित्व हमारे 
सम्मुख ओर भी उज्ज्वल हो कर आता है। लक्ष्मण-परशुराम-सम्बाद 


य 


(६. 85.7) 


के अवसर पर राम लक्ष्मण की चपल्ता ओर उसके व्यद्भों का परि 
जिस विनम्रता से करते हैं वह वैसी परिस्थिति में किसी अबः 
पुरुष से ही सम्भव हो सकता था। अवधवासियों को चित्रकूट 
ओर आते देख कर लक्ष्मण भले ही मरत के प्रति शह्गा करें, राम 
अपनी सशीलता के वल से भरत की सुशीलता पर पूरा विश्वास + 
भरतहि होइ न राज सद विधि हरि हर पद पाइ । 
कचहूँ कि कांजी सीकरनि धीर सिन्धु विनसाइ || 
लक्ष्मण आर राम के चरित्रों का यह द्रन्द हमें अन्त तक मिः 
है। लक्ष्मण की तरह राम में भी अतुल पराक्रम है परन्तु उसमें सं 
आर शील का म्निग्ध आवरण पड़ा हुआ है। समुद्र के कि 
खड़े हो कर समुद्र से विनय करते-करते तीन दिन बीत गये तथ 
कर राम को क्रोव आया और “भय विनु होइन प्रीति” वाली * 
की ओर उनका ध्यान गया । वे चोले-- 
ललछिमन वान सरासन आनू। सोखंड वबारिधि विसिख क्ृसान 
अस कहि रुपति चाप चढ़ाबा | यह मत लब्ोविमन के मत भावा 
जिसके सखींचते ही “उटी उदधि उर अंतर ज्वाला” । उन्होंने प 
तीन दिनों तक हर प्रकार से विनय की । विनय की सर्यादा पूरी | 
ही गास ने अपना पराक्रम प्रकट किया । 


दशरथ 

अध्यात्म ओर वाल्मीकि आदि के अतुसार दशरथ के चरित्र 
निम्नलिग्वित बातें हैं-- 

४-ख्री-न पटना 

>सम्य-प्रम 

४न-पृत्र-प्रेम 

तुलसीदास ने छी-लम्पटता से ऋआपने चरित्र को मुक्त कर ि 
है। यदि पिछले लेखकों के दशरथ से लम्पटता दुर कर दी जाय 
धग्भ्यात्म अथबा बरात्मीकि रामायश में दशरथ के संत्य-प्रेम 

कापेदा पृत्न-प्रेम ही विशेष प्रवल दिखलाई देता है । तुलसी के दश 


( ६१ 9) 


में भी पृत्र-मेस ही श्रवल है । सत्य प्रेम का संघर्ष उसमें पीछे छिप 
गया है । वास्तव में उसमें रामभक्ति का भी गहरा पुट लग गया है। 
तुलसी ने राम को इस दोहे के आदश पर खड़ा किया है-- 
चंदर्ज अवध भ्रुआल सत्य ग्रेम जेहि राम पद्‌। 
विछुरत दीनदयाल प्रिय तनु ठत्त इव परिहरेड? ॥ 
यद्यपि तुलसी ने “प्राण जाइ पर वचन न जाई” कहा है परन्तु 
कथानक में सत्य-प्रेम अधिक उठा नहीं है । तुनसी ने जहाँ अन्य 
चरित्रों में अध्यात्म ओर वाल्मीकि की अपेक्षा संयम और शील की 
प्रतिष्ठा की चीत्रता को कम किया, वहाँ यहाँ भी । अध्यात्म के दशरथ 
रास से कहते हैं-- 
जीजित अ्रात-हृदय मुन्मार्ग परिवर्तिनय | 
निगृह्य मां गृहाणेद॑ राज्यं पाव॑ न तेद्मवेत ॥। 
एवं भेदनृतं नेव मां स्प्॒शेद्रवुनन्दन ॥। 
. (अयो० स० ३ श्लोक ६६ ) 5१०2 
इसी तरह वाल्मीकि रामायण के दशरथ राम के सम्मुख अपने 
को घिक्कारते हैं और उनसे अनुनय करते हैं कि वह स्वयम अयोध्या 
के राजा बन जायं-- 
अहं राघवकेकेभ्या वरदानेन मोहितः । 
अयोध्यायां त्वमेवाद्य भवराजा निगृहच माम ॥ 
( वा० सर ३४ श्लोक २६ ) 
परन्तु ठतुलली के दशरथ शील ओर नियम की मूर्ति हैं| इस 
प्रसक्ष को चुलसी ने अत्यन्त सतकंता से इस प्रकार चित्रित किया है. 
सुनि सनेह बस उठि नर नाहा। ५ 
बैठारे रघुपति गहि वाहा॥ 
श्र भी देखिए--- 
जियन मरन फल दशरथ पावा | अण्ड अनेक- विमल जस छावा ॥ 
जियत रास विधु बदन निहारा राम विरह मरे मरन सेवारा || 


4 


( ६२ ) 


सुनहु॒तात तुम्ह कहें मुनि कहहीं। 

राम चराचर नायक अहहीं ॥ 

सुभ अरू असुभ करम अनुहारी | 

ईसु देइ फल हंदय बविचारी॥ 

करइ सो करम पाव फल सोई | 

निगम नीति असि कह सब कोई || 

ओर करे अपराधु कोड ओर पाव फल भोगु। 
अति विचित्र भगवन्त गति को जग जाने जोगु ॥ 
राय रास राखन हित लागी | 

बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
मानस के दशरथ का प्रवेश वृद्ध यृहस्थ के रूप में होता है 
दशरथ धर्मवान और ज्ञानी दें, उनकी चार पत्नियाँ हैं। वे भी धर्म- 
प्राण और पति के अनुकूल चलते वाली हैं । राजा गुरु की आज्ञा का 
पालन करते हैं। सब रानिओं का समान भाव से आदर करते हैं 
परन्त कैकेयी उन्हें विशेष प्रिय है । राज में सुख और शान्ति है 
परन्त वृद्ध राजा का हृदय पुत्रेच्छा से दुखी हे। इसके बाद हमें 
दशरथ का दूसरा चित्र मिलता हे, जब उन्हें पुत्रों की प्राप्ति हो गई 
ओर वे पत्निओं के साथ शिशु लीला का आनन्द लेते हैं | सब पुत्र 
उन्हें समान भाव से प्रिय हैं परन्त रामचन्द्र विशेष प्रिय हैं जिसका 
कारण कदाचित यह दे कि पुत्रेन्छा की पूर्ति पहले पहल उन्हीं को 
पाकर हुई है। दशरथ की सुखी गृहम्थी क्रा चित्र तुलसी ने बड़ी 

सफलता से खींचा है. | 

इसके बाद बालक बड़े हो जाते हैँ ओर किशोरावस्था को प्राप्त 
करते हैं । उस समय विश्वामित्र रास लक्ष्मण की याचना करते हें । 
गाज़ा के ऋदय में बात्सल्य ओर राजधर्म का संब्र्ष उत्पन्न होता है । 
अन्त में बशिष्ठ के उपदेश से वे दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र के 
साथ भेज देते हैं | राजधर्म की जय होती हे । दशरथ का एक और 
सखी चित्र चह है जब बह जनक के दूनों से धमुभग का समाचार 


( ६३ ) 


पाते हैं। विवाह के सारे प्रसह्ञ में दशरथ और जनक आनन्द और 
चैमवब के उच्चतम शिखर पर अवस्थित चित्रित किए गये हैं। यहाँ 
हमें उनके दानी, दूसरों का आदर करने वाले, और सुव्यवस्थित 
साम्राज्य के शासक-रूपों के दशन होते हैं । 


भाग्य के इस उच्चतम शिखर पर पहुँच कर दैवचक्र से उन्हें अत्यन्त 
भीषण संघष को प्राप्त होना पड़ता है सत्य-प्रेस और सनन्‍्तान-प्रेम में से 
पन्ला किस ओर अऋ्ुकता है, यह एक विषस समस्या उपस्थित हो जाती 
है। “वे राम को बनवास देने में सत्य की रक्षा और प्रतिज्ञा-पालन 
हृदय पर पत्थर रख कर-जउमड़ते हुए स्नेह और वात्सल्य भाव को 
दवा कर--करते हुए पाए जाते हैं । इसके उपरान्त हम उन्हें स्नेह के 
निर्वाह में तत्पर ओर प्रेम की पराकाष्ठा को पहुँचते हुए पाते हैं. । सत्य 
की रक्षा उन्होंने प्रिय पुत्र को वनवास देकर और स्नेह की रक्ता प्राण 
दे कर की ।” सानस के दशरथ में हम अत्यन्त उच्चकोटि का पुत्र 
प्रेम पाते हैं। साथ ही वह अपनी छोटी रानी कैकेयी के वश में भी 
हैं। इस प्रकार जहाँ एक ओर हृदय की दुर्बलता है वहाँ दूसरी ओर 
बृद्धावस्था सें पाये हुये पुत्र का मोह है। अपनी निेल्ता ओर सत्य 
प्रुतिज्ञा का वन्‍्धन, इन दो चट्टानों के वीच में दशरथ पिस जाते हैं । 
अन्तिम समय तक उन्हें ख्री-परवशता की ग्लानि, केकेयी पर निष्फल 
रोप ओर इस भावना का शिकार होना पड़ता है कि उन्हीं के कारण 
निर्दोप पुत्र को वनवास हो रहा है । इन सब बवण्डरों के साथ उन्हें 
अन्ध तापस के शाप की याद भी आती है ओर उनकी अन्तिम 
शय्या पर पूर्व कर्मों की दुःख-छाया स्पष्ट पड़ी रहती है । इस प्रकार 
दशरथ के चरित्र को हम अत्यन्त भीपण संघर्पों के बीच में चल कर 
आँधी में पड़े हुए एक महान्‌ घट की तरह हूट जाता हुआ पाते ह। 


कोशल्या 


कॉशल्या के चारत्र क जल्ञए तीन ग्रसगा का अध्ययन सहत्व' 
पृणु हे. 


के मा 
उन क ऑज 
न लीं है ही 


कल 


( द४१ ) 


१--रामवनगसन_- २>दशरथ निधन ३--भरत-कोशल्या- 
सम्बाद । अध्यात्म और वाल्मीकि दोनों में कोशल्या का चरित्र आदर्श 
नहीं है । वाल्मीकि की कोशल्या राजा का निरादर करती हैं और उनके 
हृदय पर कटुबचन से चोट करती हैं-- 
यथेष राजा पूृज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम । 
त्वां साहं नानु जानामि न गंतव्यासितों वनम्‌ ॥१४५॥ 
>८ >< >८ 
अहम प्रायमिहासिष्ये न च॒ शक्ष्यामि जीवतुम । 
ततस्त्व॑ ग्राप्स्यसे पुत्र नित्यं ज्ञोक विश्रुतम ॥१८॥ 
( अयो० स० २१ ) 
अध्यात्म रामायण की कौशल्या आत्म हत्या का भय दिखला कर 
राम को पित्राज्ञा से पराक्षमुख करने का प्रयत्न करती हैं-- 
पिता गुरुयर्था राम तवाहमधिका ततः। 
पित्नाज्ञओ वन गंतुं वारयेहमहं सुतम्‌ ॥ 
यदि गच्छुसि मद्राक्यमुल्लं व्यनप वाक्यतः । 
तदा प्राणान परित्यज्य गच्छामि ममसादनम ।) 
( अयो० स० ४ लोक ११२, ११३ ) 
इसीलिए तुलसी ने कोशल्या की म्बतंत्र रूप से रचना की | उनको 
साथी विवेक है, अविवेक वहीं 
मातु विवेक अलोकिक तोरे। 
कवहूँ न मिटिहि, अनुग्रह मोरे ॥ 
बह रामचन्द्र के वनवास के अवसर पर कितने शैये ओर विवेक 
से काम लेती हैं: 


5, 


सुत कहर संग मोहिं लेह । 
तुम्हरे छदय होइ संदेहू॥ 

तुलसी की काशल्या में कैकेयी के प्रति असया भाव किंचित भी 
नहीं है । बह कैकेयी को भी राम की तरह प्यार करती हैः 


राम भरत दोउ सुत सम जानी । 


४४ 
|| 


| । 


का 


( ६४ ) 


ओर वनवास के समय अत्यन्त विवेक और संयम के साथ राम 
को इस प्रकार उपदेश देती हैं-- 
तात जा बल कीन्हेड नीका । 
पितु आयसु सब घरम क टीका ॥ 
राजु देन कहि दीन्दह वनु मोहि न सो दुख लेसु । 
तुम्ह विनु मरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रच॑ड कल्ेसु ॥ 
जों केवल पितु आयसु ताता। 
तो जनि जाहु जानि वड़ि माता ॥ 
जों पितु मातु कहेड बन जाना। 
तो कानन सत अवध समाला ॥ 
पितु बनदेव मातु बनदेवी।! 
खग मृग चरन सरोरूह सेवी || 


अध्यात्म की कोशल्या दशरथ को कठ्ठधवचन कह कर उनकी 
मृत्यु की निकट लाने का कारण हुई ( अयो० स० ७ ख्ो० १६, १७,' 
१८ ) | वाल्मीकि की कोशल्या यद्यपि श्रष्ट वचन बोल गईं, परन्तु 
उन्होंने अपने को शीघ्र सँभाला। वह प्राकृत ली कही जा सकती 
है, परन्तु आदर्श नहीं । तुलसी की कोशल्या आदश हैं। वह दुःख के 
समय भी अपने विवेक ओर घेय को हाथ से नहीं जाने देतीं | दशरथ 
मरणु-शय्या पर हैं परन्तु कौशल्या आश्वरयजनक थैये से उनका साहस 
बँधा रही हैं-- ४ 
नाथ समुभि सन करिअ विचारू । राम वियोग पयोधि. अपारू। 
ऋरनधार तुम्ह अवध ससाजू। चड़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू॥ 
धीरजु धरिञ्न त पाइअ पारू | नाहिं त वृड़िह्टि सबु॒परिवारू । 
जो जिंय धरिञ्न विनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिलहि वहोरी ॥ 
चाल्मीकि की कोशल्या भरत के हृदय को दुखाती हेँ--इदंते राज- 
कामस्य राज्यं प्राप्त सकंटकम्‌ । (अयो० स० ७६ ज्तो० ११ ) 
अध्यात्म की कोशल्या ने इस अवसर पर अत्यन्त आश्वयंजनक 
ध्‌ 


( ६६ ) 


काम किया जो एक प्रकार से उनके पिछले चरित्र के विरोध में आः 
पड़ता है-- 
सापितं भरतं दृष्टवा मुक्तकंठ रुरोदहं ॥८९॥ 
पादयोः पतितस्तस्या भरतोडपि तदारुदत्‌ । 
आंलिग्य भरतं साध्वी राममाता यशस्विनी ॥८5३॥ हू 
( अयो० स० ७ ) 
तुलसी की कौशल्या इस प्रसंग में आदर्श चित्रित की गई हैं। 
उनके लिए भरत ओर राम में कुछ अन्तर ही नहीं है--- 
भरतहि देखि मातु उठि घाई । मुझुछित अबनि परी भमंई आई ॥ 
><- >< मर 
मातु भरत के बचन मदु सुनि पुनि उठी संभारि। 
लिए उठाइ लगाइ डर लोचन मोचित वारि॥ 
सरल सुभाय माय हियेँ लाये | अति हित मनहु राम फिर आये ॥ 
मेंटेड वहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न हृदय समाई ॥ 
देखि सुभाउ कहत सदु कोई । राम मातु अस काहे न होई ॥ 
माता भरत गोद बेठारे। आँसु पोछि मद बचन उचारे ॥ 
अजहुं वच्छ वलि धीरज घरहू। कुसमय समुमि सोक परिहरहू | 


केकेयी 


केकेयी का चरित्र लगभग सभी रामायणों में समान है। सब में 
केकेयी की कुटिलता देवमाया से विमाहित होने के कारण है' ।१ तुलसी 
ने इसी दृष्टिकोण को अपने सामन रखा है और इस प्रकार“उसके 
चरित्र की विवेचना करने की चेष्टा की है । उनका मत है-- 
१--कैकेय्यावरदानादि यब्न्निष्टुर भापणम्‌ ॥ 
सब देवकृत नोचेदेव॑ सा भापसेत्कथम्‌ | 
तस्मालमजात्र् तात रामस्य बिनिनतते ॥ 








( अध्यात्म रा० ) 


( ६७ ) 


वातुल भूत विवस मतवारे। 
ते नहिं वोलहिं वचन संमारे | 


आगे चल कर वह भरद्वाज के मुँह से भी यही वचन 
कहलवाते हैँ-- 
कैकयी हि दोप नहीं गई गिरा मति धूति । 

परन्तु कैकेयी का अपना दोप हो या न हो, तुलसीदास का काव्य 
उन्हें क्षम्य नहीं समझता । तुलसीदास ने अयोध्या ३३--४३ में' कैकेयी 
का विपद्‌ चित्रण किया है और उन्हें अत्यन्त निष्ठुर, पति-घातिनी 
ओर राम-हं पी चित्रित किया है। केकयी का चरित्र यथार्थवाद की 
सभी सीमाओं को छू लेता है । वह जानती है कि दशरथ उसके वश 
में हैं, इसलिए उनसे प्राशधातक वरदान माँगने में उसे थोड़ी भी 
लज्ञा नहीं है। राजा के अनुनयथ-विनय करने पर वह साधारण खस्री 
की तरह कहती है-- 

कहद करहु किन कोटि उपाया | इहाँ न लागहि राउरि माया ॥ 

देहु कि लेहु अजसु करि भाहीं | मोहि न बहुत प्रपंचः सोहाहीं ॥ 

राम साधु तुम्ह साधु सयाने | राम मातु भलि सब पहिचाने ॥ 

जस कोौंसिला मोर भल ताका | तस फलु उन्हहिं देडें करि साका॥। 

सारे रामचरितमानस में कैकेयी का चरित एक ल्ांछित चरित्र 

की भाँति उपस्थित किया गया है. । वाल्मीकि रामायण में कैकेयी का 
चरित्र इस प्रकार लांछित नहीं, हे। आदि काव्य के रवयिता का 
इंष्टिकोण यथार्थवादी है ओर इसलिए हम कैकेयी को जीचित, स्पन्दित 
एवं महत्ताकांच्षा से अनुप्राणित देखते हैं। वह पति की प्रिय है, 


न दोपेणावगन्तव्या कैकेयी भरत त्वया | 
राम ग्रत्नाजनं ह्ेतत्सुखोदर्क, भविष्यति ॥ 
देवानां दानवानां च ऋवषीणां भावितात्मनाम्‌ | 
हितमेव मविष्यद्धि रामप्रवाजनादिह ॥| 
( वा० रा० शध्र२६-३० ) 


( ८ ) 


सौन्दर्य-गविता है, सपत्तनियों से ईर्ष्या करती है.। उसमें उदात्त भाव- 
नाएँ हैं और महत्वाकांच्ा की कमी नहीं हे। रामायण की दुखान्त 
घटना का वीज केकेयी के चरित्र में ही स्थित है, मंथरा उस वीज 
के ऊपर मिट्टी डाल कर, उसे अश्रजल से सींच कर, अंकुरित होने 
का अवसर देती है । कैकेयी भरत को राजा बना देखना चाहती 
इसके लिए बह अंत तक इतनी कठोर वनी रहती है कि सहसा विश्वास 
नहीं होता । मानसकार ने केकेयी को देवताओं की काय सिद्धि का 
असख् वना कर उसे छोटा कर दिया हे | कारण यह है कि तुलसी भक्त- 
कवि हैं आर सारी रामकथा को रामभक्ति के दृष्टिकोश से देखते 
हैं। “गई गिरा सति फेर! कह कर जहाँ वे कैकेयी की रक्षा करते हैं, 
बहाँ उसे कटु से कठ्ठु शब्द कहलाते नहीं चूकते | उन्होंने उसे उस 
स्थिति में रख दिया जिस स्थिति में रामविरोधी पात्र रावण है। 
इससे जहाँ भक्तिभावना का प्रकाशन हुआ, वहाँ कैकेयी के मनोविज्ञान 
की अवहेलना भी हो गई । 
पूर्वार्ध अयोध्याकांड में कैकेयी केतु बनी हुई है। सारी घटना 

के मल में वही है । उसके चरित्र को गढ़ने में तुलसी को काव्य के 
सर्वश्रेष्ठ गुणों को हाथ में रखना पड़ा है। सारा प्रसंग सक्षम मनो- 

विज्ञान, भावों के घात-अ्रतिधात एवं रस-छृष्टि के लिए दृष्ठव्य है । 
तुलसी कैकेयी के कोप, सान, वचन-चातुरी, कर्म-चातु्ये और खी- 
के अनेक संश्लिप्ट चित्र उपस्थित करते"हें । 


परन्तु दशरथ-मरण के बाद कैकेयी की वेदना देखने योग्य हे 


भरत आये हैं| केकेयी हर्पित हे-- 


केकेई हरपित एहि भाँती। 
मनहूँ मुद्ति दव लाह किराती ॥ 
( अयो० १४६ ) 
परन्तु जिस पुत्र के लिए उसने इतना कांड कर दिया, बह पुत्र 
उससे कहता है-- 


65६7). 


धीरज घरि भरि लेहिं उसासा | २६. हुं 
पापिनि सवहि भोति कुल नासा ॥ 
€ अयो० १६१ ) 

भरत के इस कट चचनों की कैकेयी पर क्या प्रतिक्रिया हुई, 
छुलसी इस सम्बन्ध में मौन है। श्रष्न कूबरी को मारत हैं परन्तु 
भरत उसे छुड़ा देते दे ओर कोशन्या के पास जाते हैं। इस प्रयोग 
के बाद तुलसी न कैफेैयी की ओर से एकदम आँगस्ये मोड़ लीं। सारे 
रासचरितमानस में वह मौन है, निपट सीन | परन्तु इस मौन के 
न्‍ीछे कितनी लज्ञा, कितनी ग्लानि, मन का कितना हाहाकार है, 
, तुलसी ने इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं लिखा, सब पाठकों के 
अनुमान के लिए छोड़ दिया। रनवास में लांछित, प्रजा द्वारा 
ध्यपमानित, पृत्र-परित्यक्ता, इस विधवा नारी की मीचन-यापिनी लांत्ता 
उसी प्रकार मौन ४ जिस प्रकार ऊर्मिला की वियोग-साधना। इसके 
बाद तुलसी केकेयी को चित्रकूट एवं उत्तरकांड में राम के वन से 
लीटने पर अयोध्या में उपस्थित करने है । राम सच माताओं से पहले 
केकेयी स मिलने हैं । इस प्रकार राम के शील-सोजन्य का विकास 
किया जाता हे, परन्तु फेंकेयी का आत्मग्रताइन कवि की लेखनी से 
सहानुभति के दो शब्द भी नहीं पाता । 'रामहि. मिलत केकई हृदयेँ 
बहुत सकुचानि? (उत्तर० ६) कह कर तुलसी कंकेयी के लांक्षित जीवन 
पर पटाक्षेप कर देते छे । 

स्पष्ट है कि तुलसी की विशेष भक्तिभावना के कारण केकेयी का 
चरित्र उस प्रकार बिकसित नहीं हो सका, जिस प्रकार वाल्मीकि में, 
परन्तु इसके लिए तुलसी को दोप नहीं दिया जा सकता। उनका 
भक्तिभाव उनके ओर केकेयी के चीच में पहाड़ की तरह खड़ा था | 


सुमित्रा 


सुमित्रा ओर लक्ष्मण के चरित्र समान हैं। दोनों तेजस्वी, विरत्त 
ओर रामचरण-रत हैं। सुमित्रा के चरित्र का अध्ययन करते समय 


( ७० ) 


श्रयोध्याकांड की सुमित्रा लक्ष्मण की विदा (आ० ७४) ओर उत्तरकांड 
की सुमित्रा लक्ष्मण की मेंट के प्रसंग हमारे सामने हैं। राम के 
वनवास की बात सुनते ही सुमित्रा लक्ष्मण का कर्तव्य समभ 
लेती हैं-- 
तात ॑तुम्हार, मातु बेदेही। पिता रामु सब भाँति सनेही | 
अवध तहाँ जहँ राम निवास | तहँईँ दिवसु जहँ भानु प्रकासू ॥ 
जो पै सीय राम वन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
गुर पितु मातु वंघु सुर आई। सेइ अहिं सकल प्रान की नाई ॥ 
रामु प्रानप्रिय जीवन जी के । स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥। 
पूजनीय प्रिय परम. जहाँ तें। सव माने अहिं राम के नातें | 
अस जिय जानि संग वन जाहू। लेहु तात जग 'जीवन लाहू | 
भूरि भाग भाजन भयहु सोहि समेत बलि जाउ । 
जो तुम्हरे मन छड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाडे ॥ 
पुत्रवती जुबती जग सोई | रघुपति भगतु राम सुतु होई ॥ 
नतरू बाँक भलि वादि विआनी | राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 
तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं। दूसर हेतु तात कछु नाहीं॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फल एहू | राम सीय पद सहज सनेहू ॥ 
सुमित्रा का राम-प्रेम इतना बढ़ा हुआ हे कि वे लक्ष्मण को उसी 
के माध्यम से प्रेम करती हँ-- 
मेंदटेड तनय सुमित्रा राम चरन रति जानि | 
सुमित्रा के चरित्र में स्थित-प्रज्ञता भी यथेष्ट मात्रा में है। सारे 
राजमहल में वबंडर उठा हुआ हे परन्तु उन्हें राम-वनवास का पता 
तब होता हे जब स्वयम्‌ लक्ष्मण उनके पास आते हैं-- 
पूँछे मातु मलिन मन देखी। लखन कहीं सब कथा विसेपी । 
गई सहमि सुनि वचन कठोरा | म्रगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥ 
इसके वाद के सारे प्रसंग से सुमित्रा के विवेक्र और आश्चय- 
जनक धेय का पता चलता हे । उनका तेजस्वी रूप हमें मानस में 
नहीं मिलता । वह गीताव॒ली में है । हनुमान संजीवनी लेकर लौट 


( ७९ ) 


रहे हैं। भ्रमवश भरत ने उन पर तीर छोड़ दिया । लच्ष्मण-मूच्छा की 

बात क्षण भर में रनवास में फेल जाती है'। इस अवसर पर सुमित्रा 

के वीर-भावों का हमें परिचय मिलता है। मानस में यह प्रसंग नहीं 

है, परन्तु फिर भी सुमित्रा का चित्रण अत्यंत सजग वन पड़ा है। 
भरत 

भरत के चरित्र-चित्रणु में तुलसीदास की बृत्ति कदाचित इसलिए 
' और भी अधिक री है कि उन्होंने उसे अपने राम-भक्ति-पूर्ण व्यक्तित्व 
से पुष्ठ किया है। भरत के रूप सें तुलसीदास का ही भावना-जगत्‌ 
हमारे सामने आता है। मानस का कोई भी पात्र इतना मौलिक 
चित्रित नहीं हुआ जितना भरत। “अध्यात्म और वाल्मीकि रामायण 
में भरतजी का वर्णन है. तो सही, परन्तु गोस्वामी जी के भरत-वर्णेन 
की तुलना में इसका होना न होने के वरावर है. ।”१ उत्तराद्धे अयोध्या- 
कांड के न्ञायक भरत ही हैं और पूर्वाद्ट का कंथा-प्रसंग यद्यपि उन्हें 
परोक्ष में डाल कर चलता है परन्तु है उन्हीं के निमित्त । 

“भरत के हृदय का विश्लेषण करने पर हम उसमें' लोक-भीरुता, 
स्मेहाद्रता, भक्ति ओर धर्म-प्रवशत्ता का मेल पाते हैं |”? उनमें भक्ति 
की प्रतिष्ठा ही सबसे मुख्य रूप में हुई है। मानस के सभी पात्र भक्त 
हैं, परन्तु भरत जैसी भक्ति किसी की भी नहीं हैं | स्वयम्‌ तुलसीदास 
इस कथन के साक्षी हैं-- 

भरत सरिस को राम सनेही | 
जग जपु राम रास जपु जेही ॥ 

भरत का पहला परिचय हमें दशरथ-निधन के याद ननिहाल में 
होता है। इस परिचय-स्वरूप ही हमें उनके अश्राठ-प्रेम और सरल 
हृदय के दशेन हो जाते हैं--उन्हें अपशकुन होते हैं । वह माता-पिता, 
परिजन और भाइयों की कुशल मनाते हैं, दान करते हैं, विश्नों को 





१--मानस हंस, प्र० श्द्चद् है 
२--तुसली गअ्न्थावली, तीसरा खंड पु० श्८ू८ | 


( ७२ )., 


भोजन कराते हैँं।? इस भूमिका के साथ तुलसीदास भरत को 
कैकेयी के कुचक्रों के वीच उपस्थित करते हेँ। अयोध्या में प्रवेश 
करते हुए भरत का चित्रण उनके भूमिका-स्वरूप परिचय को पुष्ट 
करता है ।* कैकेयी के दशरथ निधन की वात सुनाने पर वह मर्माहत 
हो जाते हैं, परन्तु अपने लिए रास का वनगमन सुन कर तो वह 
स्तम्भित रह जाते हैं १ राज-काज की बात सुनकर उनका हृदय 
आत्म-लानि से भर जाता हे । वह माता को कढ्ठ चचन तक कहते 
हैं। यहाँ रामभक्ति के उत्साह में तुलसीदाप उचित सीमा से 
कुछ आगे बढ़ जाते हैं, परन्तु वास्तव में भरत की प्रतिक्रिया का इससे 
सुन्दर चित्रण नहीं हो सकता था-- 


हंस वंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाइ | 

जननी तू' जननी भई विधि सन कुछ न बसाइ ॥ (अयो० १६१) 

राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्हि विधि मोहिं । 

मोह समान को पातकी वादि कहेडें कछु तोहिं॥ (झयो० १६२) 
शत्रुष्त कुचक्री मंथरा को दंड देते हैं तो भरत दया करके उसे- 





१--अ्रनरथ अवधि अरंभेड जब तें | कुसगुन होंहि भरत कहूँ तब ते | 
देखहिं रात भयानक सपना | जागि करहिं कटु कोटि कलपना || 
विप्र जेबाईं देदि दिन दाना | सिव श्रभिषेक करहिं विधि नाना॥ 
मांगहि हृदय महेस मनाई | कुसल मातु पिठ परिजन भाई |॥ 
२--१५-१४८ (अयो० ) 
३--सुनत भरत भए विवस विपादा | जनु सहमेठ करि केहरि नादा ॥ 
तात तात हा तात पुकारी | परे भूमितल व्याकुल भारी ॥ 
भरतहि विसरेउठ पितु मरन सुनत राम बन गोनु । 
हेतु श्रपनपठउ जानि जिये थकित रहे धरि मौन ॥ 
सुनि सठि सहमेउ राजकुमारा | पाके छुत जनु लाग अँगारा || 


( ७३ ) 


छुड्ा देते हैं ।। इसके बाद भरत फीशल्या से मिलते हैं । इस मिलन का 
जैसा सरस, सतक ओर मनोवैज्ञानिक चित्रण हमें मानस में मिलता 
है, वेसा अन्य क्रिसी रामकथा-काव्य में प्राप्य नहीं। यहाँ भरत का 
आत्मप्रताइ़न* ओर कोशल्या का स्नेह-वात्सल्यश दोनों के चरित्रों 
को ऊँचा उठाने में सफल हुए हैं। भरत कौशल्या को सफ़ाई अवश्य 
देते हैं कि रास के वनवास में उनका ज़रा भी मत नहीं, कदाचित 
कुछ उम्म शब्दों में,४ परन्तु कोशल्या द्वारा कही दो चोपाइयाँ राम- 
वनवास की राजनीतिक भित्ति को एकदम गिरा देती हं। यह बह 
भित्ति है जिसे आदि कवि ने अत्यंत जागरूकता से खड़ा किया है 
ओर जिसके आधार पर रामायणु-क्ाल की राजनीति का अध्ययन 
किया जाता है ।६ तुलसी न राम के पिता दशरथ पर किसी प्रकार 
की लांछना देख सकते हैं, न भरत पर । उन्होंने सारा दोप केैकेयी 
ओर मंथरा पर रख दिया है. ओर इसी दृष्टिकोण से भरत द्वारा माता 
कैकेयी को कट चचन भी कहला दिये हैं । यह सब उनके रामभ त्ति 
के उत्साह के कारण हुआ। जो भरत का चरित श्रेष्ठ काव्य आर 
भक्ति की ज्योत्स्ना में नहा कर मानस में इतना चमक उठा दे कि 
कहीं कहीं, जेसे अयोध्याकांड में, उसने राम के चरित्र को भी ढक 
लिया है । 
अयोध्या के इस प्रसंग के बाद हम भरत को पुरजन-सहित चित्र- 

कूट जाता पाते हैं । इस प्रसंग में भरत का शील हमें मोह लेता हे | 
१--भरत दयानिधि दीन्डि छुडाई | 

२--घिग मोद्दि भयर्ऊँ बेनु बन आगी | दुसह दाद दुख दूसन भागी ॥ 

३--मात भरतु गोद बैठारे | अ्रँस्‌ पोछि मदु वचन उचारे ॥ 

४--देखिये ग्रयो ० १६७, १६४८ 

५---मत तुम्हार यहु जो जग कह्द्वीं | सो सपनेहँ सुख सुगति न लहहीं ॥ 

श्रस कह्दि माठु भरतु हिये लाए। थन पय सुव्धिं नयन जल छाए ॥ 
६--ब्राल्मीकि रामायण की राजनीति के विवेचन के लिए देखिए 'रामायण में 
राजनीति? पुस्तक ( ले० शालग्राम शास्त्री ) | 


( ७४ ) 


वे शव-क्रियाकर्म के बाद गुरु-माता की आज्ञा माँगते हैं और जब 
उन्हें आज्ञा मिलती है-- 
प्रजा पालि परिजन दुखु हरहू | 

तो वे अत्यंत विनमश्रता से अपनी वात भी रख देते हैं ।१५ इसके 
बाद का भरत का चित्रण अत्यंत मौलिक है | वह रामभक्ति के प्रतीक 
के रूप में उपस्थित किये गये हैं। चनमाग में जाते हुए राम से 
संबंधित प्रत्येक स्थल, प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए तीर्थ हो जाता है |? 
रामचरितमानस में तुलसीदास के चरित्र-चित्रण में सब से बड़ी 
विशेषता यह है कि उन्होंने प्रत्येक पात्र को प्ररछन्न या अप्रचछन्न 
रूप से रामभक चित्रित क्रिया है।। तुलसी का व्यक्तित्व रामभक्ति 
से इतना भरा है. कि उनका प्रत्येक पात्र उत्कृष्ट रामभक्त हो जाता 
है । उनके पात्रों की मोलिकता ओर जनता का उनके प्रति आकर्षण का 
एक प्रधान कारण यह भी है । फिर कहाँ भक्तों के सिस्मीर भरत ! 
तुलसी उनके चित्रग के साथ धन्य हो उठे हैं। अयोध्याकांड के 
पूर्वाद की महत्ता हे उसका मनोविज्ञान, उसका रस-निरूपण, एक 
विशाल पटभूमि पर पात्र उस समय सामने उपस्थित होते हैं. जब 


१माटि छपदेंसु दौरा ग्रु् मीका | प्रजा सचिव समेत सब ही का ॥ 
सातु उचित था आायस दीछा | श्रवसि सीस घरि चाहर्दे कौस्हा ॥ 
गुदा दिल माल स्वाति दिस यानी | सुनि मन मुदित करिश्र भलि जानी | 
उचिद कि खनुचित किए बिचार | भरम्‌ जाश सिर पातक भारू ॥ 
तय ती देश सम् सिखसोर्ट ।जी आचरत मोर फल होई ॥ 
जाई ये समभत डर्द नीक। सदात होते परस्तोसु ने जी के॥ 
है समस्पूर मरते दील दय। से समेंद्र सब्र अंग मिथिल सत्र ॥ 
उहूआाड कं. साॉम: प्रभमामू । भा मन संगन्‌ मिले जन समर ॥ 

क्षा सिंगुपा पुनीत सोद राम किये सिख्राम ॥ 

धर सन सादर भरस कोस्रंद दंश प्रनाम ॥ 


सन 
कक पक # 
टी छ । 


- ( ७४ ) 


संधंरा की योजना से उनके हृदय में उथ-पुथल है! उत्तराद्ध में इस 
प्रकार का कोई संघपे नहीं है। मौलिक संघर्ष के कारण पृवाद्े 
वाल्मीकि रामायण सें भी उतना ही अच्छा बन पढ़ा है, राजनीतिक 
प्रप्ठ भूमि के कारण वह महत्वपूर्ण भी है| यद्यपि तुलसी की सुन्दर काव्य- 
कला का वहाँ अभाव है, परन्तु अन्य रामकथाओं में अयोध्याकांड 
का उत्तराद्ध उतना सज्ञीव' नहीं चन पड़ा । वाल्मीकि में भी नहीं । 
तुलसी ने भरत के व्यक्तित्व को प्रेमविद्दता भक्ति से भर कर एक नया 
भव्य प्रासाद ही खड़) कर दिया है। निपाद भरत को प्रणाम करता 
है, तो वे उसे तुरन्त दृदय से लगा लेते है, उसे राम ने हृदय से 
लगाया है, वह पवित्र है, इसलिये। साधारण भक्त की तरह वे 
मीयराम”भक्ति साँगते हैं ।३ कुस-साँथरी देख कर भक्ति-विह्॒ल हो 
प्रदक्षिणा करते हैं ।४ कितने हृदय-भावों को भरत के प्रति तुलसी 
ने अर्पित किया है, यह इन दो पंक्तियों से प्रगट है। मरत पैदल 
चल्न रहे हैं-- 
भलका झूलकत पौयन्ह केसे । 
पंकज कोस ओस कन जेसें ॥ २०४ ॥ 

तुलसी के भरत आत्मदर्शन और आत्म-प्रताड़न की मूर्ति बनकर 
छदय के अन्यतम प्रदेश सें स्थान कर लेते हैं। उन्हें न माता के 
करतव! का शोच है, न पिता के मरते का। शोच यह हे कि राम- 
लक्ष्मण वनवास का दारुण दुःख सह रहे हैं ।५ 











-१-+करत दंडवत देहि तेदि भरत लीन्ह उर लाइ। 
मनहें लखन सन भेंट भइ प्रेम न हृदय समाइ ॥ 
* २--यह तो राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जग्मु पावन कीन्हा ॥ 
३--भरत कह्देड सुरसरि तव रेनू | सकल सुखद सेवक सुरधेन ॥ 
जोरि पानि बर मागझँ एहू ] सीय राम पद सहज सनेहू ॥ 
४--कुस साँथरी निहारि सुहाईं। कीन्ह प्रनामु प्रदज्छिन जाई ॥ 
५--अयो० २११ * | 


( ७६ ) 


तुलसी की भक्ति-भावना भरत को राम से भी बड़ा बना देती है । 
राम से राम के भक्त बड़े हैं, यह तो उनकी धारणा है ही। प्रकृति भी 
इसी धारणा के अनुकूल चलती है-- 
किए जाहिं छाया जलद सुखद बहइ बर बात । 
तस संग भयड न॒रास कहूँ जस भा भरतहि जात ॥ 

'.. (आऋ० २१६) 
इसी भावना के कारण भरत की यात्रा का अत्यन्त विस्तार-पूबक 
चित्रण हुआ है । 

चित्रकूट में जो सभा होती है, उसमें राम का चित्रण लक्ष्य है, 
परन्तु क्षेत्र अब भी भरत के हाथ है | रव॒यं तुलसी का मत है--- 
भरत महा सहिसा जल रासी | मुनि सति ठाढ़ि त्तीर अवला-सी ।। 
गा चह जार जतनु हियेँ हेरा | पावति नाव न बोहितु वेरा॥ 
ओर करिहि को भरत वड़ाई। सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥ 
( अझ० २४७ ) 
कहीं-कहीं तो एक ही पंक्ति में तुलसी भरत के व्यक्तित्व को सफलता- 
पूर्वक सामने खड़ा कर देते हैं--- 
पुलकि सरीर समाँ भण ठाढ़े। 
नीरज नयन नेह जल बाढ़े॥ 
भरत जो कहते हैं, वह तुलसी ही के कहलाने की वात है? । मरत 
राम के सम्मुख अनेक प्रस्ताव उपस्थित करते हैं, परन्तु उनकी वाग्वि- 
दग्धता उनके भक्तिभाव से परिचालित होने के कारण उनकी भक्ति 
को ही प्रकाशित करती हे । जनक के आगमन के साथ प्रसंग की 
गंभीरता बढ़ जाती है, भरत फिर गदगद्‌ भाव से अनेक तक उपस्थित 
करते हैं, परन्तु राम की ऋृढ़ता उन पर विजय पाती हे ओर भरत 
होनी समझ कर संतोप कर लेते हैं: । इसके वाद भरत रामचरण 








१-० २६०--२६२ 
रनच्चटा, रद्ष्ट 


३--मभग्तहिं मबठ परम संतोष |---३०७ 


६: ७.०) 


रंजित चित्रकूट स्थली का भक्तिपूवेक दशन करते हैं । भक्त के लिए 
चित्रकूट की कम महत्ता नहीं है ।१ इस अवसर पर तुलसी भक्त भरत 
की राम-सम्बन्धी प्रेमासक्ति का सुन्दर चित्रण कर सके हैं । 
भरत ल्ोट जाते हैं। लंकाकांड में हम उन्हें संनन्‍्यासी शासक के 
'रूप सें. राम की पादुकाओं को लेकर अवध का शासन करते हुए 
याते हैं। उत्तरकांड के आरम्भ में भरत के इसी श्रेमविरहासक्त रूप 
का सुन्दर चित्रण है-- 
रहेउ एक दिन अवधि अधारा | समुकत मन दुख भय अपारा | 
कारत कबन नाथ नहिं आयड | जानि कुटिल किधों मोहि विसरायड॥। 
अहह धन्य लछिसन बड़भागी | रास-पदार-चिंदु अनुरागी |॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा | तते नाथ संग नहिं लीन्हा॥ 
जो करनी समुमै प्रप्तु मोरी | नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 
जन अवगशुन प्रश्चु भान न काऊ | दीनवंघु अति मदुल॒ सुभाऊ ॥ 
यह आत्म-संघप और विरह-मक्तिभाव भरत के चरित्र की 'घुरी' 
है। मानस में भरत तुलसी के सब से मोलिक चरित्र हैं ओर उन्हें 
सप्राण बनाने के लिए तुलसी ने कुछ भी उठा ही नहीं रखा है। हो 
सकता है, भागवत के उद्धव? का थोड़ा प्रभाव भी हो, परन्तु शुद्ध 
भक्त के रूप में उपस्थित होकर सरत राम के आता भरत से बहुत 
ऊपर उठ गये हैं ओर शिव एवं हनुमान की तरह भक्तों के लिए 
साधना का एक प्रतीक बन गये हैं । 


सीता 


सीता के चरित्र की मुख्य विशेषता उनका दृढ़ पातित्रत हे । उन्हें 
राम प्राणु-प्रिय हैं। परन्तु कवि ने उनके चरित्र में सख्री-सुलभ समस्त 
सरल सुन्दर भावों का सामज्जस्य कर दिया है । 

सीता को इम पहले-पहल कोमाय-पछुलभ उत्सुकता से भरा पाते 
हैँ । विदेह के उपवन में सखी जब राम-लक्ष्मण को देख कर भावुकता 


(-आअ० ३०८--३ १२ 


आज , 


ओर स्नेहशीलता से ( पुलक गात जल नयन ) उनका वर्णन करती 
है तब सीता के हृदय में भी उन्हें देखने की उत्कण्ठा होती है! 
यद्यपि कवि “प्रीति पुरातन” कह कर अलोकिकता का समावेश कर 
देता है, परन्तु यह वात प्रसंग की लीकिकता में दब जाती है। इस 
उत्कण्ठा के कारण सीता में कोमाय-चाग्बल्य भी दिखलाई पड़ता है। 
परन्तु तुलसी अन्त में संयम की ही प्रतिष्ठा करते हैं। इसके बाद हम 
उन्‍हें स्वयम्वर-स्थल पर गशुरुसमाज़ के बीच में लज्जाशीला कन्या के 
रूप में पाते हैं जिसके हृदय में अपने मन से चुने हए पात्र के प्रति 
आकांक्षापूर्ण तीत्र अनुराग है, परन्तु परिस्थिति एवं गरुजनों का 
सामीप्य जिसे संकोच में जकड़े है । 


इसके अनन्तर हमें सीता के शील के दर्शन होते हैं।। उन्होंने 
सुकसारिकाएँ पाल रखी हैं । विदा होते हुए चह्‌ भारतीय कुमारिओं 
की तरह माता-पिता से सहज स्नेह प्रगट करती हैं और वार-चार 
सखिओं के गले मिलती हैं । | 

अयोध्या में सीता पहली वार हमारे सामने राम-वनवास के 
समय आती हैं उस अवसर पर हम उन्हें आदश्श पत्नी के रूप में देखते 
हैं. ।१ उनकी सहिष्णुता की परीक्षा उस समय होती है. जब कैकेयी 
उन्हें वनवास के योग्य वल्ल पहनने को कहती है । चित्रकूट के प्रसंग 
में हम उनसे गरुजन-सेवा और मयोदा का भाव पाते हैं। हरण- 
प्रसंग में उनका अतिथि-सेवा-भाव हमारे सामने आता है। अशोक 
वाटिका की सीता में निर्भेयता, धर्म-परायणता ओर उद्चकोटि के प्रेम 
के दर्शन होते हैं| हलुमान से वार्ताल्ञाप में उनकी सावधानता और 
बुद्धि-कोंशल का परिचय मिलता है। तुलसी ने सीता में दाम्पत्य प्रेम 


१--सुनिये माय में परम अभागी | 
सेवा समय देव बन दीन्हा || ( कौशल्या से ) 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । 
सरद विमल विघ्वु बदन निहारे || ( राम से ) . 


( ४७५ ) 


ओर सेवक-सेव्य भाव की रामभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण उपस्थित 
किया है। 


सीता के चरित्र में अल्ञोकिकता एवं अति प्राकृतत्व का समावेश 
कुछ दो तीन ही स्थलों पर हुआ है, अतः उनका लौकिक रूप ही हमारे 
सामने आता है | वह यथाथवाद से पुष्ट हे। हिन्दू समाज की नारी की 
पूरी परिणति सीता के चरित्र में हो जाती है.। उत्सुक कोमार्य, संकोच- 
शील, स्वयम्वरा, वधू, पुत्रवधू, पत्नी, भाभी, ग्रहिणी सभी रूपों में सीता 
हमारे सामने आती हैं। सभी रूप सुन्दर हैं, अतः हमें प्रिय हैं । इस 
यथाथ चित्रण के सामने जगज्नननी रूप दव जाता है, यद्यपि कवि 
स्थान-स्थान पर उसकी याद दिला देता है? । सच बात तो यह है कि 
कवि ने सीता को जगज्नननी रूप में चित्रित करने की चेपष्ठा की है, 
परन्तु कवि-परम्परा एवं यथार्थ चरित्र-प्रियता के कारण उनका चरित्र 
सामान्य आदश हिन्दू नारी जेसा हो गया है| उसकी सीता में सतीत्व 
की भावना स्थान-स्थान पर स्पष्ट हो गई है ।* उत्तरकांड में हम सीता 
के रूप में आदशे ग्ृहिणी का चित्र पाते हँ:--- 


पति अनुकूल सदा रह सीता। सोभा खानि सुसील विनीता ॥ 

जानति क्ृपासिंधु श्रघ्ुताई। सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 

जद्यपि गृहँ सेवक सेवकिनी | विपुल सदा सेवा विधि गनी ॥ 

निज कर ग्रह परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनसरई ॥ 

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ | सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥ 

कीसल्यादि सासु गृह साहीं | सेवइ सबन्हि सान सद नाहीं ॥ 
( उत्तर० २७ ) 


१--सोह नवल तनु सुन्दर सारी | जगत जननि अछुलित छुवि भारी ॥ 

ओर रूप का व्यक्तिरेक से पुष्ट प्रसिद्ध रूपक में वर्णन | 

२--रंगभूमि जब सिय पणुघधारी | देखि रूप सोहे नर नारी॥ 

ओर राम का विप्रलंभ चित्र जहाँ सीता के अज्ञों की प्रतिष्ठा प्रकृति से “लिये 
गये उपमानों में की है । 





( ८5० ) 


यह एकदम नया चित्रित है जो तुलसी की आदर्श कौटुम्बिक 
भावना को हमारे सामने उपस्थित करता है । 


लक्सण 


लक्ष्मण के चरित्र का मूल मंत्र तेज हे | परन्तु उस तेज में भी वह 
गुरुजनों के सम्मान का ध्यान रखते हैं | यद्यपि उनका आत्माभिमान 
ओर आत्मसम्मान फूट कर ही रहता है। वह निर्भय, निःशंक, स्पष्ट 
भाषी, भ्रातृमक्त, त्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, ओर आत्मविश्यासी हैं। चह 
यथाथेवादी चित्रित हुए हैं। परिस्थिति के मल में पेठ कर एक 
विशेष घारणा बनाने में युवकोचित शोघ्रता करना है। अदम्य साहस, 
निःस्वाथ सेवा, उम्रता और असहिष्णुता--विरोधी मप्रवृत्तिओं का मेल 
उनके चरित्र की विशेषता हे | इसी के करण वह मानस के पाठक को 
इतने प्रिय हैं | “मानस के लक्ष्मण एक तेजपुञ्न वीर हैं। गोस्वामी जी 
ने इन्हें चित्रित कर अपनी लेखनी को सार्थक किया है । परन्तु लक्ष्मणजी 
की ये सारी चिशेपताएँ श्रीरामजी के ग्रति उनके अनन्‍्य सेवा- 
ब्रत और उत्कट अनुराग से अनुप्रेरित हैं। श्रीरामजी का अपमान तो 
दूर रहा, अपमान की कल्पना भी उन्हें असह्य है। उनके चरित्र में 
यही बात सवंत्र दिखाई देती है । श्रीराम के प्रति इस अनन्यता के 
कारण उनका चरित्र इतना आकर्षक और सवजन-प्रिय हो गया है | 
उनकी उम्रता ओर असहिष्णुता भो साहक हो गई है ।”?१ 

कुछ विद्वानों ने लक्ष्मणु-परशुराम संवाद को चरित्र-चित्रण की 
दृष्टि से दूपित कहा है । उनका कहना है कि उसमें लक्ष्मण ने जिस 
घैयें, विनोद ओर विनयशीलता का परिचय दिया है, वह उनके उद्धत 
चरित्रके अनुकूल नहीं पड़ती । परन्तु सच तो यह है कि लक्ष्मण की 
वह व्यंगश्रियता उनके तेज का ही एक रूप है । उसके पीछे लक्ष्मण 


१-- कल्याण? १३, २; पु० २०३२ 


( 5१ ) 


के चरित्र की मूल प्रवृत्तियाँ छिपी हुई हैं। अतः बह प्रसंग उनके 
चरित्र के विरोध सें नहीं पड़ता । 


शत्र्त 


शत्रन्न का विशेष चित्रण नहीं हुआ है, केवल अयोध्याकांड में' 
उनके मंथरा पर क्रोध करने और उसके कूबर तोड़ने का उल्लेख है | 
स्पष्ट है कि उनका स्वभाव लक्ष्मण से भिन्न नहीं है । 


हलुमान न्‍ 

निःस्वार्थ सेवाभाव और रामभक्ति, बुद्धिमत्ता, शौर्य, स्वामिभक्ति-- 
इन गुणों से हलुमान का चरित्र विभूषित है । परन्तु शौय के वरणन में 
अति प्रकृत कल्पनाओं को भी स्थान मिला है। रास की अल्लोंकिकता 
ओर उनकी भक्ति की महानता के द्वारा हनुनान के प्रक्ृत कर्मों को 
स्पष्ट करने की चेष्टा की गई हैं। एक अकार से हनुमान का चरित्र 
दास्य-्भक्ति का अतीक है। रामजी की ओजर्विता ओर विवेक, 
भरतजी का वेराग्य ओर राममक्ति, लक्ष्मणजी का शाये ओर राम- 
सेवा, रावण का पौरुप ओर प्रव॒णता, कुम्भकरण का बैये और धड़क 
ओर निज का चुद्धिचातुर्य, अतुल वल और सनोजवब, इन गुणों का 
समीकरण मगोस्वामीजीं के हलुमानजी इस्ती लिए स्वामीजी ने' 
उन्हें इस विशिष्टता से मनाया है. 

महावीर विलुवउ हनुमाना । 
राम जास जस आपु चखाना ॥ 
प्रनचर्ड एवन कुमार खल बन पावक ग्यान घन | 
(शोर्य ) (बुद्धि ) 
जाए हृदय आगार वसहिं राम सर चाप घन || 
( रामभक्ति ) 

इन सब जुर्सो के साथ हनमाव आदश सेवंक की दरहइ निर्जस 
सदा तत्पर ओर अमानी हैं । 


( ज>«४ ) 


अगद 

वल और चुद्धि में अंगद हनुमान की भाँति चित्रित किये गये हैं - 
परन्तु कदाचित्‌ राजकुमार होने के कारण उनका स्वभाव उद्धत है । 
लंका की राज-सभा में उन्होंने दूत होते हुए भी रावण से जिस प्रकार 
का अमर्यादित वार्तालाप किया हे, वह उनके लिये श्लाध्य नहीं है। 
तुलसीदास ने अन्य पात्रों की तरह अंगद को भी रामभक्त चित्रित 
किया है| उत्तरकांड में विदा के समय राम का अंगद के प्रति विशेष 
स्नेह दिखला कर तुलसी ने मौलिकता का परिचय दिया हे | 

निषाद 

निपाद के चरित्र-चित्रण का मूल हे निष्कपट स्वामीभक्ति । परन्तु 
तुलसीदास ने उसमें रामभक्ति-का अत्यन्त तीत्र पुट देकर उसे और 
भी अलंकृत कर दिया है। अन्य रामायणों की अपेक्षा तुलसी के 
लिपाद का चरित्र अधिक स्पष्ट हे ओर उसका एक अपना मधुर 
व्यक्तित्व है. । 

सुग्रीव 

सुत्रीव के चरित्र में कोई विशेषता नहीं है। वह सतके, भीरु- 
हृदय, स्वार्थी, रामप्रेमी और मित्र एवं विज्लासभ्रिय चित्रित किये गये 
हैं। बह बीर अवश्य हैं परन्तु हम उन्हें कुशल सेना-संचालक के रूप 
में नहीं पाते । 'वे सुख बिलास में फँस कर राम का कार्य भूल गये । 
जब हनुमान ने चेताया वब वे घबड़ाये ओर अपने कततेव्य में दत्त- 


चित्त हुए ।” 
विभीषण 
तुलसीदास ने विभीपण के निन्‍्द्नीय चरित्र को उनके सनन्‍्त- 
स्वभाव और रामभक्ति की वीथिका देकर अत्यन्त मधुर कर दिया ह्वे। 
ठुलसी के विभीषण आत्ते और अर्थीमक्त हैं। बह नम्नता, दीनता 
ओर स्नेह की मूर्ति हैं 


( 5३ ) 
कुम्भकरण 


तुलसी के कुम्भकरण में हम उच्च कोटि की रामभक्ति पाते हैं। 
उसके राक्षस स्वभाव का प्रद्शन दवा कर, और उसमें दूरदर्शिता, 
कर्तव्य-चुद्धि, आश्चयमय युद्धकोशल और निरपेक्ष, निःसीम और 
नितान्त रामप्रेम की स्थापना कर तुलसी ने.उसे एक अदभुत चरित्र 
बना दिया है । 


मेघनाद 


मेघनाद को चित्रित करते समय तुलसी ने यह ध्यान रखा है कि 
वह लक्ष्मण का प्रतिपक्षी हे। उसमें शोये, बैये, युद्ध-कोशल और 
आत्मोत्सगगं लगभग उसी मात्रा में स्थापित किया गया है. जिस मात्रा 
में वह लक्ष्मण में हे, परन्तु उसमें क्रोध आदि तामसिक वृत्तियाँ 
अधिक मात्रा में हैं। महत्वपूर्ण राक्षस पात्रों में मेघनाद ही ऐसा है 
जिसमें तुलसी रामभक्ति की स्थापना करना भूल गये हैं। मेघनाद के , 
चरित्र में उसकी ऐन्द्रजालिक शक्ति ने विशेष चमत्कार ला दिया है । 


रावण 


रावण के चरित्र में रजोगुग और तमोगुण का सुन्दर सेल 
बह, इन्द्रिय-लीलुप, कुटिल राजनीतिक, क्रोधी और महान वलशाल्ी 
चित्रित किया गया है। उसमें व्यवहार-चतुरता उत्क् मात्रा में है 
जैसा रावण-अंगद-संवाद से सिद्ध होता है। बह विरोधी भक्त तो 
नहीं है, परन्तु उसने एक निमश्चित अर्थ-सिद्धि के लिए राम का 
विरोध किया है । जैसा इन पंक्तियों से प्रगट होता है-- 
सुररंजन भंजन महिभारा। जो भगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तो मैं जाई चेर हठि करऊँ। प्रश्ु सर प्राण तजे भव तरऊँ ॥ 
इहि भजन न तासस देहा । मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एद्दा ॥ 
जो मर रूप भूष सुदव कोऊ। हरिहों नारि जीति नर दोऊ॥ 


( ८5४ ) 


परन्तु मेघनाद-वध के वाद बह पुत्रशोक से आकुल हो जाता है और 
इसके वाद बदला लेने की भावना ही उसमें प्रवल हे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रावण का चरित्र प्रतिनायक की दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है, परन्तु तुलसी ने उसे प्रच्छुन्न राममक्त बना कर प्रति- 
नायकत्व की तीत्रता हटा ली है। फिर भी रावण की निरशंसता, 
कठोरता, व्यावह्रिकता, /आत्म-संमय, वीरता ओर ऐश्वय का तुलसी 
ने सुन्दर चित्रण किया है। इतना होने पर भी रामभक्ति के आवेश * 
में उन्होंने अन्य पात्रों से रावण को निष्प्रयोजन गालियाँ दिला कर 


भूल की है । 
मन्दोद्री 


अध्यात्म और वाल्मीकि में मनन्‍्दोदरी का कोई विशेष व्यक्तित्व 
नहीं है। तुलसीदास की मन्दोदरी का अपना विशेष व्यक्तित्व है, 
जिसके मूल में उसकी रामभक्ति है। यह रामभक्ति मन्दोदरी को 
अपने पति का निरादर करने का भी कारण बनती है, परन्तु तुलसी 
मर-कराव्य नहीं लिख रहे थे, अतः उन्होंने मन्‍्दोदरी के इस व्यवहार 
को उचित समझता | वास्तव में पत्नी की दृष्टि से सन्‍्दोद्री का चित्रण 
टीक नहीं हुआ । 


वशिष्ठ ओर जनक 


घशिए शरीर जनक का चित्रण लगभग एक सा ट््आ है। दोनों 

में ऋद्यशान, व्यवद्यार-चतुरता ओर प्रेमपरता के दर्शन होते हैं । जनक 
स्मेही बिला भी सित्रित किये गये हैं। सीता के विदा-समय के चित्रण 
से उनके चरित्र में विशेषता आरा गई है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने 
आयातम रामायश ओर बाल्मीकि के विरोध में जनक को चित्रकूट 
पचा द्वार उसझे चरित्र-चित्रण के लिए अच्छा अवसर उपस्थित 

' लिया टै | यात्मीकि ओर अध्यात्म में जनक का अयोध्या की इतनी 
गएस्वपरों घदना पर लुप्र रह जाना सीन शाप से इसके चरित्र पर 


हू कि 
ग््फा लाना है | 
थ 


( 5४ ) 


यह तो हुईं व्यक्तिगत चरित्र-चित्रणों की बात । तुलसी ने समाज 
के,अनेक समूहों, पथ की नर-नारियों, यतियों, ऋषियों और ऋषि- 
पत्नियों एवं देवताओं के भी सुन्दर चित्रण उपस्थित किये हैं.। ऐसे 
चित्रण अधिकांश रूप से किसी विशेष गुण या अवगुण को हमारे 
सामने रख देते हैं। तुलसी ने देवताओं ओर राम-विरोधियों के 
चित्रण संयत भाव से नहीं किये, ऐसा लोगों का कहना है | परन्तु 
इसमें तुलसी के दृष्टिकोण का दोप है, तुलसी का नहीं | तुलसी भक्त 
पहले हैं, कवि बाद में, यह भूलना ठीक नहीं। उन्होंने देवताओं को 
इसी लिए स्वार्थी आदि कहा है कि राम को उन्हीं के कारण वनवास 
भोगना पड़ा । स्वस्थ भक्त के दृष्टिकोण से तुलसीं का चित्रण सौलिक 
आर सबल है | 





६-तुलसी की काव्य-सम्पदा 


रस 


रस की दृष्टि से रामचरितमानस का अध्ययन करने से पहले हमें' 
भूमिका के रूप में कुछ कहना है । मानस भक्ति-रस-प्रवान काव्य है, 
अन्य रस इस रस के सहायक एवं पूरक हैँ । केवल 'अयोध्याकांड में' 
ही हम कवि को लोकिक रसों की ओर थोड़ा वहुत उन्मुख पाते हैं । 
सारे मानस में भक्ति रस के साथ शांत रस भी व्याप्त है। रस की 
परिणति शान्त रस में ही है। यहाँ हमारा तात्पय काव्य के शांत 
रस से है नाटय से नहीं । रसों की दृष्टि से हम मानस का विभाजन 
नहीं कर सकते । प्रत्येक कांड में अनेक रस हं। परन्तु फिर भी कुछ 
कांडों में कुछ विशेष रस प्रधान हैं। इस दृष्टिकोण से हम कांडों और 
उनके रसों की एक तालिका इस प्रकार बना सकते हैं-- 


१-बालकांड बात्सल्य, रोड़, झब्ार, अदूघुत । 
के ७) 
२--अयोध्याकांड (पूर्वा) भयानक, करुण, रौद, वात्सल्य । 
अं पे 
( उतराद्ध ) भक्ति, विरह | 


३--अरण्य भक्ति, करुण, वात्सल्य, अऋन्नार। 


( ८६ ) 


४--क्रिष्किन्धाकांड भक्ति, वीर | 

४--सुन्दरकांड भक्ति, अदबुत। 

६--लंकाकांड वीर, भयानक, रौद्र, करुण, 
चात्सल्य । 

७--उत्तरकांड अदभुत, ऋरूण, शांत । 


परन्तु यह विभाजन अन्य रसों के अस्तित्व को अस्वीकृत नहीं 
करता | हम डा० रामकुमार वर्मा के इन शब्दों से पूर्णतः सहमत हँ-- 
“किसी कांड में कोई रस-विशेष नहीं है । सभी कांडों में रस-बेचित््य 
'है | वीभत्स रस अवश्य केवल लंकाकांड और अरण्यकांड ही में 
परिमित है । अन्य रस प्रसंग के संकेत से ही प्रवाहित होने लगते 
हूँ ।?१ सच तो यह है कि मानस में तुलसी एक अत्यंत रस-सिद्ध 
कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं । उन्हें किसी भी रस-विशेष 
की ओर से क्रमण करते हुए देर नहीं लगती। परन्तु कविता के 
अनेक रसों के साथ मानस में आद्योपांत प्रवाहित उत्कृष्ट भक्ति रस का 
भी मेल स्वतः हो जाता है, जो प्रकृत रसों को परिप्कृत कर ऊपर 
उठा देता हे | हि 


खशुज्र रस 

हमारे कवियों ने पुर्चेराग की प्रतिष्ठा की है ओर इस अवस्था को 
ख़गार-परियाक की पहली सीढ़ी माना है। वाल्मीकि और अध्यात्म 
में सीता-राम के पूर्व राग का कोई निर्देश नहीं है, परन्तु तुलसी ने 
हनुसनन्‍नाटक का अनुसरण करते हुए पूवराग भी दिखाया हे/। 

तुलसी के शऋंगार रस के चित्रण के लिए यही पूर्वराग, वनगमन 
ओर चित्रकूट के कुछ स्थल एवं राम का विरहोन्माद यह कुछ सामग्री 
उपलब्ध है । तुलसी के शाख्सरीय अध्ययन ओऔर उनकी कथित पत्नी- 
प्रियता ने उन्हें श्रृंगार की आवश्यक भूमि से परिचित अवश्य करा 





१--हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, पृष्ठ ४७८ 


( ८४७ ) 


दिया था, नहीं तो थे इतने सुन्दर और विस्तृत श्ृंनार-वणुन में 
समर्थ नहीं होते । 
मानस में तुलसी का हझूंगार अत्यन्त मर्यादित हे । “रामचरित- 
सानस में चर्शित रंगार की थही विशेषता है कि चह स्वधा 
निर्दोष है। उसमें कहीं भी सीमोल्लंघन की गनन्‍्ध तक नहीं मिल 
सकती ।” “गोसाई' जी ने अपने परमेष्ट भगवान शीरामचन्द्र ओर 
जगज्जननी का शद्वारात्मक वणन किया है, बह भी साधारण नहीं | 
फुलवारी के श्वद्धारात्मक प्रकरण के पूर्वानराग में लोकोत्तर विभावादि 
की अलॉकिकता का प्रत्यक्ष अनुभव करा दिया है ।” 
पहले तुलसी राम-सीता धरम दशन के लिए उपयुक्त बाता- 
उपस्थित करते हैं। उन्होंने नायक-नायिका के एक स्थल पर 
पहुँचने के लिए बड़ी पवित्र योजना की है । राम गुरू की आज्ञा पाकर 
फूल लेने आये हैँ। सीता को उनकी माता ने गिरिजा-पूजन के लिए 
भेजा है। दोनों अकेले भी नहीं ह । सीता के साथ सखियों हैँ, राम 
के साथ छोटा भाई। दोनों ओर संकोच ओर बन्धन है। दोनों 
वाटिका के एक भाग में भी अचानक नहीं आ जाते । 
इतनी योजना के वाद तुलसी उद्दीपन को सामने लाते हैँ । समय 
बसंत का है!। स्थान राजा जनक की फुलबारी हे। थह तुलसी की 
मोलिकता है कि वह पुष्पोद्यान का उद्दीपन के रूप में चित्रण करते 
हुए भी इस पसंग को पुण्यमय बना देते हैं। वे कहते हँ--बहाँ वसंत 
ऋतु लुभा गई है (जहाँ वसंतु ऋत रही लुभाई) | साथ ही वह यह भी 
स्पष्ट कर देते हैं कि राम अलीकिक छेँ। उस उपवन की साथंकवा यही 
है कि वह राम को सुख देता है ( परम रम्य आरामु यह जो रामहि 
सुख देत ) | 
.._ आलम्बन भी साधारण द्ी-पुरुष नहीं हे । इसी लिए तुलसीदास 
ने नखशिख की प्रचलित पद्धति को अ्रहण नहीं किया। उन्होंने 
अत्यन्त संक्षेप में दोनों नायक-तायिका के अपार्थिव रूप का वर्णन 
कर दिया है-- हे 


हज 


देखन बागु कुँअर दुह आये। बय किसोर सब भाँति सुहाये ॥ 

स्थाम गौर किसि कहों बखानी | गिरा अनयन नयन विनु वानी ॥ 
इसके बाद कवि अपनी योजना को आगे बढ़ाता है। पुूवराग की 
पहली सीढ़ी हे द्रूती के सन्देश से मिलनाकांज्ञा की उत्पत्ति ओर 
उसकी उत्तरोत्तर तीत्रता। मानस में एक सखी सीता के लिए सन्देश 
लाती है । उसने राम-लक्ष्मण के दशन 'किए हैं । बहू अपने अलीकिक 
अनुभव का वशन सखिओं से करती है। इससे सीता के छद॒य में' 
उत्कण्ठा उत्पन्न होती है। सखिओं में चर्चा होती है! ओर यह स्थिर 
होता है कि घल कर देखा जाय। सीता की आऊकुलता कुलता बढ़ती हे। 
सखियाँ सन्देश देने वाली सखी को आगे कर राजकुमारों की खोज 
में जाती हैं। । 

यहाँ तक कवि ने सीता का पू्वराग वर्णेत किया है। इसके वाद 
श्रीरामचन्द्र का पूचराग आता है। सीता के नूपुरों की ध्वनि सुन कर 
राम में उत्फंठा उत्पन्न होती है ओर तज्नननी चंचलता। इसके तुरन्त 
. बाद ही सीता-राम का प्रथम सन्द्शन है.। राम के हृदय में सीता का 
सोन्दय वोध होता है' परन्तु वे फिर भी सजग रहते हैं। इससे जहाँ 
राम का मर्यादा भाव वना रहता है, वहाँ लीक-शिक्षा का भी आयोजन 
हो जाता है। राम-के साथ उनका छोटा भाई हे, इस प्रथम द्शन 
के अवसर पर भी न तुलसी इसे भूले हैं न तुलसी के राम | इसी लिए 
राम लक्ष्मण की ओर सझुड़ गये--- 
सिय सोभा हियें बरनि प्रश्चु आपनि दसा विचारि | 

४ वोले सुचि मन अनुज सन मन वचन समय अनुहारि || 
.,. तात जनकतनया यह सोई | धनुपजग्य जेहि कारन होई॥ 
पूजन गोरि सखीं ले आई | करत प्रकास फिरइ फुलवाई || 
जास विलोकि अलोकिक सोभा। सहंज पुनीत मोर मन छोभा ॥ 
सो सत्॒ कारन जान विधाता | फरकहिं सभद अंग सन अ्राता-॥। 
रखुवंसिन्‍ज्ह कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ।! 
मोहि अतिसय प्रतीत मन केरी | जेहिं सपनेहु परनारि न हेरी ॥ 


( ८5६ ) 


के लह॒हि न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ॥ 

समंगन लह॒हिं न जिन्‍्ह के नाहीं। ते नरवर थोरे जग माहीं॥ 
करत बतकदी अनुज सन मन सिय रूप लोभान ॥ 
मुख सरोज मकरंद छवि करइ मधुप इव पान ॥ 


तुलसीदास ने सीता सनन्‍्द्रशन के समय राम में समाधि संचारी 

भाव की स्थापना की है ओर उसके बाद संकोच, छोभ, मोह ओऔर 
आकपण भावों और उनके अनुरूप अनुभावों का उल्लेख हुआ है। 
सीता स्वयम्‌ राम को नहीं देखतीं। सख्याँ उन्हें लता की ओर से 
राजकुमार को दिखलाती हैं। तुलसी ने सीता में अदृप्ति और आसक्ति, 
हप, निर्निमेष दृष्टि, प्रेमविद्लता, संकोच, लज्बा और आकर्षण 
अनुभावों का सुन्दर चित्रण किया है+- 

लता ओट तव सखिन्ह लखाए । स्थामल गौर किसोर सुहाए ॥ 

देखि रूप लोचन ललचाने | हरपे जनु निज निधि पहिचाने ॥ 

थके नयन रबुपति छवि देखें | पलकन्हिदूँ . परिहरी निमेपें ॥ 

अधिक सनहेँ देह भे भोरी | सरद सपिहि जनु चितवत चकोरी ॥ 

लोचन मग रामहि उर आनी | दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
यहाँ पर प्रथम दशन समाप्त हो जाता है । 

इस अवसर पर तुलसी ने राम के नखशिख वर्णन (अयो० २३३) 

को उपयुक्त समझा है। इस रूप को देख कर सीता समाधि की अवस्था 
को प्राप्त होती हैं । अब तुलसी सखियों को सामने लाते हैं ओर उनके 
हास्य द्वारा सीता की परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं । यह तुलसी 
की काउ्य-कला का सुन्दर उदाहरण हे-- 

धरि धीरजु एक आलि सयानी । सीता सन बोली गह्धि पानी ॥ 

बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू | भूप किसोर देखि किन लेहू। 

सक्ुचि सीय तब नयन उघारे | सनमुख दोउ रबुसिघ निहारे ॥ 

नख सिख देखि राम के सोभा । मुमिरि पिता पनु मनु अति छोभा ॥ 

परवस सखिन्द लखी जब सीता । भयउ गहरू सब कहहिं सभीता || 

पुनि आउब एहि वेरिआं काली । अस कहि मन बिहसी एक आली ॥!. 


( ९० ) 


गृढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी । भयउ विलंबु मातु भय मानी | 
धरि बड़ि धीर रामु उर आने | फिरी अपनपड पितुवस जाने || 
देखन मिस मूंग विहग तर फिरइ बहोरि बहोरि ॥ 
निरखि निरखि रघुवीर छवि वाढूइ प्रीति न थोरि ॥ 
दोनों ओर आकर्षण है, दोनों ओर संकोच है। तुलसी ने इस 
प्रसंग को लज्जा और आकपण के वीच में यहीं समाप्त कर दिया हे | 
तुलसी मर्यादाभाव. के पोपक थे, अतः नायक-तायिका की 
उच्छूड्ूलता ( वही भी आदशे ख्री-पुरुष में ) उन्हें प्रिय नहीं होती। 
उन्होंने पूवेराग को अत्यन्त संयत ढंग से चित्रित किया है | केवल 
शृंगारी कबि वहक जाता है!। किसी भी संस्कृत या हिन्दी कवि के 
पवेराग के.चित्रण से तुलना करने पर यह बात स्पष्ट होगी। ठुहूसी 
का काव्य-संयम इतना वढ़ा-चढ़ा है कि हमें आश्चय होता है | उनकी 
कवि-प्रतिभा ओर भक्ति-भावना में आश्चर्यजनक संतुलन हे । 
इसके बाद २३७--२३८ में राम के उद्दीपन का चित्रण हे | उगते 
हुए चन्द्रमा को देख कर राम उसकी तुलना सीता से करते हैँ | इसके 
पश्चात्‌ सोन्दय ओर विवाह के अवसर पर शंगार की व्यज्ञना 
है । ह 
तुलसी का काव्य शंगार-प्रधान नहों हे । वह धर्म-काव्य हे । 
उसमें नायक-नायिका को प्रेम ऐकान्तिक नहीं है। इसी से उसका 
चित्रण नहीं हुआ हे । हाँ, पति-पत्नी के प्रेम-संभापण ओर अनुराग- 
अदशेन का उल्लेख जहाँ-तहाँ है। ऐसा एक उल्लेस्व अरण्यकांड में 
इस प्रकार है--- 
एक बार चुनि कुछुस सुहाए | निज कर भूपन रास बनाए || 
सीतहि पहिराए प्रश्नु सादर | बैठे फटिक सिला पर सुन्दर ।। 
विग्र॒लम्म शद्गभार के चित्रण के बहुत थोड़े अवसर मानस में आये 
'हैं। तुलसी के राम आदेश पति हैं। सीता आदर्श पत्नी हैं । ऐसी परि- 
स्थिति में तुलसी ने वियोग के अवसर पर भी अत्यंत संयम से काम 
लिया है । सीता-हरण होने पर रास का जो उन्माद चित्रित हुआ है, 


(९, 


हसाई पीए सन्‍्भीग्ता है। सुलसी में इस सघान पर फाध्य-परिषाटी 
था परलन फरने हुए राम से बनस्पली थी सद-वेतन चस्तओं के प्रति 
अ्नगल दें एहुलाई हैँ पिनफ्े मूल में सीसा फा सायिएा रूप 


३4 


है. परन्तु इसे एड श्यल के सिय्रा ( जो मनोविशान के अनुझून 
रि भिसयोी समामि पर तुलसी ने राम के देखत्य फी घोपणा कर 


2 डे 


हक (] हर कक हर 
त्रा रा 


न 
) और कोई भी स्थल ऐसा नरहों है जपे खियोग का ऊडास्मक 
् ही मेंसा कृणगन्पाह्य में। हझृष्णनफ्राब्य फाय्यशास्प्र के थी 

पीछे चलता है, पसमें साथिकाएं के नेक रूप अर वियाग फी दसों 


आफटक कक एक 


दशायें सामने झा जानी हें परस्चु सुलसी फान्यशास्त्र से परिचालित 
नहीं हैं । वियाग ऐीडक्‍वपनेद इशाओं मभेंसे सुलसी ने फेबल पन्‍्माद 
दशा का खित्रा किया र्रि-- 
छुप सीता शिधि भा प्रतिवला। मिलदि से पाचक मिटि्टि न खोला ॥ 
देखिआअम प्रगट गगन अंगारा। अवनि ने आझ्ायत एफ तारा ॥। 
परावक्मय ससि खबत न भागी । मानों, मोहि ज्ञानि इतभागी॥। 
मुनि घ्रिनय सम घिदटप असोफा। सत्य लाम झूठ इस सम सोका ॥ 
नृतन क्रिसलय सता समाना | देदधि अधभिनि जति फरदि निदाना ॥ 
थे तो यह ४ कि सीताराम का चित्रण नायक-नायिका के रूप में हुआ 
ही नहीं है। थे आदर दम्पत्ति दँ। पर्धराग पर उन्माद आदि फा चित्रण 
फाब्यशान्त्र के अतुरुप अवश्य हुआ £ परन्तु तुलसी इससे आगे नहीं 
बढ़े हैं। उन्दोनि दाम्पत्य रस! की गष्टि की है । इस रस के झालम्वन 
पति-पत्नी हैं | उनके प्रेस-संलाप म॑ गीरव ओर मसाधुय दे और विरद में 
संयम एप प्रिय की कुशलता फी चिन्ता को ही प्रधान स्थान मिला दे । 
पति पत्नी से आस्म-तछृप्रि नहीं चाहता, आत्म समर्पण ही उसके लिये 
सब कुछ दे। इन्हीं कारणों से तुलसी का श्ंगार रस अन्य कवियों के 
थंगार रस से नितान्त भिन्न है । यह आरचर्य की बात है कि भारतीय 
जीवन में, विशेषकर हिन्दू जीवन में, संयम फी इतनी अधिक 
प्रधानता होने पर भी, शंगार रस फे आलम्बन नायक-तायिकाओं की 
पेकान्तिक कल्पना की गई ओर उसके पारस्परिक सम्बन्ध में चासना* 


ट्रर 


डा 


( ९२ ) 


प्रधान उच्छुद्वलता को प्रधानता मिली है । कवि ज्षेत्र में काउ्यशाम्त्र की 
प्रधानता हो जाने के कारण हमारे कवियों का ज्ञान हमारे घरों की 
ओर नहीं गया और कुलबधू के आत्मोत्सग ओर संयमित प्रेम से 
हमारा काव्य वंचित रहा । 


अद्भुत रस 
भक्त-काव्य में अद्भुत रस का सन्दर समावेश हआ है। इसका 
कारण यह है कि भगवान के अद्भुत और अलौकिक कार्यों से भक्त 
की निष्ठा उनमें दह होती है ओर बह संसारोन्मुख होने से बचा 
रहता है। इससे उसके नायक में देवत्वथ की स्थापना बनी रहती है. 
आर वह अनुभव करता है कि वह संसार के साधारण स्तर से उठा 
हुआ एक अपार्थिव सत्य का अनुभव कर रहा है | 
रामचरितमानस में अदूभ्रुत रस का विस्तारपूर्ण निरूपण राम 
'के विराट रूप दशेन में हुआ है. जिसका प्रसंग दो बार आया है। 
शम ने एक वार कोशल्या को विराट रूप दिखलाया है, दूसरी बार 
काकभुशुंडि को । इन स्थलों पर अदूधुत रस के संचारी भाव भ्रम, 
विस्मय, रोमांच, कम्प, वेयहीनता, आकुलता, पुलक और गद्गदा- 
वस्था का उल्लेख आया है'। ये स्थल इस प्रकार हैं-- 
एक बार जननी अन्हवाए। करि सिंगार पलना पौढ़ाए॥ 
* निज कुल इप्टदेव भगवाना। पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना ॥ 
करि पूजा नेवेद्य चढ़ावा। आपु गई जहेँ पाक बनावा।। 
बहुरि मातु तहवां चलि आई । भोजन करत देख सुत् जाई ॥ 
गे जननी सिसु पहिं भयभीता । देखा वाल तहाँ पुनि सूता॥ 
वहुरि आइ देखा सुत सोई | हृदय कप मन धीर होई ॥ 
हा उहाँ दुइ बालक देखा । मतिश्रम मोर कि आन विसेपा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी | प्रभु हँसि दीन्ह मधुर सुसकानी ॥। 
देखरावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड। 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड ॥| 
9८ >८ >८ 


(० 


ह्१ 


) 


/ नदम मे हि परम लि फिर 
तन पुलाइाओ मु एइग्नम ने हराया । नदइस से दि रमन उस नाथा ॥। 


थे. आवतारी। भरा बाटरि सिखरूुष ग्ययारीव॥ 


( दा० फोर २४०४,२५८ ) 


झम हें घरविन राम डे तट ज्स्य स्वफेने सी सन पाई; म्प स्सिया 

दम से रवित शाम मोर्धि देरा | दिसे सी संस घरित गिसेया ॥ 
सेहि एीमुझ हर सरस ने छाई | ज्ञामा शयमत् ने मान पिलाएं॥| 
जाने परानि थार मोहि धरना | स्थामल गान अमन फर घरना ॥ 
पद में भागधि घने प्रस्गारी। राम गहन फहें शुप्ता पसारीव॥। 
लिमि-लिमि दरि इशारे अशमा। सईद शुप्तहइरि देग्पड निऊझ पासा ॥ 


शा कट 


प्रसलीए लगि गयेें में दित्नयदे पाद्ठ उड़ास । 

जुग अगेल फरि थीय सब राम सुमहि मोहि सास ॥ 

सप्राधरन भेद फरि जहां लगें गति मोरि। 

गये नहाँ प्रभु निररिय ब्याझुल भय बहोरि॥ 
मूदेदे नयन प्रसित्य जय भयह | पुनि चितमन फोसलपुर गयझँ।। 
: विलोकि राम मुसुझादटी | विन्‍टंसत तुस्त गये झुस्य भार्टी ॥ 
छद॒र मार सुनु 'अंट शाया | देखे बहु अद्यांट निकाया ॥ 


रा 
क्र 


( उत्तरकांड ७६-८८ ) 
परन्तु इन स्थलों फे अतिरिक्त राम के अनेफ अलौकिक कार्यों से 
अदमुत रस प्रस्फुटित एस है। देवताओं की उपस्थिति, पुष्प-चर्पा, 
प्रति पर राम का अमनुशासन, रामभक्त दसुमान के कृत्य, जैसे 
हमुमान सुरसा के प्रसंग मे-- ; ह 

जोनन भर तेदिं घदन पस्तारा । कपि तनु फीनद दुगुन विस्तार ॥ 
सोरद जोजन मुग्ब तहिं ठबऊः | तुरत पवन सुत बसिस भयऊ।॥ 
जल जस सुरसा बदन बढ़ावा | तासु दून फषि रूप देग्वाबा॥। 


ा 


सत जोजन तेदिं आनन किन्हा । अति लबु रूप पवन सुन लीन्‍्द्रा ॥ 


बदन पइठ पुनि बाहेर आया । मांगी बिंद्रा ताहि सिर नावा॥ 
ऐस कितने ही स्थल हैं जो राम के देवत्व फो स्थापित करने के 
लिए लिखे गए हैं ओर अद्भुत रस की पृष्ठि करते है । 


( ९५४ ) 


भयानक रस 


भयानक रस का सब से सुन्दर उदाहरण कवितावली का लंका- 
दहन प्रसंग है--- 
हाट बाट कोट ओट अट्टन अगार पारि 
खोरि खोरि दौरि दारि दीन्हीं अति आगि है । 
आरत पुकारत संभारत न को काहू, 
न्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागि हैः | 
बालथी फिराबे वार बार महरावे भरें, 
धूंदिया सी लंक पिघलाइ पागि पागि है. । 
तुलसी विज्लाकि अकुलानी जातुधानी कहें, 
चित्रह के कपि सों निसाचर न लागि है॥ 
रामचरितमानस में भी युद्ध के प्रसंगों में भयानक रस का वर्णन 
मिलता है जैसे लंकाकांड का यह्‌ वर्णन-- 
रव॒ुपति कोपि बान भरि लाई | घायल भे निसिचर समुदाई॥ 
लागत वान वीर चिक करहीं। घुम्मि घुमि जहँ तहूँ महि परहीं |॥ 
खस्रवहिं सेल जन निमर भारी | सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 
कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। , 
दोड कूल दल रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी॥ 
जल जुत गज पद्चर तुरग खर विविध वाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सपे चाप तरंग चर्म कमठ घने ॥ 
/ वीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा वहु वह फेन | 
कादर देखि डरहिं तहं सुमटन्ह के मन चेन | 
.>8 युद्ध के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसे स्थल भी हैं जहाँ तुलसी 
ने अत्यन्त कल्ला-कुशलता का परिचय देकर इस रस का प्रयोग किया 
है । उदाहरण के लिए हम सहाराजा दशरथ की मृत्यु पर अयोध्या की 
दशा का यह वर्णन ले सकते हैं-- 
असगुन होहिं नगर पेठारा | रटहिं कुमांति कुखेत करारा॥ 
खर सियार वोलहिं प्रतिकूला | सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥| 


| ०५ ) 


है 
के 


आदत सर सरिता यन यागा। सगर विसेषि भयावन लागा॥ 
खग संग इय गज जार्टि से जाए शाम विद्योग करोंग विगोण ॥ 
संगर नारि मर निपट दुर्गरी। सन संबन्ति सब संपत्ति हारी ॥ 
पुरञन मिला ने फहरि ऋटु गयाहि जोहारा्िं जाएहिं। 
मरत हुसल पुँटि न सका! भय विधाद मन मादिं।॥! 


वीभत्स रस 


मुलसी सीनद्रण के प्रेमी थ। उनके फाब्य में घीभन्‍्स का प्रयोग 


फम है, परन्त जद हे बदां थे प्रगतः सफल हैँ। बीमत्स रस के बन 
सन्दरझांट और लेकाकोट फे युद्ध-ईसंग में ही ूं। लंकाफांड का एफ 
2 


कारक फेक ले भुला उदड्ाहीं।गफ ते छीनि एफ ले खादीं॥ 
एक कहहि. ऐसिड संधाई। सु तुन्दार दरिद्र ने ज्ञाई ॥ 
फॉरत भद घायल तट गिरे। जहँ नहीं मनं अर्थजल् परे! 
स्ेचहिं गीय आंव तद भए। जन बंसी खेलन चित दर ॥ 
बहु .भट बह चढ़े खग लाहीं। जनु नावरी खेलदिं सरी साद्दी 
जोगिनि भरिभरि खप्पर संचहि | भूत पिचास बधू नभ नचहिं॥ 
कबितावली के कई छन्द्र रामचरित-मानस से भी कहीं उत्कृष्ट दंग पर 
हुस रस की निष्पत्ति करते 8ै। ऋकदायित्‌ इस रस का सर्वोत्तम उत्कर्प 
डुस छू मद भें ह--- 
ओोकरी की कोरी को घ अतनि की सल्दी वां बे, 
मच के कमंटलु ख्प्पर किये कोरि के । 
जोगिनी जमानति जोरि मंठ घनी तापसी सी, 
तीर तीर बेठीं सो समरसरि खोरि के। 
सानित सो सानि सानि गृदा खात सतुझआ से, 
प्रेत एक पिथत वह्ीरि घोरि घोरि के। 
तुलसी बेताल झुत साथ लिये भूतनाथ, 
हरि देरि हँसत है द्वाथ हाथ जोरिके। 


(६ ९६ ..) 


सच तो यह है कि दरिद्रता एवं युद्धोपरांत युद्धभूमि के असंग में ही 
चीभत्स रस का विकास संभव है। तुलसी ने जहों दस रस का निरू- 
यण किया है वहाँ युद्ध-भूमि से द्वी इसे सम्बन्धित किया है | इस प्रकार 
वीभत्स का स्थान विशेषरूप से केवल उत्तरकांड में है। साधना के 
लिए जिन रसों की आवश्यकता हे वे कोमल रस हैं, मधुर रस हें, 
परुप रस नहीं । रास की वीर-मूर्ति के नाते तुलसी के लिए वीर रस 
भी संग्रहणीय है । वे उसमें भी अध्यात्म की स्थापना कर सकते हैं, 
परन्तु भयानक, वीभत्स ओर रोद्र रस केवल काव्य रस के रूप में ही 
छुल्सी के काव्य में प्रतिष्ठित दिखलाई पड़ते हूँ । उनका आध्यात्मिक 
महत्त्व कुछ भी नहीं । 


हि) 
रांद्ररस ॥। 
प्रसंगवश मानस के अनेक स्थलों पर रोंद्र रस की अवतरणा 
हुई है। सीता-स्वयम्बर के अवसर पर लक्ष्मण की यह उक्ति रोद्र रस 
का ही संचार करती है. 


सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहरऊँ सुभाव न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हार अनूसासन पावर्ऊँ। कंदुक इव ब्रह्मांड उढावऊँ।! 
काचे घट जिमि डारडें फोरी। सकड़ें मेरू मूलक इच तोरी ॥ 
तब प्रताप महिसा भगवाना। का दापुरों पिनाक पुराना॥ 
साथ जानि अस आयस होऊझ। कीतक करडें विजल्ञोकिञ् सोऊ ॥ 
कमल साल जिमिचाप चढ़ावड। जोजन सत्त प्रमान ले धावे॥ 


तोरडें छ॒त्बक दंड जिसि तब पताप बल साथ । 
ेल्‍ जो न करउें प्रशु-पद-सपथ कर न घरजे घन हाथ ॥ 

इसके अतिरिक्त लक्ष्मण-परशुराम-सम्बाद, केकेयी-दशरथ प्रसंग, 
४ तिपाद का सेना-संगठन और युद्ध के कितले ही प्रसंगों पर राम, 
लक्ष्मण, हनमान, सेघनाद, रावण और अन्य योद्धाओं में रोद्र रस 
का सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है । केकेयी के रोप के रौद्र रस- 
पूर्ण रूपक कवि. ने वाँधे हैं। इनमें सब से सुन्दर है-- 


( ९७ ) 


स कहि कुटिल भई उडि ठाढ़ी । सानहूँ रोष तरंगिनी वाढ़ी ॥ 
प' पंहार प्रगट भई सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 
[उ बर कूल कठिन हठ धारा | भवर कूत्ररी बचन प्रचार ॥ 
एत भूप रूप तर सूला । चली विपति वारिधि अनुकूला ॥ 

रस का एक असंग वह भी है जहाँ राम समुद्र के अननय-विनय 
न हटने पर सात्विक स्राव के रोप में भर उसे सोखने के लिए 
ए चलाते हैं | लंकाकांड में सात्विक रौद्र के अनेक अवसर आये 
| नर्सिह-अवतार आदि के रूप में भगवान की रोौद्रमूर्ति भी भक्तों 
प्रिय है, एवं उनकी साधना का विषय है। 


हास्य रस 

“तुन्नसीदास जी हास्य रस के ऐेपे प्रेमी जान पड़ते हैं कि उन्होंने 

। रस का कोई भी अवसर हाथ से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि 
उने सर्वोत्तम चरित्र नायक राम की भी हँसी की है: ।” हास्य रस के 
गो में: लारद-सोह, शिव-शंगार, धनुसग के अवसर पर राजाओं 
' पराजय ओर राम-केवट प्रसंग प्रमुख हैं । तुलसीदास का हास्य 
नेक अकार से प्रगट हुआ है. । राजबहादुर लमंगोड़ा ने अपने अन्य में 
सी के हास्य पर विशद्‌ विवेचन किया है। उन्होंने हास्य के कई 
हार किये हैं। (१) कोमल (२) उदासीन (३) कठोर (४) निर्द॑य 
) बोड़म (६) उजड्ड (७) वक्‍की (८) घमंडी (६) सनकी (१०) मेंपू। 
में से प्रत्येक के अन्तर्गत रामचरितमानस से अनेके उदाहरण 
ये गये हैं। उनके विशेषण से सहमत होते हुए भी हमारा समन्तव्य 
कि तुलसी का हास्य प्रधानतया संस्क्तत नाटकों के विदूषकों के 
स्थैक हास्य से नितान्त भिन्न है.। वह सोदेश्य है। नारद और परशु- 
'म के भ्ंसग सें उसका प्रयोग मोह और अहंकार छुड़ाने के लिए 
है. | तुलसी'के हास्य के संबंध में दूसरी वात यह है कि उससें सी 
याँदा का भाव ' सन्निदित है । वह “स्मित हास” की श्रेणी सें आता 
'। तीसरी बात यह है. कि उनके हास्य का अयोग नाटकीय कला के 

हि 


( ९८ ) 


साथ इतना लिपटा हुआ चलता है कि उसका अलग अस्तित्व नहीं 
रहता। शब्दों में, क्रिया में, चरित्र-चित्रण में, अतिरंजित चित्रों में ओर 
अव्यवहाय कार्यों भें हास्य की छुटा अपनी अलग छुटा रखती है । 
तुलसी के प्रारम्भिक अन्थों में हास्य अध्पष्ट और अशिष्ट भी हो 
गया है, परन्तु उनकी प्रोढ़तर रयनाओं में इस प्रकार की कोई त्रटि 
नहीं है। इन ग्रन्थों का हास्य तुलसी के चरित्र पर विशेष प्रकाश 
डालता है। अन्य साधुओं के विरूद्ध तुलसी के चरित्र में अनेक 
विरोधी स्वभाव मिले हुए थे। उनके स्वभाव भें गंभीरता के साथ- 
साथ विनोद-पभ्रियता का भी सुन्दर मेल हुआ था। वे अपनी श्रेणी के 
लोगों को भी हास्य रस का आलम्बन चनाने से नहीं चुके । राम के 
वनगमन के अवसर पर तुलसी मुनिआओं को आलम्वबन वना कर इस 
प्रकार हास्य की सृष्टि करते हें-- 
विंध्य के बासी उदासी तपोतन्नतघारी महा विनु नारि दुखारे । 
गौतमतीय वरी, तुलसी, सो कथा सुनिभे सुनिवृन्द सुखारे ॥ 
हैँहँ सिला सव चन्द्रपुत्वी परसे पद मंज़ुल-कंज तिहारे। 
कीन्हीं भली रघुनाथकजू करुना करि कानन को पणशुषारे ॥ 
ऐसा शुछ्ठ हास्य तुलसी ही कर सकते थे | 


वीर रस 


यदि रामचरितमानस से भक्ति को हटा दिया जाय तो वह वीर 
रस-प्रधान महाकाव्य अथवा वीर-काव्य की श्रेणी में आता है | राम 
का सारा चरित्र युद्धकांड की ओर ही बढ़ रहा है!। वाड़का-पुवाहु-बध 
आर धनुरयज्ष के प्रसंगों में राम के सोय की प्रतिष्ठा कर दी है, परन्तु 
अरण्य और लंकाकांड में उसके प्रदर्शन के अवसर विशेष रूप से 
आये हैं। 

परन्तु सच तो यह है कि राम केवल युद्धवीर ही नहीं हैं । उनके 

सभी अएुर-संहार प्रसंगों के पीछे सदूधर्म-प्रतिठ्धा की भावना है. । वे 

भक्तों, ऋषियों-मुनियों ओर सज्जनों के परित्राण के लिए ही युद्ध 


( ५९९ ) 


करते हैं । इस दृष्टिकोण स वे धर्मबीर हैं। इसके अतिरिक्त प्रसंगवश 
राम की दया-बीरता ओर दान-बीरता का भी उल्लेख हुआ है। संक्षेप 
में, राम के चरित्र में वीर रस के चारों भेदों के उदाहरुण मिल 
जाते हैं. ।९ 

वीर रस का प्रधान भाग है उत्साह। रासचरितसानस में राम 
ओर अन्य पात्रों के उत्साह का बड़ा सुन्द्र प्रदर्शन हुआ है. । वीर रस 
का वर्णन उन्होंने तीन शैलिओं के भीतर दिखाया है--आरीन राज- 
पृत काल के चारणों की छप्पयवाली ओजरिवनी शैली के भ॑ तर इधर 
के फुटकर कवियों की दंडकवाली शैली के भीवर और अपनी निज 
की गीतिकावाली रोली के भीतर । नीचे तीनों का क्रमशः एक एक 
उदाहरण दिया जाता है--- 


(१) कतहूँ विटप भूधर उपारि परसेन वरक्‍्खत | 
कतहूँ वाजि सों वाजि, मर्दि गजराज करक्खत ॥ 


१--शुद्ध-वीरता-- 
हम छुम्री मगया बन करहीं। तुम्हसे खल मृग खोजत फिरहीं ॥ 
रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं | एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
जौ न होइ बहु घर फिरि जाहू | समर बिमुख मैं दहतऊँ न काहू ॥ 
धर्म-वीरता--- 


अस्थि समूह देखि रघुराया। पूछि मुनिन्द लागि श्रति दाया ॥ 
जानतहूँ पूछिश कस स्वामी | संबदरसी ठुम्दें अन्तरजामी ॥| 
निसिचर निकर सकल मुनि खाए | सुनि रघुबीर नयन जल छाश्‌ ॥| 
निसिचर हीन करऊें महि ध्रुज उठाइ पन कौन्ह | 
दया-वीरता-- 
देखिभे रामचरित-म्नस और गीतावली के जटायु-प्रसंग । 
दान-वीरता-- 
जो संपति सिंच रावनहि, दीन्ह दिये दस माथ | 
सो सम्पदा विभीषनद्दि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ 


( १०४ ) 


लक््मण-मृच्छी के अवसर पर राम के विलाप से कदाचित्‌ मानस का 
प्रत्येक पाठक परिचित होगा। यह विलाप तुलसी की रस-प्रसत- 
लेखनी का अमृल्य रत्न है । 
सच तो यह है कि तुलसीदास करण रस के अवसरों के चित्रण 
में अद्वितीय हैँ । जहाँ प्रबंध का वंधन कम है, जेसे गीतिकाव्यों में 
वहाँ वे इस रस का और भी अधिक सुन्दर निरूपण करते हैं । 


शान्त रस 
काव्य का शान्त रस नाटकों के शान्त रस से भिन्न है । जिसके 
लिए साहित्य-द्पेण॒कार ने लिखा है 
नतत्र दुःखं न सखं न चिन्ता | 
न हँप या न च कार्यमन्य ॥ 
तुलसी के अनेक रसों की परिणति शान्त रस में ही है। मानस के 
उत्तरकांड के ज्ञान-विज्ञान के अनेक सम्बादों और विनयपत्रिका से 
इस रस के कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैँ । रामचरितमानस 
के अन्त की तुलसी की यह उक्ति यह स्पष्ट करती है कि मानस-रचना 
के मूल में शांत रस की ही प्रधानता हैः 
सत्वा तद्रघुनाथनामनिरत॑ स्वान्तरतमः शान्तये | , 
भापावद्ध मिदं चकार तुलसीदासस्तथा समानसम्‌॥ 


भक्ति रस 

तुलसीदास के ग्रन्थों में भक्ति रस का ग्राधान्य है, यह वात 
हम पहले कह चुके हैं । रासमचरितमानस में भरत ओर ऋषिओं आदि 
के प्रसंगों में रामभक्ति का सुन्दर निरूपण हुआ है और अनेक प्रकार 
के भावों अनुभावों की सष्टि की गई हे। शाख्रीय दृष्टिकोण से भक्ति 
रस का अस्तित्व भले ही न हो, वास्तव में बह एक अकार की नई 
रीत है जिसमें लोकिक रसों को अँलोकिक आलम्बन की सहायता 
पुष्ठ करके नया रूप दे दिया जाता है। इन अवसरों पर वात्सल्य 
रस वात्सल्य भक्ति, झूंगार रस मधुर भक्ति और वियोग अ#ंगार 


( १०४ ) 


विप्रलम्भ भक्ति में परिणत हो जाता है। आत्मलंबन ,के उत्साहपूर्य 
( वीर-रस-प्रधान ) अलौकिक ( अद्भुत-रस-प्रधान ), और हास- 
परिहासपूर्ण ( हास्य-रस-प्रधान ) कार्यों से भी भक्त को लौकिक रसों 
के स्थान पर अलौकिक रसों का आस्वादन होता है । भक्त-काव्य की 
आलोचना करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि भक्तों ने 
काव्य-शासत्र के द्वारा निरूपित रमसों का प्रयोग नई परिभाषा में किया 
है. । उनके काव्य में जहाँ कोई विशेष स्थल किसी विशेष काज्यन्य्स 
की सृष्टि करता है वहाँ वही स्थल भक्तों के लिए उसी विशेष भक्ति 
रस की सृष्टि करता है । यह सच है कि गौड़ीय वैष्णव अलंकारिकों 
की तरह हिन्दी के भक्त कवियों ने अपने रस सम्बन्धी सिद्धान्तों की 
विवेचना कहीं नहीं की, परन्तु यह स्पष्ट है कि ज्ञात अथवा अज्ञात 
रूप से वे काव्य-शासत्र के रसों का कुछ उस प्रकार से ही प्रयोग कर 
रहे थे जिसकी व्याख्या “उज्ज्वल नीलमणिए” में हुई है । 

रामचरितमानस में संचारी भावों का वहुत सुन्दर प्रयोग हुआ 
है। उसमें हमें सभी संचारी भाव मिल जाते हैं । डा० रामकुमार 
बर्मा ने अपने हिन्दी-साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास (४८०,४८१) 
में 233 भावों के उदाहरणों का इस प्रकार एक स्थान पर एकत्रित 
किया हे-- 


१--निरवेदन--अब प्रभु कृपा करहु यहि भाँती । सन तजि भजन 
करों दिन राती । 

२>श्लानि--भई ग्लानि मोरे सुत नाहीं । 

३--शंका--शिवहिं विलोक सशंकेऊ मारू । 

४--असूया--वब सिय देखि भूप अभिल्लाखे। कूर कपूत मूढ़ 
सन साख | 

४५--अम--थके नयन रघुपति छवि देखी । 

६--मद्‌--जग योधा को मोहिं समाना । 

७--घृति--धरि बड़ घधीर राम उर आनी । 

८--आलस्य--रघुबर जाय सयन सब कीन्हा | 


( १०६ 9) 


“६--विपाद--सभय हृदय विनवति जेहि तेही | 

१०-मत्ति--उपज्यो ज्ञान वचन तब बोला । 

११--चिन्ता--चितवत चक्रित चहूँ दिसि सीता ! कहे, गये नृप 
किसोर मनचीता । 

१२--मोह--लीन्ह लाय डर जनक जानकी | 


१३--स्वप्न+दिन प्रति देखहूँ रात कुसपने । कहऊँ न तोहि मोह 


90 


बस अपने ! 
१४--विवोध--विगत निशा रघुनायक जागे | 
१४--स्मृति--सुधि न तात सीता के पाई । 
१६--अमषे--जो राउर अनुशासन पाऊँ। कंदुक इंच ब्रह्मांड उठाऊे। 
१७--गवे--भ्ुजबल भूमि भूप विन कीन्हीं | विपुन बार महि देवन 
दीन्हीं । ह 
१८--उत्सुकता--वेगि चलिय प्रश्ु आनि०,, छुजचल रिपुद्ल जीति। 
९९--अवहित्थ--तन सकोच मन परम उलाह | गूढ़ प्रेम लखि 
परे न काहू । 


' २०--दीनता--पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई । 


२१--हणषे--जानि राम अनुकूल, सिय हिय हे न जाय कहि | 

२२--ब्रीड़ा--शुरुजन लाज समाज बड़ि, देख सीय सकुचानि | 

“२३--उग्नता--एक बार कालहु किन होई । 

२४--निद्रा--ते सिय राम साथरी सोये । 

२४--व्याधि--देखी व्याधि असाधि नृप, परयो धरणि घुनि माथ | 

२६--राम राम कहि रास कहि, वाल कीन्ह तन त्याग । 

२७--अप्समार--अस कहि मुरछि परे महि राऊ। 

र८--आवेग--उठे रास सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निर्षंग 
धनु तीरा । 

२०९५--त्रास---भा निरास उपजी मन त्रासा । 

३०--इन्माद--लछिसन समम्काए चहु भाँती | पूछत चले लता तरु 
पाॉँती। ..' 


( (६०७ ) 
३१--जड़ता-स॒नि मग माँक अचल होइ बैसा। पुलक शरीर 
वनस फल जेसा । 
३२--चपलता--पअ्रप्ठुहि चिते पुनि चिते महि, राजत लोचन लोल | 
३--वितक--लंका निशिचर निकर निवासा | इहाँ कहाँ सज्जन 
कर बासा | 
तुलसीदास के संचारी भावों के संबंध सें आचाये पंडित रामचन्द्र 
शुक्त का मत है--/छोटे-छोटे संचारी भावों की स्वतंत्र व्यंजना भी 
गोस्वामीजी ने जिस मार्मिकता से की है, उससे मानवी प्रकृति का 
सूक्म निरीक्षण प्रगट होता है। उन्होंने ऐसे-ऐसे भावों का चित्रण 
किया है जिनकी ओर किसी कवि का ध्यान तक नहीं गया हैं ।” उन्होंने 
ऐसे कितने ही भावों को तुलसी की रचनाओं से उपस्थित किये हैं । 
जिन्हें संचारिओं के भीतर नहीं गिनाया गया है। जेसे-- 
१--डदासीनता भाव-- 
हमहूँ कहव अब ठकुर सोहाती | नाहिं त मौन रहव दिन राती ॥ 
कोड नृप होड हमहिं का हानी | चेरि छाँढ़ि अब होव कि रानी ॥ 
२-छोभपूण आत्सनिन्दा भाव-- 
हमहि देखि सगनिकर पराहीं | म्रगी कह॒हिं तुम्ह कहूँ मय नाहीं ॥ 
तुम आनन्द करह मृगजाये | कंचन म्ृग खोजन ये आये ॥ 
३--अम-- 
पुर तें निकसी रघुचीर-बघू धरि धीर दए मग में डग हे । 
मालकी भरि भालकनी जल की, पुट सूखि-गये सघुराधर व ॥ 
फिरि बूकति है. “चलनो अब केतिक, पनेकुटी करिहो कित हे ।” 
तिय की लखि आतुरता पिय की अंखियाँ अति चारु चल्ली जल चने ॥। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि रस की दृष्टि से, चाहे काउ्य रस हो, चाहे 
भक्ति रस, तुलसी का मानस अत्यन्त सफल काव्य है । जनता में जो 
वस्तु रामचरितमानस को इतना श्रिय बनाये है, बह न कथावस्ठु है, 
न मनोविज्ञान, न दशन । वह चीज है रस । सानस? रसों का सान- 
सरोवर हे। वास्तव में तलसी ने 'रामचरित-मानस”ः साथक नाम 


गा 


( १०८ ) 


रखा है। बल मानसरोवर की अलोकिक स्थिति और उसमें अवगाहन 
के चमत्कारिक प्रभाव पर है। कथाप्रसंग में रुक-रुक कर तुज्लसी ने 
रसोद्रेक के लिए कहीं उपमा, कहीं उत्प्रेत्ना, कहीं सहजानुभूति द्वारा 
जो प्रयोग किये हैं, वे सानस को सब से प्रिय अन्थ बना देते हैं। 
मानसिक संघर्षों के घात-प्रतिघात, रसों के संयत निरूपण और सब 
से ऊपर रामभक्ति रस ( उज्ज्वल रस ) के लिए तुलसी हिन्दी-साहित्य 
में वेजोड़ हैं, विश्व-साहित्य में भी वे किसी से छोटे नहीं पड़ेंगे । 





७-तुलसी की मोलिकता 


तुलसी की मोलिकता पर विचार करने से पहले हम विद्वानों के 
कुछ उद्धरण देकर यह बताना चाहेंगे कि अब तक इस विषय में क्या 
घारणा है-- 

(१ ) आचाय॑ श्री श्यामसुन्दरदास जी का कहना है-- 

“अ्वीरामकथा का आदि स्रोत वाल्मीकीयः रामायण है। 
गोसाइ जी ने प्रधान आश्रय इसी पंथ का लिया था| आदि रामा- 
यणुकार होने के कारण गोसाई जी ने इन कवीश्वर की भी बन्दना की 


४४० 


है आर इन्हीं के साथ साथ हनुमन्नाटककार कबीश्वर की भी । क्योंकि 
हनुमन्नाटक से भी सहायता ली है। इसके अतिरिक्त योगबाशिए, 
अध्यात्म रामायण, महारामायण, भुशुण्डि रामायण, यालवल्कय 
रामायगा, भगवद गीता, श्रीमदभागवत, भरद्वाज रामायण, प्रसन्नराघव, 
अन्य रामायण, रबुबंश आदि सेकदों ग्न्‍्धों की छाया रामचरित- 
मानस में मिलती है । 

परन्यु हससे यह ने सममाना चाहिए कि गोसाइ जी ने रामचरित- 
सानस लिखते रे लिए इन स्रंथों क्रो पढ़ा था। थे भगवान राम के 
अन्यता भाझं थे। इसलिए उन्होंने राम संबंधी सभी लम्य साहित्य 
पटा था। सबके बिय्ेडो चित स्याग आर सार-प्रदगामय अध्ययन से 


शध भा तो मजल लाइलचद्ा झा चरित्र उम्हेंनि सिवोरि खिया ड्सी 


न्‍ह 


( १०९ ) 


को उन्होंने रामचरितमानस के रूप में जगत्‌ के सामने रखा | इसी 
परित्याग ओर ग्रहण मे उनकी सोलिकता है जिसका रूप उनकी 
अ्रवन्ध-पढुता के योग में अत्यन्त पूर्णता के साथ खिल उठता है ।”?१ 

(२) डा० बड़त्थ्वाल--( पीताम्बरदत्त ) लिखते हैं-- 

/“इसमें सन्देह नहीं कि गोस्वामीजी ने ऐसे ( प्रकृति सम्बन्धी ) 
अधिकांश स्थलों को अन्य अन्थों से विशेषकर श्रीमदूभागवत से 
लिया हे। वर्षा और शरदू-वर्णेन तो पूरे-का-पूरा श्रीमद्भागवत से 
लिया गया है । परन्तु इससे उनका महत्व बढ़ता ही है, घटता नहीं । 
उन्होंने अपने ग्रंथ का निर्माण लोक-कल्याण के लिए किया है, अपने 
महत्त्व के लिए नहीं । इसी से मोलिकता प्रदर्शन करने से उन्होंने 
सानापुराणनिगसागमसम्मत बात कहना अच्छा सममा [/२ 
(३) श्री रामनरेश त्रिपाठी, तुलसीदास और उनकी कविता, 
आलोचना-प्रंथ में लिखते हैं-- 

“संस्कृत के सैकड़ों अंथों के श्लोकों को चुन-चुन कर, उनका 
रूपान्त करके, उन्होंने मानस में भर दिया है'। कहीं-कहीं एक चोपाई 
"के भाव किसी एक पुराण से लिये गये हैं तो उसके आगे की चौपाई * 
के भाव किसी दूसरे पुराण के हैँ ओर उसके भी आगे की चौपाई में 
फिसी नाटक या नीतिग्रंथ के भाव हैं । ऐसे स्थानों पर तो तुलसीदास 
'के सस्तिष्क की सहिसा देखते ही बनती है । मानो संस्कृत के सेकड़ों 
प्रंथों के लाखों श्लोकों पर एक सन्नाट की तरह उनका अधिकार था, 
वे जिसे जहाँ चाहते थे, उस्ते वहीं नियुक्त कर देते थे ।?३ 

तुलसीदास के रामचरितमानस से यह स्पष्ट है कि वे बहुपाठी- 
पंडित-सक्त कवि थे। भक्ति प्रधान थी, पांडित्य उनके विनम्र 
व्यक्तित्व में मिश्री की तरह घुल गया है। इसी से मानस! में पांडित्य 





१--गोस्वामी का काव्य-सौन्दर्य! ( “कल्याण? ) पु० ६६६, १३॥२ 
२--( वह्दी ) पृ० ६६१ 
३--४० २६१, पहला माग | 


ड़ 


( ११० ) 


अथवा अयास की किचित भी गन्ध नहीं आती । तुलसी की मौलिकता 
पर विचार करते हुए हमें यह समझ लेना चाहिये कि तुलसी अपने . 

पहले के लगभग सारे महत्त्वपूर्ण संस्कृत प्रंन्‍्थों के ऋणी निकलेंगे। 
वास्तव में, मानस--मथु-हे, परन्त मधुसचय चाहे हमें केसा 
ही कष्ट-साध्य लगे, मधुप के लिए आनन्द-कर्म हे, वह उसका 
मोलिक प्रयास ही है | तुलसी की मौलिकता इसमें है कि उन्होंने 
क्रेशबदास की तरह सहख्रशः मोलिक होने का हास्थास्पद प्रयत्न नहीं 
किया और अपने पुववर्तो कवियों की उक्तियों को अपने व्यक्तित्व 
के मधु से सींच कर मानस में स्थान दिया। 

जिन मुख्य ग्रंथों से तुलसी ने सहायता ली है, वे हँ--बाल्मीकि 
रामायण, श्रध्यात्म रामायण, श्रीमदू्भागवत ओर प्रसन्नराधव एवं 
हनमज्नाटक । परन्तु इनके सिव्रा किस उपनिपद, पुराण, नाटक, 
चम्पू, काव्यग्रन्थ पर तुलसी की दृष्टि नहीं गई ? वास्तव में तुलसी में 
यह प्रतिभा थी कि कथा लिखते समय उनका हाथ परदे के ठीक स्वर 
पर रहा, जहाँ जेसा स्वर चाहिए, वैसा ही लगा, जरा भी विक्षेप 
नहों | हनुमज्नाटक का एक श्लोक है-- 


प्रथि पिथिकवधूमि: सादर प्रन्छयमाना 
कुबलयदलनीलः  कोड5यमार्य. तवेति | 

म्मितविकसितगण्डं ब्रीड विश्रान्त नेत्रम्‌ 
मुस्रमवनमयन्ती स्पष्टमाचप्ठ सीता ॥ 


रामसरितमानस में तुलसी ने इसे अधिक कला-कफौशल के साथ 
इस प्रकार रखा ऐै-- , 
सोय समोप ब्रामतिय जाईएईीं। पूँछत श्रति सनह सकुचाहीं ॥ 
क्र बार सब लाग्िं पाए । कहहिं बचन मद सरल सुभाएं ॥ 
गानकुसमाई विनय हम करदी। तिय समाव कछु पूछत डरदहीं ॥ 
स्थासिनि अधिनय छमब दमारी । घिलगु न मानव जानि गयाँरी ॥ 

न्रद्ुथा दीद सदज सलोने। इन्ह तें लद्दि दुति मरकत सोने ॥ 


( १५१ ) 


स्यासल गौर किसोर वर सुंदर सुषसा ऐन । 
सरद्‌ सबेरी नाथ मुखु सरद सरोरुह नेन ॥ 
कोटि मनोज लजावनि हारे । सुमुखि कहहु को अहर्हिं तुम्हारे ॥ 
मुनि स्नेहमय संजुल बानी । सकुची सिय सन महेँ मुसुकानी ।। 
तिन्हहिं बिलोकि बिलोकत धरनी | दुहँ सकोच सकुचति बरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेंम बाल मंगनयनी | वोली मधुर बचन पिकवयनी ॥॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे। नामु लखन लबघु देवर मोरे॥ 
बहुरि वदनु विधु अंचल ढाँकी | पिय तन चितइ भोंह करि बाँकी ॥। 
खंजन मंजु तिरिल्ले नयननि | निज पत्ति कहेउ तिन्हहि सिये॥ 
४ सनयनि ॥ 
( आ० ११ ६, ११७ ) 
स्पष्ट हे कि मूल की प्रेरणा को तुलसी की मौलिकता एवं प्रतिभा 
ने एकांततः नया रूप दे दिया है। अब क्या कहा जाय कि तुलसी 
इस स्थल पर हनमन्नाटक के कितने ऋणी हैं। उन्होंने जो उधार 
लिया था, उससे कहीं अधिक साहित्य को चुका दिया | इसी प्रकार -- 
पदकसलरजोभि मुक्त पापाणदेह-- 
मलमत पद्हल्यां गौतमोधमंपत्नीम्‌ । हा 
त्वयि चरति विशीर्ण ग्रावविन्ध्याद्रिपादे 
कति कति भवितारस्तापसा दारवन्तः ।॥ 
,( हनूसजञाटक ) 
अब तुलसी की कला देखिए--- मु 
विन्ण्य के वासी डदासी हपी-- 
ब्रतधारी महा -विनु नारी दुखारे। 
गोंतमतीय तरी तुलसी 
सो कथा सुनि भे सुनिइन्द सुखारे ॥ 
हेंहे सिला सच चंद्रमुखी 
ह परसे पदम॑जुल-कंज तिहारे। - 
कीन्हीं, भली . रघुनायकजू म्् 
करूताकरि कानन को पगुघारे॥ 


( ११२ ) 


कहीं कहीं तो अत्यन्त नगण्य और प्रकीणंक स्थान- से वस्तु को 
जठा कर मानस में स्थान दिया गया है जैसे संस्कृत के इस 


अक्तक क्ो-- 
मयूखनखरत्रुटत्तिमिर कुम्भिकुम्भस्थलो- 


च्छुलत्तरल तारकागशाविकीण मुक्तागण 

पुरन्दरहरिददरी कुहरगर्भ सुप्तोत्नित-- 

स्तुषारकर केसरी गगन काननं गाहते । 

मानस में इसे तुलसी ने इस तरह रखा है-- 

पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । 
परम प्रताप तेज बलरासी ॥ 
मत्तनाग तम कूंभ विदारी। 
ससि केसरी गगन बनचारी॥ 
बिथुरे नम मुकुताहल तारा। 
निसि सुन्दरी करे सिंगारा॥ 

(लंका? १२) 
महत्त्वपर्ण भक्तिमंथ होने के कारण गीता से भी अनेक स्थलों पर 
सष्टायता ली गई है । गीता के श्रसिद्ध श्लोक हैं-- 

यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभवति भारत | 
अम्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं खजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साथूनां थिनाशाय च दुप्क्ृताम । 
धर्मसस्थापनाथोाय सम्मवामि युगे युगे॥ 


सानस में हो गया है-- 
जब जब होह धर्म के हानी। 


बादर्हि अमर आधम अभिमानी॥। 
सब्र लब हरि घरि विविध सरीरा। 
ररट्टि ऊपानिधि सव्वन पीरा॥ 
सथ नो यह हे, तसा विद्वानों ने कद्ा है, मानस में २००-२४० 
सहन अंथों दी छाया, अनुवाद, सद्ायता मिलेगी । तुलसी आधुनिकों 
भांति शकप्रनि-शन सीलिकताबादी नहीं थे। उन्दोंने ऐसे संथ का 


( ११३ ) 


निर्माण किया जो अकेला ही सारे संस्कृत धर्मप्रंथों का सारभूत है 

ओर जो पूर्ववर्ती काव्य के सर्वश्रेष्ठ भावों, उपमाओं और शब्द- 
माघुरी से परिपुष्ट है । इस दृष्टिकोण) से भी हम तुलसी की महत्ता का 
ही परिचय पाते हैं और उन्नको युग-चेंतना के मध्य में संस्थित महान 
क्रांति-चेत्ता के रूप में देखते हैं । विद्वानों ने “बिंब-प्रति-बिंब”, 'भाव- 
साम्यः, तुलसी पर संस्कृत काव्यों का ऋण, भागवत का प्रभाव! 
आदि की बात कही हे, परन्तु तुलसी के लक्ष्य ओर उनके विशेष 
इृष्टिकोश को देखते हुए, उनके आलोचकों के मौलिकता-सम्बन्धी 
भापदंड छोटे पड़ जाते हैं । 


देखना यह चाहिये कि मानस में ऋण” कितना है, मौलिकता 
कहाँ है, कितनी है, क्यों है, कितनी सफल है। व्यापकरूप से पंथ 
पर भागवत का प्रभाव ह। विशेषकर ग्रंथ की योजना, राम के रूप- 
वर्णन और कलिकाल-निरूपण पर। “डद्धवगीता? की तरह मानस 
में 'रामगीता? की योजना की गई है.। ढाँचा अध्यात्म पर खड़ा किया 
है, वाल्मीकि से केवल कहीं-कहीं उक्तियों से ही पुष्ट करने की चेष्टा है । 
राम के बालजीवन के लिए तुलसी भागवत ओर अध्यात्म के ही 
ऋणी हैं। प्रसन्नराधव से राम-सीता-वाटिका-मिलन, परशुराम्र-संबाद 
ओर अंगद-रावण-संवाद की अनेक वातें अहण की गई हैं। हनुमन- 
नाटक का प्रभाव अधिक व्यापक हे। अंगद-रावशु-संबाद के लिए 
तो तुलसी इस ग्रन्थ के विशेष ऋणी हैं। इतना सब ऋर।!? होने पर 
भी मानस बड़े अंश में मोलिक रह जाता हे । यह मौलिकता 
कहाँ हे-- 

१व्यापकरूप से सारे अन्थ को रासभक्ति में डुबवो कर लिखा 
गया है । यह दृष्टिकोण अध्यात्म में भी नहीं है | 

. २“सानस का चरित्र-चित्रणु इतना मौलिक है कि उनके चरित्र 

चाल्मीकि और अध्यात्म को बहुत पीछे छोड़ गए हैं। त्ृगभग सभी 
चरित्रों को नया रूप सिला है। 

३--बालकांड का अधिकांश मोलिक हे। प्रारंभ की कथाओं की 


( ११४ ) 


बात जाने दीजिये, विवाह-प्रसंग का दूसरे स्थानों पर इंगित मात्र है 
ओर तुलसी ने रामसीता-परिणय को इतने विस्तार से कहा है । 

४--मानस का अयोध्याकांड नितांत मौलिक है। पूर्वाद्ध का संघर्ष 
तलसी की मौलिकता की छाप लिये है। उत्तरा्् का भरत-चरित्र तो 
उनका अपना है ही । 

४--उत्तरकांड सवंथा मोलिक है। तुलसी ने ज्ञान-विज्ञान के 
अनेक प्रसंग एवं सम्बाद उपस्थित किये हैं जिन पर अध्यात्म रामायण 
का भ्रभाव अवश्य है, परन्तु दर्शन के प्रत्यक अंग पर तुलसी का 
शअ्रपना मौलिक मंतव्य है । ; 

यह रही साधारण विवेचना की बात | काव्य में प्रसादात्मकता 
ओर सुछठतता के लिए तुलसी किसी के ऋणी नहीं हैं.। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि मानस अनेक ग्रन्थों का समाहार होते हुए भी तुलसी की 
मोलिकता पर कोई लांछना नहीं लाता । 





८-अलकार 
तुलसी के काव्य में अनेक काव्याज्ं का प्रयोग हुआ है, परन्तु उनके 
लिए काव्य कभी प्रधान नहीं हुआ । वह गोण ही रहा है'। भक्ति ही 
प्रधान है | तुलसी के काव्य में अन्य काव्याड्ुग की तरह अलंकार भी 
हैं, परन्तु उन्हें साधन वनाया गया हे, ध्येय नहीं । केवल अलंकार 
मात्र का अध्ययन करने से तुलसी के व्यक्तित्व पर काफ़ी प्रकाश 


पड़ता है । 
तलसी ने साध्शमृलक अलंकारों का ही अधिक प्रयोग किया है । 


इनमें भी उपसा और रूपक, उत्प्रेज्ञा ओर उदाहरण प्रधान हैं। कहीं कहीं 
उन्होंने दो अलंकारों को बड़ी सफलता से एक केन्द्र पर मिला दिया 
है। तुलसी की अन्य रचनाओं में भी अलंकारों की अचुरता है, परन्तु 
उन सब में अलंकार-निरूपण को उद्देश्य नहीं बनाया गया है। केवल 
कक ्ंथ् बरवे रामायण सें इस प्रकार का भ्रयत्न दिखलाई पड़ता है । 
तुलसी ने अपने अग्रस्तुत को अत्यन्त विस्तृत बताया है। उनके 


! ( ११४ ) 


अग्रस्तुत के आधार कल्पना, प्रक्रति, अनुभूति, धर्म-भाव, आचार- 
विचार, लौकिक असंग, अनुभव, नीति ओर दर्शन हैं। इतने विभिन्न 
क्षेत्रों से अप्रस्तुत विधान की योजना करना तुलसी जैसे प्रतिभावान 
का ही कास था। उन्होंने अलंकारों का अ्रयोग भी इतने अधिक दृष्टि- 
कोणों से किया हे, जितने दृष्टिकोणों से किसी अन्य कवि ने नहीं किया । 
रसोद्रेक के लिए, क्रिया को स्पष्ट और चित्र मय बनाने के लिए, चरित्र- 
चित्रण के लिए, सौन्द्य या दृश्य-चित्रण के लिए और विचार को 
स्पष्ट करने के लिए--हम सबत्र तुलसी को अलंकार का प्रयोग करते 
हुए पाते हैं। 
१---छदाहरण 

इस अलंकार का बड़ा सुन्दर श्रयोग हुआ है, विशेषकर किष्किन्धा 
के वर्षा और शरद्‌ वर्णन में । इन स्थलों पर उदाहरण के लिए 
अप्रस्तुत का आयोजन भागवत के अनुकरण में किया गया है । परन्तु 
इसके साथ ही नीति के धर्मशीला रूप की ग्रतिष्ठा भी हो गई है। 
मूत्ते चित्रों को अमूर्स भावों के आधार पर खड़ा करना सचमुच तुलसी 
जैसे ऊँचे कलाकार का ही काम है। उन्होंने अपनी मर्यादा भावना 
ओर नीतिश्रिय प्रकृति को अप्रस्तुत विधान की सामग्री चुनने में 
स्वतंत्रता दे दी ओर अपने अनुभव ओर ज्ञान के आधार पर एक 
नवीन सष्टि की। “परन्तु धर्मनीति से अग्रस्तुत सामग्री का चयन है. 
अत्यन्त कठिन काम | अपने साधु स्वभाव और लोक-कल्याण-कासना 
के कारण ही कवि तुलसी इसमें सफल हुए हैं ।? अरण्यकांड में 
पम्पासुर का बरणन करते हुए गोस्वामीजी ने धर्मशीला नीति के ज्षेत्र 
से ही अग्नस्तुत विधान की सामग्री का चयन किया है | जैसे, 


लद्चिसन देखु मोरगन नाचत वारिद पेखि। 
गृही विरत रत हर॒ष जस 'विष्नु भगत कहूँ देखि ॥ 


दामिनिं दसक रही घन साहीं। 
खल के प्रीत यथाथिर नाहीं॥ 


( ११६ ) 


वरपहिं जलद भूमि निअराए। 
जथा नवहिं बुध विद्या पाण॥ 
अथवा, 
जहँ तहँ पिअहिं विविध मगनीरा । 
जनु उदार गृह जाचक मीरा॥ 
कभी-कभी तुलसीदास दशेन के क्षेत्र से भी अप्रस्तुत विधान 
चुनते हैं। जेसे-- 
भूमि परत भा डावर पानी , 
जिमि जीव हिं माया लपटानी , 
फूले कमल सोह सर केसा | 
निर्गुन ब्रह्म सगुन भएँ जेसा ॥ 
२--रूपक 
लाला भगवानदीन ने तुलसी को “रूपकों का बादशाह” कहा है 
इतने रूपक ओर किसी कवि ने नहीं कहे । नखशिख-बर्णन और 
सोन्दर्य-चित्रण के लिए तुलसी उपमा ओर उद्मेज्ञा का प्रयोग करते 
है, परन्तु जहाँ गम्भीर भावना अथवा किसी प्रभावपूरं व्यवहार- 
क्रिया का चित्रण करना होता हे वहाँ वह किसी रूपक का प्रयोग 
करते हैं । तुलसी ने सांग ओर निरंग दोनों प्रकार के रूपकों का 
प्रयोग किया है। अयोध्याकांड में रूपक का विशेष प्रयोग है । तुलसी 
के सारे काव्य में हम छोटे बड़े एक सी से अधिक रूपकों से परिचित 
होते हैं । उनमें मुख्य रूपक ये हैं-- 
संत समाज का धियाग रूपक 
कविता आर मुक्ता 
गामचग्तिमानस 
गामागम का सूर्येदिय रूपक 
स्गंंस आरट राम को रवि रूपक 
परिशक्ष के अवसर का शार्तीवृम आदि से सम्पन्न सावन घ्रदा 


दा प्रापया 


( १९७ ) 


शंकर-नयाप जहाज रूपया ४ 

झदथ आर ध्यम्धुधि 

फेफेयी सर्पणि रूपक 

फैफेयी राप तरवार 

फैफयी राप तरफ्षिणी 

मीर्थराज़ प्रयाग का राज़ा रूपया 

नित्रकूट अदेरी रूपक 

सगर पतन रूपया 

भरत सहिसा जल-रशाशि रूपक 

भरन विवेक बारह रूपक 

भरत परयोथि रूपक 

भरत छीर्ति-चन्द्रकना रूपक 

चबनमुराज रूपक 

जनकागम नदी सिन्धु-संगम रूपक 

घन मदन युद्धागमन रुपक 

विरह-अम्नि रूपक 

विश्वराम रूपक 

रावग कम्जलि गिरि रूपक 

विजय-रथ सरूपक 

बानर सना प्रलय-काल रूपक 

राम-प्रताप स्योदिय झूपक 

बविज्लान-दी पक्र रूपक 

रामभक्ति चिन्तामणि रूपक 

सानस-रोग रूपक ! 

रामचरितप्रानस के इतने सुन्दर रूपकों में से किसी एक को छाँट 
कर उपस्थित करना तुलसी की रूपक-रचयिता प्रतिभा के प्रकाशन के 
लिए किसी प्रकार भी अनुचित होगा, परन्तु सब बढ़े-बढ़े रूपकों का 


( श्श्८ ) 


उद्धरण भी नहीं दिया जाता है | यहाँ हम केवल कुछ उद्धरण देकर 
उनकी शैली पर प्रकाश डालेंगे । 

मानस” का सब से वड़ा रूपक रामचरितमानस का. रूपक है, 
जो इस प्रकार है-- 
संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी | रामचरितमानस कवि तलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन स॒चित सनि लेहु सधारी ॥ 
सुमति भूमि थल छृदय अगाधू। वेद पुरान उदधि घन साघू॥ 
वरषहिं राम सुजस वर वारी | मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 
लीला सगुन जो कहहिं बखानी | सोइ स्वच्छुता करह मल हानी ॥। 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधुरता सखीत लताई॥ 
सो जल सक्षत साखि हित होई | राम भगत 'जन जीवन सोई ॥ 
मेथा महिगत सो जल पावन | सकिलि श्रवन मग चलेड सहावन ॥ 
भरेड समानस सथल थिराना। सुखद सीन रुचि चारु चिराना ॥ 


स॒ठि सुंदर संबाद बर विरच बुद्धि विचारि। 
ते एहि पावन सभग सर घाट मनोहर चारि ॥ 


सप्त प्रबन्ध - सभग सोपाना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिसा अगुन अवाधा। वरनव सोइ वर वारि अगाधा ॥ 
राम सीय जस सलिल सुधासम | उपमा वीचि विलास मनोरस ॥ 
पुर॒दनि सघन चार चोंपाई। जुगुति मंजु मनि सीप सुदहाई ॥ 
छंद सोरठा सुन्दर दोहा | होइ बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ 
खरथ अनूप सभाव समभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥ 
सक्ृत पंज मंजुल अलिमाला | ग्यान विराग विचार मराला॥ 
घमनि अबरेव कवित गन जाती | मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ 
अरथ धरम कासादिक चारी। कहव ग्यान विग्यान विचारी॥ 
नव रस जप तप जोग विरागा | ते सब जलचर  चारू तड़ागा ॥ 
सुकृती साथु सलाम गशुन गाना। ते विचित्र जल विहग समाना॥ 
संतवसभा चहेँ दिसि अरवेराई | श्रद्धा रित बसंत सम गाई ॥ 
भगति निरूपन विविध बिधाना | छमा दया द्रम लता वितानसा ॥ 


( १५६ ) 


संयम नियम फूल फन्न ग्याला | हरिपद रति रस वेद चख्वाना॥ 
ओऔरद कथा अमेक प्रसंगा | तेइ सुफ पिक बहुचरन बिहंगा॥ 
पुलक बाटिका बांग घन सुख्र सुविहंग विहार | 
माली सुमन सनेह जल सीचत लोचन चार ॥ 
जेगांवहिं का चरित संभारे। तेइ यहि ताल चतुर रखवारे।। 
सदा सुनर्िि सादर नर नारी। तेइ सुरवर मानस 'अधिकारी॥ 
अति नवल जे बिपई बग ऊझागा। एटि सर निकट न जाएि अभागा ॥ 
संवुक भेक सेबार समाना  इड्ठं न् विषय कथा रस नाना ॥ 
तेहि कारन आबत हिये शारे।कामी काक बलाक चिचारे॥ 
आवत एहिं सर अति ऋटिनाई। राम कृपा विन आइ न जाई॥ 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला | तिनन्‍्ह के बनन बाघ हरि ब्याला ॥ 
यह कारत नाना जंजाला। ने अति दुर्गम सेल बिसाला ॥ 
बने बहु विषम सोह संद माना। नदी छुतके अयंकर नाना ॥। 
जे श्रद्धा संचल रहित नहिं संतन्ह कर साथ । 
तिनन्‍्ह कह मानस अगम अति जिन्ह॒दि न भिय रघुनाथ ॥ 

जा करि कष्ट जाइ पुनि कोई | जातहिं. नीद जुड़ाई होई॥ 
जलड़ता जाड़ विपम उर लागा। गएदँ न मज्जन पाव अभागा॥| 
करिन जाइ सर मज्जन पाना | फिरि आवइ समेत अभिमाना॥ 
जो बदोरि कोउ पूछन आया । सर निन्‍्दा करि ताहि बुमावा ॥| 
सकल विध्न व्यापहि नहिं तेही । राम सुकृपा विलोकद्धि जेद्दी ॥ 
सोडइ सादर सर मज्जनु करई | महा घोर त्रयताप न जरई॥. 
ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल भाऊ॥ 
जो नहाइ चह्‌ एहिं सर भाई | सो सतसंग करड मन लाई॥ 
अस मानस मानस चखस्र चाही। भइ कवि बुद्धि विमल अवगाही ॥ 
भय छृदय आनन्द उलछाह । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ 
चली सुभग कविता सरिता सी | राम विमल जस जल भरिता सी ॥ 
सरज्‌ नाम सुमझल मला। लोक वेद मत मंजुल कूला॥ 
नदी पुनीत सुमानस नन्दिनि | कलिमल ढुन तरु मूल निर्कंदिनि ॥ 


|/ 


( १२० ) 


श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर हुहूँ कूल । 
संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ।॥। 

रामभगति सुस्सरितहिं जाई। मिली सकीरति सरजु सहाई॥ 
सानुज रास समर जसु पावन | मिलेड महानदु सोन स॒हावन ॥ 
जुग बिच भगति देवधुनि घारा | सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविधि ताप त्रासक तिम्ुहानी । राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ 
मानस मूल मिली सुरसरिही | सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 
विच विच कथा विचित्र विभागा। जनु सरि तीर तीर बन बागा॥ 
उसा महेस विवाह वराती।ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनन्द बधाई । भर्वेर.. तरंग. मनोहरताई ॥ 

वाल चरित चहु वंघु के, वनज विपुल वहुरंग । 

नप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग ॥ 
सीय स्वयंचर कथा सुहाई। सरित सुहावन सो छवि छाई ॥) 
नदी नाव पदट्ध प्रसस अनेका। केवट कुसल उतर सविवेका ॥ 
सनि अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
इस रूपक से यह स्पष्ट हे कि तुलसी की कल्पना कितनी प्रौद़् थी ओर 
उनकी निरीक्षण शक्ति कितनी तीत्र । सांगरूपक बाँथने में वे अद्वि- 
तीय हैं | उनकी दृष्टि किसी भी अद्ग को नहीं छोड़ती, सब चीज़ों को 
समेंटती हुई चलती है । 

परन्तु यह ने समझना चाहिने कि वे चुनाव पर विशेष ध्यान 
नहीं दे' सकते | उनके छोठ रूपकों से यह स्पष्ट है कि वे किस प्रकार 
मन्दरतम साम्य उपस्थित करते हैँ 
( ? ) उदित उदयगिरि संच पर रथुबर बाल पतंग | 

विकस संतनसरोज सब्र हरप लोचन श्रृंग ॥ 
सपर्ता कॉरि आसा निसि नाशी | बचन नखत शअवलीन प्रकाशी ॥ 
मानी सहिष कुमद समुचाने। कपटी भूप - उलूक लुकाने | 


( १२९ ) 

(२) अ्रस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी | मानहैँ रोपत्तरंगिनि. बाढ़ी ॥ 
पाप-पहार प्रगट भद् साई। भरी क्रोचयमल जाइ न जोई ॥ 
दोड बर कूल फठिन हुठ घारा । भँचर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
ढाहूत भूप रूप तर मृला। चली विपति बारिधि अनुकूला ॥ 

उनका लघतम रूपक की रचना आर भावश्रकाशन में तलसली की 

सतकता दाखनबे-- 
संकर चापु जहाज सागर रबुचर वाह चलु। 
बड़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥ 
मानस में रूपकों का प्रयोग कई दृष्टिकोणों से हआ हे आर उनके 
लगभग सभी प्रकार अनेक अलंकारों से मिश्रित हुए है। यह ध्यान 
से देखने की वात है. कि तलसी अपने अलंकारों को झूपक के किसी 

न किसी भद से किस प्रकार पुष्ट करत है । उन्होंने रूपवर्णोन, घटना- 

चित्रण आर भावों के आधात-प्रतिधात के लिए रपक का ही आश्रय 

लिया है ओर उसके द्वारा अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण को पुष्ट 
किया है । 

३--उपगा 
तलसी के काव्य में उपसमाओं ओर उत्प्रेज्ञाओं की संख्या कई 

सहस्त होगी, परन्तु उनका विशेष अध्ययन नहीं हुआ हे । उपसानों 

के चुनाव में तुलसी ने ज्ञान, अनुभव ओर कल्पना के किसी भी 
केत्र को नहीं छोड़ा। उनके अधिक उपसमान परम्परागत हें परन्तु 
मानस आर अन्य श्राथों में कहीं कहीं नये उपसान भी सिलते हें । 
उदाहरण के लिए कबितावली में तुलसी ने लंका को रांंड की झोपड़ी 
है । परन्तु इन नये उपसानों की संख्या बहुत कम है । अधिकांश 
डपमास परम्परा या प्रकृति से लिये गए हैं. । नखशिख-वरणुन में उपसा 
ओर उत्मेकज्षा की प्रधानता हे । 
अध्ययन से पता चलता है कि तलसी ने उपमानों का प्रयोग बड़ी 
सतकीता से किया है । उदाहरण के लिए हम नेत्र सम्बन्धी उपसान ले 
सकते हैँ | मध्य युग के काव्य में नायक-नायिका के नेत्रों का वन 


है 


( शरर ) 


एक महत्त्वपूर्ण विषय रहा है। तुलसी ने नेत्र के लिए प्रधान रूप से 
कमल को उपमान चुना है । वाल-वर्णान के लिए उन्होंने नीले कमल 
का प्रयोग किया है-- 
नील कमल दोउ नयन विसाला | 
नील कंज लोचन भवसमोचन | आदि 
राम के वीर-वेप-बर्णन के समय तुलसी लाल कमल या रक्त कमल 
का प्रयोग करते हैं--- 
भ्रुज॒प्रलंव. कंजरूपलोचन । 
स्थामल गात प्रनत भयमोचन | 
चाप मनोहर तूण धरं। 
जलजारुण लोचन सूप वरं॥ 
राम के शांत वेष का चित्रण करते समय नेत्रों के उपमान के लिए 
श्वेत कमल का प्रयोग किया गया है । साधारण अवसरों पर नीरज 
नयन, शरद सरोरूह नयन आदि कह कर छोड़ दिया गया है| #ंगार 
रूप-चित्रण करते समय अंजनयुत नयनों की खंजन से डपसा 
दी गई हे-- 
तुलसी जन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से । 
सजनी ससिसें समसील उभय नव नील सरोमरूह से बिकसे ॥ 
नीचे हम विभिन्न क्षेत्रों से लिए हुए उपमानों के आधार पर कुछ 
उदाहरण उपस्थित करते है--- 
( १ ) प्रकरति-- 
लता भवनतें प्रगट भये, तेहि अवसर दोड भाइ | 
निकसे जन युग विमल विधु, जलद पलट विलगोइ ॥ 
अरून उदय सकुचे कुमुद, उद़्गन जोति मल्रीन । 
तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भयरे नृपति वलहीन॥ 
प्रभुद्धि देग्वि सब नृप हिय हारे | जनू राकेस उदय भये तारे॥ 
सखिन्द सहित हरपी सत्र रानी | सूम्बत धान परा जनु पानी ॥ 
नीदह बदन सोह सृठि लोना। मन साँक सरसीरूह सोना ॥| 


( १२३ ) 


मंत्री मुदित सुनत प्रिय घानी। अमिमत विख परेड जनु पानी ॥ 
गयई सहमि नहिं कछु कद्दि श्रावा । जनु सचान चन मपदेड लावा ॥ 
सोच त्रिकल विंवरन मसहि परेझ। मानलहै. कमल मूल परिहरेऊ॥ 
ज्ाइ दीसख रखुबंसमनि, नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड लम्धि सिंधिनिई वृद्ध गजराजु ॥ 
सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ जोक जिमि वक्र गति, जद्यपि सलिल समान ॥ 
असमय गुनइ राड नहिं घोला। पीपर पात सरिस मन डोला॥ 
स॒नि भये विकल सकल नर नारी | चेलि विटप जिसि देख दवारी || 
सद्मि सर्व सनि सीतल बानी | जिमि जबास पर पावस पानी ॥ 
, (३ ) कल्पना-- 
तड़ित बिनिन्दक पीतपट, उदर रेस घर तीनि | 
नाभि मनोहर लेत जन, जमुन भेँवर छवि छीनि ॥ 
अवधपुरी सोहाइ एहि भाँती | प्रभुद्ि मिलन आई जनु राती॥ 
देखि भान जन सन सकुचानी | तदपि वनी सन्ध्या अनुमानी ॥ 
अगर धूप जन बहु अधियारी | उड़द अबीर मनहें अमरुनारी।। 
सन्दिर मनि समृह जन तारा | तप ग्रह कलस सो इन्दु उदारा ॥ 
मलका मलकहिं पायन्ह कैसे | पंकल कोस ओस कोस कन जैसे ॥ 
अरून चरन पंक्रज नख जोती । कमल दलन्हि बेठे जन मोती ॥ 
(३ ) नीति, धर्स, दर्शन-- 
बरनत वरन प्रीति विलगाती | त्रत्म जीव सम सहज संघाती ॥ (दर्शन) 
भूमि परत भा डाचर पानी | जिमि जीवहिं माया लपटानी ॥ (दशन) 
समरथ को नहिं दोप गुसाई । रवि पावक सरिता की नाई ॥ (नीति) 
डगइ न सम्भु सरासन कैसे । कामिइह वचन सती सन जैसे ॥ (धर्म) 
४--उस्मेक्षा 
तल्नसी ने उत्प्रेज्ञा के सभी भेदों का श्रयोग किया है और उसे वहुधा 
मांगरूपक, अआन्तिसान आदि अलंकारों से पुष्ट भी किया है । 
उत्प्ेज्ञा के कई भेदों का एक ही साथ मिला हुआ प्रयोग होता है । 


( १२४ ) 


उत्प्ेज्ञा का प्रयोग भावोद्रेक और रसोद्रेक के लिए सफलतापूर्वक 
हुआ है! परन्त उसके सब से अधिक सुन्दर उदाहरण नखशिख- 
वरणन से लिये जा सकते हैं । 
आगे दीखि जरत रिस भारी । सनंहूँ रोप तरवारि उघारी | 
सूठि छुबुद्धि धार निठुराई। धरी कूबरी सान बनाई ॥ 
( कैक्रेयी का क्रोध ) 
सिर जटा मुकुट प्रसून विच विच अति मनोहर राजहीं | 
जनु नीलगिर पर तड़ित पटल समेत उडुगन अ्राजहीं ॥ 
भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 
जनु रायमुन्नों तमाल पर चैढठी विपुल सख आपने | 
( राम का सौन्दर्य ) 
आज उलींदे आये भुरारी 
अआलसवन्त सुभग लोचन सखि, छिन मूंदत छिन देत उघारी | 
मनहेूँ इन्दु पर खंजरीट दोउड, कछुक अरुन विधि रचे संवारी |! 
कुटिल अलक जनु मारफंद कर गेह सजग है रहो संभारी || 
मनहूँ उड़न चाहत अति चंचल पलक पंख छिन देत पसारी ॥ 
( गीतावली ) 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइन जाई ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला | ससिहि देत जयमाला ॥ 

( सीता द्वारा जयमाल पहनावा जाना ) 
शाम सीय सुन्दर प्रतिछाहीं। जगमगात मनि खभमन माहीं |! 
मन्ें मदन रति थरि बहु रूपा। देखत रास त्रिआहु अनपा ॥ 
दरसल लालसा सकृच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी॥ 

( भाँवरी के अवसर पर ) 
| "--भतोप 
इस अलंकार का प्रयोग रूपन्वर्णन के ऐसे अवसरों पर इन हे 
जहां कल्पना प्रवान है। राम आर सीता के सान्द्रय-चेखणन के 
लगभा प्रत्यक्क अवसर पर इस अलंकार के दशन शान ह 


( १श६ ) 


एहि विधि उपजे लच्छिन जब सुन्दरता सुख-मूल । 
तदपि सकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ 
तुलसी के अलंकारों का अध्ययन करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि उन्होंने अलंकारों का प्रयोग अत्यन्त सतकता से किया है । 
उनके अलंकार-विधान में हमें परिपाटी का अनुकरण और |सामरिक 
अलंकार-निरूपण का प्रभाव अधिक है, परन्तु उन्होंने प्रकृति और 
दुशनशासत्र एवं धर्म से अपने अप्रस्तुत विधानों की सामग्री लेकर 
अपनी मोलिकता भी सिद्ध कर दी । पिछले प्रकार के अग्रस्तुत विधानों 
में उन्हें विशेष सफलता मिली है क्योंकि उनमें उनकी आत्मानुभूति 
भी मिल गई है। कुछ स्थलों पर तुलसी ने ऐसे अग्रस्तुत भी रख दिये 
हैं जो अनुचित जान पड़ते हैं। ऐसे स्थलों पर चाहे तात्पय के विषय 
में पूरा सादश्य हो, अन्य किसी बात में सादश्य नहीं होता ।१ कहीं- 
कहीं उपमान की द्वीनता भी आलोचक को खटती है ।* उनके कुछ 
सांग रूपकों को इतना विस्तार मिल गया है कि मूल सामग्री अग्रस्तुत 
विधान के रूप में छिप गई है ।१ कवितावली में उन्होंने विराट के 
उर में रावण राजरोग की कल्पना की है जो सब प्रकार से उहात्मक 
है ।४ अन्य अन्थों में इस प्रकार की अलंकार-विपयक चुटियाँ अधिक 
मिलती हैं। यहाँ हम केवल दो उदाहरण देंगे। विनयपत्रिका में 
काशीकामचेनु का रूपक वाँधा है जो अत्यन्त विस्तृत है। परन्तु 
यह रूपक काशी की महत्ता का निर्देश नहीं कर सकता । एक दूसरे 
स्थान पर शब्दों की कलाबाजी के आधार पर भी इसी प्रकार की 
£--सुग्सरि थार मदाकिन नाऊँ 2८ »८ »६ जो सब पातक-पोतक डाकिनि | 
सुनिय तास शुग आम जासु नाम अब खग वधिक | 
बरढिं सीय लखन रखुबरदि | जिमि अविवेकी पुर॒प सरीरहिं | 
>-गम रुस्व निरखे दसरपे हिय धनुमान 
मानों ग्वेलबार खेली सीस ताज बाज की | 
2-+दें स्िए मानस रूपके । 
8८.गयगा सी गाजगेग | ( कवितावली ) 


मद 


( १५७ ) 


चेष्टा की गई है. ओर राम को समुद्र बनाया गया है |? परन्तु ऐसे 
स्थल मानस में न्यून हैं । 

तुलसी ने ऐसे अप्रस्तुतों का भी उपयोग किया है. जो अस्तुत 
दृश्य के चित्रण में सहायक नहीं हैं | वर्षा शरद्‌ ऋतु चित्रण में प्रकृति 
वर्णन शिथिल है और नीति का उपदेश प्रवल है । वर्णनीय विपय 
अर्थसात्र को महण करता है, विम्ब॒ को नहीं। ऐसे स्थल पर काव्य 
हीन हो जाता है। और उस समय उपसाओं में काज्यानन्द नहीं 
आता कवि उपदेशक वन जाता है. । 





€-छुख 

तुलसी के काव्य में तीनों गुश--प्रसाद, माघुयं ओर ओज--के 
दर्शन होते हैं | “रस की अभिव्यक्ति गुण के सहारे कितनी अच्छी हो 
सकती है, इसके उदाहरण मानस में अनेक स्थानों पर मिलते हैं । 
श्ृंगार रस॒ के अन्तर्गत साधुय गुण, घबीर और रौद्र रस के अन्तर्गत 
ओज गुण और अद्भुत, शांत तथा अन्य कोमल रसों के अन्तर्गत 
प्रसाद गुण बड़ी कुशलता से अयुक्त हुए हैं ।7?९ 

प्रसाद गुण तो तुलसीदास की अन्तिम पूण कृति विनयपत्रिका 
को छोड़कर अन्य सभी रचनाओं में मिलता है। रामचरितमानस 
में तो यह गुण इतना उत्कृष्ट हे कि साधारण से साधारण शिक्षा-प्राप्त-- 
नहीं, अशिकज्षित भी--उसके चरित्रों की विशेषता और उसके भावों 
को समझ लेता है। उत्तरकांड में जहाँ भाव दाशनिक ओर धार्मिक 
सिद्धान्तों के कारण अत्यन्त क्लिप्टठ होने चाहिए थे, ग्रसादपूर्य 
प्रचलित लोक-सापा के अयोग के कारण पाठक को कोई कठिनाई 
नहीं पड़ती | संवादों में यह गुण विशेषता से मिलता डे । यद्यपि 


१--विविध वाहिनी विलसत सहित अनंत | 
जलघि सरिस को कहे राम भगवन्त ॥ 
२--हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास | ६१६-४२० 


( श्रूण ) 


कितने ही संवादों में बक्रता का प्रयोग हुआ है, दूर-दूर तक संज्ञा के 
स्थान पर सवनाम का प्रयोग है,१ परन्तु चरित्र ओर कथोपकथन की 
रूपरेखा स्पष्ट होने के कारण हम तुरन्त जान लेते हैं कि किस पात्र 
ने कहा, क्‍या कहा | 
माधुय गुण वैसे तो सभी कृतियों में है, परन्तु पढ़ों में यह गुण 
विशेष मांत्रा में है ।* तुलसी के काव्य में कण -कटद अक्षरों का प्रयोग 
बहुत कम हुआ है । उनकी वण माला इस प्रकार है-- 
स्वर>-अ आ इ ई उ रक एंऐ ओ ओ अं 


व्यंजन--क प गघ 
चछजनजकमफकम 
ट ठ डढ 
तू थ द धन 
प फब भमसम 
य रलचबृ॒ 
सहइड़ू्दढ़ 


इस बणमाला का सहद्दारा लेकर तुलसी ने अनेक तत्सम शब्दों को 
तदभव बनाकर मधुर कर लिया हैं। अनुप्रास, यमक आदि के प्रयोगों 
से भाषा में ओर भी अधिक माधुय आ गया हे । कहीं-कहीं केवल 
हसस्‍्व बणों का ही प्रयोग हुआ है, इससे अनेक स्थलों पर प्रवाह और 
माधुय आ गये हैँ। यदि रामचरितमानस का अध्ययन चौपाइयों 
की रचना-सन्नठन के परिवर्तेन की दृष्टि से किया जाय तो यह पता 
नगेगा कि किस प्रकार तुलसी ने दीव ओर दृस्ब बर्णा के समुचित 
याग से सेकट्रों चौपाइयों में बराबर चलते हुए पाठ को नीरस होने 
से बचाया हे । े 
आज गंगा बीर, रा, वीभत्स ओर भयानक रसों वाले स्थलों 
पर प्रकाशित एत्ना है। समासयुक्त पदावली द्वित्व, संयुक्त वण, 


लिए समचरितमानस का परशुरम-लद्मण संवाद | 
सिर सीन चली और कृष्णगीवावली । 


( एश्£ ) 


दी स्वरों की आदृरत्ति, टर्बस आदि कर्फश वर्णा' की वहुलता--हनके 
रा भाषा में ओज लाया गया है। ऐसे स्थलों पर जो छन्द चुने गये 
हैं, वे भी इस गुण की स्थापना में सहायता देते ६ । तुलसी के युद्ध फे 
ओज-पूर्ण चग्पेन फिसी भी चारण कवि की कविता से होड़ ले सकते हैं । 
परन्तु तुलसी में प्रसाद और माधुयों गुण ही अधिक हैं. उनके 
लिए उन्हेंने घिशेप प्रयत्न किया है ओर वे सफज्त भी हुए हूँ । चिनय- 
पत्मिका के वे स्थल जो स्पष्ट नदीं हैं कवि फी कम शब्दों में अधिक 
बात कहने और अपनी प्रोद़तमस सावनाम्रों को रूप देने की इच्छा फ्रे 
कारण है। सच तो यह दे कि उस काव्य में तुलसी के आगे पाठक- 
समाज इतना नहीं था जितना उनकी अपनी अनुभतिञ्रों को प्रकाश 
में लाने की भावना । इसी लिए विनयपत्रिका में भावों की जटिलता 
आर प्रकाशन की वेयक्तिकता है जो कवि को साधारण जनों के लिए 
कठिन बना देती है । 


१०-रामचरितमानस के वर्णन 

रामचरितमानस मृलतः वर्णनात्मक काव्य है जैसा प्रत्येक महा- 
काव्य होता है, यद्यपि कवि ने नाटक शेली पर सम्बादों की भी 
अच्छी योजना की है ओर उसमें भी सफल हुआ है । 

किसी भी महाकथि के लिए यह आवश्यक है कि उसके वर्णन 
के अत्येक अंग स्पष्ट हों, विस्तारपृर्ण हों (साथ ही चुने हुए अंगों 
पर बल हो ) और यह सब होते हुए भी नीस्सतान आये, न पाठक 
ऊच जाय | कह देने भर से इस बात भी महत्ता अधिक नहीं जान 
पड़ती, परन्तु यही एक बात है जहाँ बड़े-बड़े कवि गिर जाते हैं। गीति- 
काव्य के लेखकों के लिए वर्णन के दूर तक फेल, समतल घरातल 
पर सुन्दरता से देर तक चलना कितना कठिन है, यह उस समय पता 
चलता है जब हम किसी गीति-कवि को प्रवन्ध-काब्य पर हाथ 
चलाता देखते हैँ । यह तुलसी की विशेपता है. कि वे गीति-काव्य और 
चणुनात्मक काठय दोनों में इतने सफल हो सके है । 


( १३० ) 


तुलसी के वश नों के अध्ययन के लिए नहव्यू, जानकीसंगल, 
पावेतीमंगल, रामचरितमानस ओर कवितावली महत्त्वपूर्ण हैं। नहकू, 
में उत्सव समारोह और आचार-विधि का चरण न तुलसी के अन्य 
वबण नों से अलग महत्त्व रखता है । तुलसी “की सौन्द््य-भावना और 
चित्र-प्रियता ने उस सरल वर्ण न को अत्यन्त सजीब कर दिया है । 
जानकीमंगल पावतीमंगल ओर मानस तीनों में विवाह-वण न के प्रसंग 
हैं, परन्त कवि ने कभी भी पुनरादवृत्ति नहीं होने दी है | इस दृष्टिकोण से 
मानस ओर पाव॑तीसमंगल के शिव-बरात के वण नों की भी तलना 
की जा सकती है | कवितावली के हनुमान द्वारा लंकादहन का वर्णान 
इतना विस्तृत ओर सजीव है कि स्वयं तलसी के मानस का लंका- 
दहन इसके आगे शिशु-कृति लगता है। केवल इसी वर्णन को 
लिखकर तलसी अपने को हिन्दी का सवश्रेष्ठ कवि सिद्ध कर सकते 
थ्रे । यह वर्णन कई छन्दों में है, परन्त्‌ भाग-दौड़, प्रश्नोत्तर, भावों 
के घात-प्रतिघात, छन्द-प्रवाह और कवि की नाद-सोन्द्य उपस्थित 
करने की प्रतिभा के कारण पाठक एक छन्द से दूसरे छन्द की ओर 
बढ़ता-नहीं, फिसलता--चला जाता है. । 

परन्तु यहाँ हमें विशेष रूप से मानस के वर्शनों पर विचार 
करना है | 

मानस का ढाँचा ' कई श्रकार के संबादों पर खड़ा है, यह हम 
पहले कह चुके हैं। इन संवादों के अतिरिक्त कुछ स्थल मनोः 
वैज्ञानिक परिस्थिति को स्पष्ट करते हैं, परन्त इसके अतिरिक्त तथा 
स्ततियों और अन्य भक्तिपूर्ण स्थलों को छोड़कर जो रह गया, वह 
सच वरण न! के अन्तगंत आ जाता हे | 

प्रकृति-चित्रण के शीपक के नीचे हम वलसी के प्राकृतिक वण नों 
के सम्बन्ध भें दूसरे दष्टिकोश से विचार कर चुके हैँ | यहाँ हम 
वर्गानों के अतिरिक्त कुछ ऐसे व न लेते हैं. जिन्हें साहित्य-द्पण- 
कार महाकाव्य के लिए आवश्यक मानता हे-- 


( १३१ ) 


संभोग चिप्रलंभी च मुनिस्वगंपुराधुरा: । _ 
रशप्रयाणोपयंसन्ध पुत्नोदयादय: ॥ 
( संयोग, बियोग, सुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, रण, यात्रा, विवाह, 
मन्त्र, पुत्र और अभ्युदय ) | प्रकृति-चित्रण वाले अध्याय में हम फह 

चुके हैं कि तुलसी ने मह्ाकाव्य के प्रसंगों को लेते हुए भी अपनी 
झोर से अनेक प्रकार फी स्वतंत्रता का उपयोग किया है।। हमने 
विवेचना द्वारा सिद्ध किया है कि उनके प्राकृतिक चर्ण न सांगोपांग 
नहीं हैं। ( साहित्य-दर्पणकार फे अनुसार महाकाब्य के वण नों को 
सांगोपांग होना चाहिए | ) परन्तु जेसा हम देखेंगे तुलसी के अन्य 
घरणणुनों में से छुछ सांगोपांग भी हैं । 

ऊपर बण न के ज्ञो विपय दिये गये हैं उनमें से संयोग, वियोग, 
नगर, संग्राम, यात्रा, विचाह ओर श्रभ्युदय के बण न, ही रामचरित- 
मानस में हैं। मुनि अनेक आये है, परन्तु उनका सांगोपांग वर्णन 
कवि को इष्ट नहीं है। स्वर्ग, यज्ञ, मन्त्र ओर पुत्र वण न भी राम- 
कथा के अन्तगत आते हैँ, वील्मीकि में भी है, परन्तु तुलसी ने अपनी 
रामकथा को जिस नये ढंग पर काटा-छाँटा है, उसके अनुसार इनका, 
फोई अवसर नहीं रह गया है । 

संचोग ओर वियोग के वर्णनों की मार्मिकता और सुछ्ठतता का 
विस्तारपूण विवेचन १४ गार रस के प्रसंग सें किया जा चुका है । यहाँ 
हमें यही कहना हे कि इस प्रकार के वण न की भित्ति नायक-नायिका 
का अन्तर्जंगत थी, अतः कवि की सफलता ने उसे प्रथम श्रेणी का 
मनोवैज्ञानिक सिद्ध किया है । दोनों स्थलों पर कवि संक्षेप शेल्ी और 
संयत सापा का आदशे अपने सामने रखे हुए है । 

नगर के वण न-प्रसंग में तुलसी ने अवध, जनकपुरी और लंका-- 
रामकथा के तीन केन्द्र नगरॉ--का विस्तृत चण स किया है । अवध 
का वण न उस समय हुआ है जब महाराज दशरथ को धनुभग का 
समाचार मिलता है, अतः यह घवण न एक उत्सव के साथ हुआ हे. 
लैसा होना चादिये था | व न इस प्रकार हैः 


( १३२ ) 


जद्यपि अवध सदैव सुहावनि । रासपुरी मंगलमय पावनि ॥ 
तद॒पि प्रीति के रीति सुहाई | मंगल रचना रची बनाई ॥- 
ध्वज पताक पट चासर चारू | छावा परम विचित्र वजारू | 
कनक कलस तोरन मनि जाला । हरद दूब दवि अच्छत माला | 
मंगलमय निज-निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ | 
वीथी सींची चतुरसम चोकें चारू पुराइ॥ 


जहेँ तहँ जूथ-जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुति दामिनि। 


विधु बदनी म्रग-सावक-लोचनि | निज सरूप रति मान्रु विमोचनि ॥। 


गावहि मंगल मंजुल बानी | सुनि कलरव कलकंठि लजानी ॥ 


भूप भवन किमि जाइ बखाना | विस्व विमोहन रचेड बिताना ॥ 


मंगल द्रव्य मनोहर नाना | राजत वाजत विपुल निसाना ॥ 


कतहूँ विरद॒ बंदी उच्चचरहीं। कतहूँ वेदधुनि भूसुर करहीं ॥ 


गावहिं सन्दर मंगल गीता। ले ले नामु राम अरे सीता॥ 
बहुत उछाह भवन अति थोरा । सानह उम्रगि चला चहँ ओरा ॥ 


सोभा दशरथ भवन कइ को कवि बरने पार | 
जहाँ सकल सुरसीसमनि राम लीन्ह अवतार ॥१ 


जनकपुरी के वश न में कवि ने अपना दृष्टिकोश भी स्वयं स्पष्ट 


कर दिया हे--- 


बसहिं नगर जेहिं लब्छि करि कपट नारि घर वेपु। 
तेहि पुर के सोभा कहत सकुचहि सारद सेपु ॥९ 
यह बर्ग न अत्यन्त ऐश्वर्यपूर्ण है। शिल्पी नगर को विवाहोत्सव 


के लिए सवार रहे हैं-- 
चिधिटि बंदि सिन्‍्ह कीन्दह अरंसा। विरचे कनक कदलि के खंभा ॥ 


हरित मनिनन्‍्दर के पत्र फल पदमराग के फ़ल। 
रचना देग्वि विचित्र अति मन विरंथि कर भल ॥ 


“«« गामचरियमासस २६६---२६ ७ क 
रद, रृपघम दादा 


( १३३ ) 


प्रेमु हरित मसिमय सब कीन्हे। सरल सपरन परहि नहिं चीन्हे ॥ 
कनक फकलित 'अद्दविवेलि बनाई | लखि नहिं परह सपरन सुद्दाई ॥ 
तेद्दि के रचि पचि बंध बनाये | बिच बिच मुकुता दाम सुद्दाये ॥ 
मानिक मरकत छुलिश पिरोज़ा | चीरि कोरि पचि रचे सरोज़ा ॥ 
किये भ्रृंग बहुरंग बिहंगा। गुंजहद्धि कुजहिं पवन पसंगा।॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मतल द्रव्य लिये सब ठाढ़ीं॥ 
चोके भाँति अनेक पुराई। सिंधुर सनिमय सहज सुद्दाई ॥ 

सौरभ पललव सभग सठि, किए नीलमनि कोरि। 

हेम बार मरकत घवरि, लसत पाट मंत्र डोरि॥ 


रखे रूचिर वर वबंदनवारे। मनहेँ मनोभव फंद सखंँवारे॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए | ध्वज पताक पट चमर खुहाये ॥ 
दीप मनोहर सनिमसय नाना | जाइ न वरनि विचित्र बिताना ॥ 
जेहिं मंडप दुलद्दिन चेदेही। सो वरने असि मति कवि केही ॥ 
दलह राम रूप शुन सागर। सो वितानु तिहूँ लोक उज़ागर॥ 
जनक भवन के सोभा जेसी | गृह ग्रह प्रति पुर देखिय तेसी ॥ 
जेहि तेरहुति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लगहिं भ्रुवन द्सचारी || 
जो संपदा नीच ग्रृद्द सोहा।सो बिलोकि सुरनायक मोहा३ ॥ 
लंका का वर्ण न मुन्द्रकांड में इस प्रकार है-- 
कनक कोट. विचित्र सनिकृत संदरायतना घना। 
चडउहट्ट हट्ट सबद्र बीथीं चार पुर बहु विधि बना ॥ 
गज चाजि खच्चर निकर पदचर रथ वरूथनिह को गने। 
चहुरूप निसिचर जूथ अति वल सेन वरनत नहिं बने ॥ 
बन बाग उपवन वाटिका सर कप वापी सोहहीं। 
नर-नाग-मुर-गन्धव-कन्या रूप  मुनिन्‍न्मन सोहहीं॥ 
कहूँ मज्ल देह विसाल सेल समान अति वल गजऊजहीं। 
नाना अखारेन्द्र भिरहिंवहुविध एक एकन्ह तजेहीं। 


१--रामचरितमानस शअ्रयोध्या रछ७--२६६ 


( १३४ ) 


करि जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर चहूँ दिसि रच्छहीं । 
कहु महिप घेन खर अज खल निसाचर भच्छहीं! ॥ 
विवाह के दो प्रसंग मानस में ह--शिव-विवाह और राम-विवाह । 
दोनों का चरण दो भिन्‍न दृष्टिकोशों से हुआ है। शिव-वियाह में 
विचित्र प्रक्रार के बराती ओर उनकी वेश-भूपा विचित्र है | यह प्रसंग 
तुलसी के विनोदी वण न का उत्कृष्ट उदाहरण है--- 
सिचहि संभ्रुगन करहिं सिंगारा। जटा मुकुट अहिमोर संचारा ॥। 
कुंडल कंकन पहिरे व्याला। तन विभूति पट केहरि छाला ॥ 
ससि ललाट सुन्दर सिर गंगा । नयन तीन उपबीत श्लुजंगा ॥ 
गरल कंठ उर नरसिर माला। असिव वेष सिवधाम कृपाला।॥। 
कर त्रिसूल अरु डमरू विराजा। चले वसह चढ़ि घाजहिं बाजा॥ 
देखि सिवहि सुरत्रिय मुसुकाहीं | वर लायक दुलहिन जग नाहीं ॥ 
परन्तु राम-विवाह की वात भिन्न है. । उसमें कवि ने अपने लोका- 
चार के अध्ययन, कल्पना, काव्यकला और प्रतिभा से पूर्ण सहयोग 
' ग्राप्त कर एक अभिनव र॒ृष्टि की रचना की है । तुलसी ने इस प्रसंग को 
अत्यन्त विस्तार से लिखा हे | उनका उद्देश्य ही ,था कि नर-नारी इसे 
गायें-- 
सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहिं सुनहिं ॥ 
तिन्ह कहूँ सदा उद्धाहु मंगलयातन रामजस ॥ 
बालकांड के ३०४वें दोहे से लेकर कांड की समाप्ति तक अनेक 
दोहों, चोौपाइयों ओर छन्दों में राम-विवाह को लिख कर कवि ने उसे 
मूल कथानक से अलग करने ओर थोड़ा-बहुत स्वतंत्र रूप देने की 
चेष्ठा की है ओर उसे खंड-काव्य के ढद्धा पर अत्यन्त सतकंता से 
लिगा है। दोनों ओर के लोकाचारों, समधिओं, मझुनियों आदि के 
मिलन, बालकों ओर युवतियों के कॉवहल, माताओं आओर पुरजनों- 
परिजनों के छदय-भावों आदि का,इतना सुन्दर चित्रण हुआ है कि 


( १३४५ ) 


ऋलिदास के वर्णन भी पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ हस फेचल दो वणेन 
देते हैं जिनसे हम कवि की चणन-शेलियों से परिचित हो जायेंगे । 
१---विवाह के समय के लोकाचारों का वर्णन 
बर कुआँरिे करतल जोरि साखोचार दोड छुलगुर करें। 
भयो पानिगहनुः विलोकि चिधि सर मनुज मुनि आनन्द भरें ॥ 
>्र रा. | 
करि होम विधिवत गाठि जोरी होन ल्ञा्मी भाषरीं ॥ 
जयघुनि बंदी वबेदधुनि मंगलगान निसान | 
सुनि हरपरहििं बरपष्टि चिधुध सुस्त सुमन सुजान ॥| 
कंअन छुँआरि कल भावँरि देहीं। नयन लाभु सच सादर लेहीं ॥ 
ज्ञाइन बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कल्लु कहीं सो थोरी ॥ 
राम सीय सुंदर प्रतिछाही। जगमगात ससि खंभन मसाहि।॥! 
मनहें मदन रति घरि वहुरूपा | देखत राम विश्ञाहु अनूपा॥ 
 दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटन  टुरत बहोरि-बद्नोरी॥ 
भये सगन सब दिेखनिदहारे। जनक समान अपान विसारे॥ 
प्रमुदित मुनिन्द भावेरी फेरी।नेग सहित सब रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर सेंदुर देहीं।सोभा कहि न जाति विधि केही ॥ 
' अमझत पराग जलजु भरि नीके | ससिह्दि भूप अहि लोभ अमीके ॥ 
बंहरि वसिप्ठ दीन्ह अनुसासन। वरू दुलहिन बैठे एक आसन ॥ 
बैठे बरासन राम जानकि सुदिति मन दूसरथु भये॥ 
तुनि पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतर फल नये ॥। 
भरि श्ुवन रहा उछाहु राम विवाहु भा सबद्दी कहा ॥ 
केहि भाँति वरनि सिरात रसना एक यहु मंगल महा ॥ 
इस वर्णन को कवि ने अलक्लारों से पुष्ट किया है । 


२--षए्योंनार वर्णन 


पुनि जेबनार भई बहु भांती | पठए जनक बोलाइ बराती॥ 
परत पाँवड़े बसन अनूपा | सुतत समेत गवन कियो भूपा ॥ 


हे 


( 


( १३६ ) 


सादर सबके पाय पखारे। जथाजोग पीढ़न्ह बैठारे॥ 
घोये जनक अवधिपति चरना। सीलु सनेह जाइ नहि वरना ! 
बहुरि राम-पद-पंकजन धोए। जे हर-द्ृद्य-कमल महूँ गोए ॥ 
तीनिड भाई रामसम जानी। धोए चरन जनक निज पानी ॥ 
आसन उचित सवहि नृप दीन्हे | वोलि सूपकारी सब लीन्हे ॥ 
सादर लगे परन पनवारे। कनक कील सनि पान सँबारे | 
सूपोदन सुरभी सरपि सुंदर सवादु पुनीत ॥ 
छन महुं सव के परुसिगे चतुर सआर चिनीत ॥ 
पंच. कवल करि जेवन लागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहिं बखाने॥ 
परुसन लगे सआर सजाना | बिजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि गाई। एक एक विधि बरनि न जाई ॥ 
छुरस रुचिर विंजन बहु जाती। एक एक रस अगनित भाँती।॥ 
जेंचत देहि मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी॥ 
समय सुदहावनि गारि विराजा | हँसत राड सुनि सहित समाजा ॥ ' 
एहि विधि सबहीं भोजनु कीन्हा | आदर सहित आचमनु दीन्हा।॥ 
देइ पान पूजे जनक दसरथ सहित समाज । 
जनवासेहि गवन मुद्ति सकल भूप सिरताज | 
यहाँ अनलंकारिक भागा में कायय-व्यवहार का क्रमशः वर्णन" 
मात्र कर दिया गया हैं 
राम ओर भरत की यात्राओं के वर्णन लम्बे हैं, इसलिए हम 
उन्हें यहाँ सम्पूर्ण उद्धत नहीं कर सकते, परन्तु आम-बधुओं, बड़ी- 
बृद्ियों आदि के प्रसंग, ग्रामीण जनों के वा्तालाप और इसी तरह की 
” ध्यनक मनोसंजक बातों के कारण वे रुक्ष नहीं हो पाते | ऐसे स्थलों पर 
फंस प्रतिभावान कवि असफल हो जाते हैं। भरदहाज मुनि से मिल 
कर राम-लक्ष्मण-सीता आगे बढ़ रहे हैं। वाल्मीकि मुनि के आश्रम 
तक पहुँचने के विस्तृत वश न को कत्रि ने अनेक मौलिक असंगों से 
$ पट करके रसम्निः्ध बनाया हे 


( १३७ ) 


सीता लग्पतः सहित रघराई। गांव निफट जब सिफसहि ज्ञाईव। 
सभि सच घाल एूुद्ध नर नारी। चलदि तरत ग्ृहकाज बिसारी ॥ 
राम लग्पन सिय रूप निहारी। पाइ नयन फलु होहि सुखारी॥ 
सजल धिल्लोचन पुलक सरीरा। सब्र भए मगन देखि दोड़ बीरा॥ 
घरनि न जाए दसा तिन्द्र केरी। लि ज़नु रंकन्ह सुस्मनि हेरी॥ 
एफन्द्र एक बलि सिस देद्ीं।लोचन लाह लेहु छन एहीं॥ 
रामहि. देग्वि एक अनुरागे। चितवत चले जाएहि संग लागे।॥। 
एक लयन मग छवि उर आनी। होटिं सिथिल तन मन चरवानी ॥ 
एक देखि बट छोंह भलि अति मूदुल तन पात। 
फहहि गवदिश छिनुझ ल्रमु गवनव '्मव्टिं कि प्रात ॥ 
एक कलस भरि आनहिं पानी। अंचदइअ साथ कहहिं संदुबानी॥। 
सनि प्रिय बचने प्रीति अति देखी | राम कृपाल सुसील भिसेखी ॥ 
जानी श्रसित सीय सन माद्दी । घरिक विलम्धु कीन्द बट छाएहीं ॥ 
मुदित नारि नर देखहिं सोभा। रूप अनूप नयन- मनु लोभा॥। 
>८ ८ भ् 


सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पछत पति सनेहेँ सकुचाद्दी ॥ 
बार धार सब लागहि पाएँ। कद्ददिं बचन सूद सरल सुभाएँ ॥ 
राजकुमारि विनय हम करहीं। तिय सुभायँ कछु पूँछत टरदीं॥ 
स्वासिनि अविनय छमत्रि हमारी । बिलगु न मानत्र जानि गँवारी॥ 
रानऊुँअर दोडइ सहज सलोने। इन्हें ते लह्दी दुति मरकत सोने ॥ 

स्यामल गार किसोर घर सन्दर सपमा ऐन | 

सरद सबरीनाथ मुख सरद सरोरूह सेन || 
टि. मनोज लजावनिदहारे | समुसख्ि कहह को श्राहि तुम्हारे ॥ 
नि सनेहमय मंजुल वानी । सकुची सिय मन महेँ मुसकासी || 
तिन्हृहि विज्ञोकि विलोकति घरनी । दुह/ँ सकोच सक्ुचति वर बरनी | 
सकुच सप्रेम बाल मृगनयनी | बोली मधुर वचन पिकबयनी ॥ 
सहज मुभाय सुभग तन गोरे। नाम्रु लखन लघु देवर मोरे॥ 
बहुरि चदन विधु अंचल ढॉँकी | पिय तन चितइ भौदह करि बाँकी ॥। 


टू! गे ३ 


( १३८ ) 


खंजन मंजु तिरीछे निज नयननि । पति कहेड तिन्ह॒हि. सियँ सयननि ॥ 
भई मुदित सब आसवधघूटीं | रंकन्ह राय रासि जनु लूटीं ॥ 
आति सग्रेस सिय पाये परि वहुविधि देहिं असीस ॥ 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस ॥ 
>< >> >् 
लखन जानकी सहित तब गबनु कीन्ह रघुनाथ।  ., 
फेरे सब प्रिय बचन केहि लिए लाइ सन साथ ॥ 
संग्राम के अत्यन्त यथार्थवादी और ओजपूर्ण बण न कवितावली 
की विशेषता है। परन्तु रामचरितमानस के लंकाकांड के अनेक 
यद्धों के वर्ण न अत्यन्त विस्तृत और सुन्दर हैं । यह अवश्य है कि एक 
ही प्रकार के युद्ध-व्यवहार की अनेक वार आवृत्ति हुई है, परन्तु हमें 
यह याद रखना चाहिये कि कदाचित्‌ उस समय तक तुलसीदास का 
युद्ध-बण न शास्र-ज्ञान पर ही आश्रित था । 
राम के अभ्यंदय के चित्र रामराज्य के वश न में हैं जिसे अन्य 
प्रसंग में उद्धत कर दिया गया है । 
संक्षेप में, तुलसी के काव्य में अनेक सुन्दर वण न हैं । वे प्रवाह- 
शील आर सांगोपांग हैं. ओर मूर्तिमता से भरे हैं। कहीं-कहीं अत्यन्त 
नगण्य वस्तु पर भी तुलसी की दृष्टि चली गई हे | वण न प्रत्येक प्रकार 
के #ं--स्थिर, चल, चहल-पहल के बणन, रीति रिवाज, सौंदर्य । सोंदय 
चण न के प्रति तुलसी की प्रवृत्ति आरम्भ से ही जान पड़ती है। उन 
वबणनों की चित्रमचता अंदमुत है । हमारे सामने जीवित जाग्रित चित्र 
पस्थित होते हू । प्रत्येक व्यक्ति के मनोभावों और क्रियाकलापों के 


साथ वातावरण को पीछे रखते हुए अत्यन्त क्षित्रता से चलता है' 


» और प्रत्येक बात सम्बद्ध कही जाती है । तुलसी की -हृष्टि वाह्य जगत्‌ 
” ओर अन्तजगत का सक्षम से सक््म परिवर्तेत पकड़ लेती है। राम की 


ता ज्षरा सी श्र-भद्ठिमा भी नहीं छूटने पाती | प्रत्येक बग न के सब 
आ्यंगों पर ध्यान दिया गया है ओर उनमें विस्तार का सन्तुलन स्थापित 
किया गया है | उदाहरण के लिए, राम-विवाह बण न भे॑ कवि क्रमशः 


( १३९५ ) 


आगमन, लोकाचार, विवाह और विदा के असंगों को लेता है और 
प्रत्येक प्रस'|ग की छोटी से छोटी बात भी नहीं छूटने पाती | कला की 
दृष्टि से रामचरितमानस के दो वणण न--राम-सीता का पृ्ष राग 
ओर प्रथम मिलन तथा निषाद की सेना का वण न--अद्वितीय हैं । 





सवाद 
रामचरितमानस संबादों का समूह है । संवादों को निकाल लेने 
पर उसमें कुछ भी नहीं रद्द जाता, इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है | 
संवाद चार प्रकार के हैं। सारा रामचरितमानस आदि से अन्त 
तक तुलसीदास और श्रद्धालु भक्त पाठक का संवाद है! वालकांड से 
लेकर अन्त तक उसा-शस्भु-संवाद है, फिर वालकांड से लेकर अन्त 
तक भरदह्ाज-याज्नवल्क्य-स बाद है, सारी कथा गरुड़-काकमप्लुशुंडि- 
संवाद है'। यह स'चादों का एक प्रकार है । पुराणों में कथा स'वाद के 
रूप में कही जाती है ओर अनेक स'स्क्ृत रामायणों में से केवल 
कुछ--जैसे वाल्मीकि--को छोड़ कर शेष सच स वाद में हैं। वाल्मीकि 
में महाकाव्य-रैज्ञी पर रचना की है, अन्य रामायण पुराणों की शैली 
पर हैं। “पुराणों में वक्ता ओर श्रोताओं की #ंखलायें जुड़ती चली 
जाती हैं| ठीक इसी पद्धति पर ग्रस्तावना में चार वक्ता-श्रोता दिखाई 
पड़ते हँ। मानस धर्मग्रन्थ भी है और काव्यग्रन्थ भी। इसी लिए 
उसमें धर्मग्रन्थ पुराणों की तरह शृंखलावद्ध रंंवाद रखे गये हैं ।?१ 
इन स' वादों के अतिरिक्त कुछ स'वाद चरित्रों के बीच में ही भक्ति, 
धरम, ज्ञान आदि प्रस'ग पर होते हैं। इनका आधार भी पुराण है। हिन्दू 
तंत्र ओर पुराण इस प्रकार के संवादों से भरे पड़े हैं । इनके लिए 
कवि ने अध्यात्म रामायंण से बहुत कुछ सहारा लिया है । इस संवादों 
को हमने गीताएँ कहा है और इनकी विशेषताएँ उसी शीर्षक के 
न्तगंत देखी जा सकती हैं | तुलसी के धार्मिक और दाश निक इदृष्टि- 
कोण के अध्ययन के लिए ये संवाद ( गीतायें ) महत्वपूर्ण हैं । 


. १--'मानस के संवाद”; कल्याण? भाग १३, संख्या २ 


( १४० ) 


तीसरे प्रकार के संवाद कथा के भाग हैं। इनमें से कुछ संघपे- 
प्रधान मनोवैज्ञानिक सामग्री को हमारे सामने रखते हैं । कुछ में विशेष 
परिस्थितियों भें पड़े मनुष्यों का चित्रण करके केवल घटनाचकऋर को: 
आगे बढ़ाया है । 

चौथे प्रकार के संबवादों का केवल निर्देश मात्र हे । उनका वण न 
नहीं मिलता । ऐसे निर्देश कथा-भाग को सुख्य घटनाओं की ओर 
सीमित करने में सहायक होते हैं। बालकांड और अयोध्याकांड को 
छोड़कर सारी रामायण समास शैत्ली में है और इसी लिए बहुत से 
स्थानों पर संवादों के निर्देश मिलते हैं । 

'पहले प्रकार के संचादों के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है) इन चार 
संबादों के श्रोता-वक्ता इस प्रकार हैं“-- 


बक्ता-- श्रोता-+- 
तुलसी भक्त, संतजन, पाठक 
याक्षवल्क्‍य भरद्वाज 
शिव पायती 
काकभुशुंडि गरुड़ 


इन संवादों की योजना में बड़ी विचित्रता हे | प्रश्त॒ यह होता है कि 
तुलसी ने किसी एक ही वक्ता से रामकथा क्‍यों न कहलवाई अथवा 
उन्हें कथा को स वाद रूप में उपस्थित करने की आवश्यकता ही क्या 
थी | भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इन संवादों के भिन्न-भिन्न अथ लगाये 
हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ज्ञान, कमे, भक्ति एवं देन्य के प्रति 

दन के लिए चार संवादों की रचना की गई है। कुछ लोगों का 
कहना ह कि चार दाशनिक सिद्धान्तों (अद्व त, शुद्धाह त, विशिष्टाह त, 
द्रतादत ) के श्रतिपादन के लिए थे संचाद लिखे गये हैं और इनमें 
से प्रत्येक संवाद एक बिशेष प्रकार के दर्शन-सिद्धान्त का समर्थक 
है। कुछ अन्य लोग कहते हं--/गरुड़, पार्वती, भरद्राज तीनों 
श्रोताओं को दाशरथि राम के ईश्वरावतार होने में सन्देद है। 
चक्ताओं ने इसी सनन्‍्देह का निराकरण किया है । श्रोताओं का सन्देदद 


( १७१ ) 


तो एक ही है, पर वक्ताओं के प्रतिपादन में सूक्ष्म भेद भी लक्षित्त 
होता है । काकभुशुंडि का प्रतिपादन उपासनापरक, शिव का ज्ञान- 
परक और याज्ञवल्क्य का कर्मकांडपरक है। स्वयं तुलसीदास की 
उक्ति शीलपरक मानना चाहिये ।”१ छुछ विद्वानों का कहना है कि 
पक ही कथा भत्येक संचाद में चल रही है ओर उसमें एक ही प्रकार 
की ज्ञान-कर्म-व्यवस्थित भक्ति का मनिरूपण है, इसलिए अध्यात्म 
वैभिन्य से मतलब नहीं है !९ वास्तव में मानस के संवादों की योजना 
के पीछे एक दूसरी ही वस्तु है। तुलसी ने परम्परागत कथावस्तु को 
स्वीकार करते हुए भी अपनी रामकथा में विचिन्रता और नवीनता 
का समावेश रखा है ।३ इसलिए यह आवश्यक था कि वे अश्रद्धालुओं 
के लिए रामकथा के प्रसिद्ध वक्ताओं और परम्परा का सहारा लेते और 
डनके तक बन्द करते । इसीलिए तुलसी ने कहा कि मेरी कथा मूलरूप 
में बही है जो परम्परागत चली आ रही है । 


संभु कीन यह चरित सोहाबा | 
बहुरि कृपा करि उमहिं सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागश्ुसुंडिहि दीना। 
मु राम-सगत अधिकारी चीन्हा॥ 
तेहि सन जागवबलिक पुनि पावा। 
तिन्‍्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥। 


१--'मानस के संवाद?; 'कल्याण? १३, २ ( विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) 
२--“मानस के संवाद और सोपानः; ना» प्र०.प०-श्री चर्द्रवली पाण्डेय । 
३--कथा प्रत्नन्ध विचित्र बनाई | 

जिहि यह कथा सनी नहि होई। 

जनि आचरज करे सुनि कोई ॥ 

कल्पभेद हरि चरित सुद्दाए। 

भाँति अनेक सुनीसन्द गाये॥ 


( १४२ ) 
ते श्रोता बकता समशीत्ा। 
समदरशी जानहि हरिलीला ॥ 
> >८ >८ 
ओरो जे हरिभगत सुजाना | 
कहहिं सुनहिं समुकहिं विधि नाना । 
>< ञ् >८ 
भाषाबद्ध करबव में सोई। 
मोरे मन प्रवोध जेहि होई।॥ 
जस कछु बुध विवेक बल मोरे | 
तस कहिहो हिय हरि के प्रेरे ॥। 
इस प्रकार तुलसी अपने मानस की कथा की परम्परा इस तरह 
स्थापित करते हैं-- 
पार 
कि पक ' 
याज्षवल्क्य 
भरद्वाज 
ड जल 


पाठकवृन्द 
यदि तलसी का अथ ज्ञान का प्रतिपादन होता तो वे उसे उपनिषदों 
के परिचित लानी यातवल्क्य से कहलाते, शझ्नर से क्यों कहलाते ? 
इसी प्रकार की वात 'अन्य संवादों के विपय में भी कही जा सकती 
है । बानतव में तुलसी अलग-अलग स्ञान, कम, भक्ति ओर देय का 
प्रतिधादन करने नहीं बेठे हैं, न उन्हें अब त, शुद्धाह्र त, विशिष्टाह त, 
दलाईत के ममलों को सुकावा हे, न उन्दें उपासना, श्वान, कर्मकांड - 


री 


( १९४३ ) 


ओर शील का अज्ञग-अलग अस्तित्व ही मान्य है। वे पुराणों की 
शैली को अपना रहे हैं और कथा-भेद के लिए तक उपस्थित करते 
हुए अपनी कथा का समर्थन महापुरुषों के मुख से करा रहे हैं । 
रामचरितसानस का ध्येय भक्ति का निरूपण है। तुलसी की 
विनय-पन्निका की भक्ति दैन्य-दास्य-भावनाओं से भरी और तन्मयत्ता 
- एवं आकुलता-प्रधान है | (चातक की स्वाति आशा उसकी प्रतीक है) | 
परन्तु मानस की भक्ति भरत की भक्ति है. जिसमें ज्ञान और कम का 
पूर्ण समुच्चय है । उस भक्ति का रूप भी संवादों से स्थिर नहीं किया 
गया है, उसके लिए सोपानों का प्रयोग हुआ है-- 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपषविध्वंसने 
विमलसन्तोपसम्पादनो नाम प्रथमः सोपानः समाप्त: । 
( बालकाड ) 
इति श्रीमद्राम चरितमानसे सकलकलिकलुपविध्यंसने 
विमसलंविज्ञानवैराग्यसम्पादनो नाम द्वितीय: सोपानः समाप्त: । 
( श्रयोध्याकांड ) 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने 
विमलवबैराग्यसम्पादो नाम दठृतीय: सोपानः समाप्तः॥ 
( अरण्यकांड ) 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकल्िकलुपविध्यंसने 
विशुद्धसन्तोपसम्पादनों नाम चतुर्थ: सोपानः समाप्तः । 
( किष्किन्धाकाड ) 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्व॑सने 
ज्ञानसस्पादनो नाम पच्म्चमः सोपानः समाप्त: । 
( सुन्दरकाड ) 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सने - 
विमलविज्ञानसम्पादनो नाम पष्ठ: सोपानः समाप्त: । 


( लड्ढाकांड ) 


2 «६ 8४४... 


छति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने 


अविरलहरिभक्तिसम्पादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्त: ॥ 
( उत्तरकांड ) 


'ऊपर के उद्धरणों से यह स्पष्ट हे कि तुलसी राममक्ति का विकास 
इस क्रम से मानते हैं-- 
(१ ) विमल सनन्‍्तोप 
(२ ) विमल विज्ञान-चैराग्यं 
(३ ) विमल वैराग्य 
(४) विशुद्ध सन्‍्तोष 
. (४) ज्ञान 

( ६ ) विमल विज्ञान 

| (७) अविरल हरिभक्ति 
. इस अविरल भक्ति का रूप क्‍या होगा, इस विपय में भी तुलसी का 
मन्तव्य स्पष्ट है-- 

पुण्य पापहरम्‌ सदा शिकरं विज्ञानभक्तिप्रदं सायासोहमलापहं 
सुविमल प्रेमाम्वुपूरं शुभम्‌ । श्रीमद्रामचरितमानसमिद॑ं भक्‍त्यावगाहन्ति 
ये ते संसार पतज्गधघोरकिरणैद्हचन्तिनो मानवाः ॥ ( रामचरितमानस 
उत्तरकांड की पुष्पिका )। उन्होंने “विज्ञानभक्ति” को अपना लक्ष्य 


मान रखा है । 
+ किक हि 
सब संवादों के आदि अन्त भिन्न हैं। इनके अध्ययन से भी यह 


स्पष्ट हो जाता हे कि तुलसी की योजना के मूल में क्या प्रश्नत्ति काम 
कर रही है | 
गीताओं पर हम पहले विचार कर चुके हैँ । उनका कथा से कोई 
सम्बन्ध नहीं जेसा हम कह आये हैं, उनका ढंग पौराशिक है।इस 
प्रकार के संवादों में हमें चार प्रकार के विपय मिलते हैं। 
(१) दाशेनिक उपदेश, (२) धार्मिक उपदेश, (३) नीति-कथन, (७) दृश्य- 
वर्णन | एक पाँचवें प्रकार के भी दो संवाद हैं--अनुसूइया सीता का 
नारी-धर्म पर संवाद ओर राम नारद का विवाह के दुगगुणों पर संवाद-- 
जिनका विपय आचार हे । इस अन्तिम प्रकार के संवादों के विपय 


ड़ 


( १४५ ) 


में दर्में यद कहना है कि वे अप्रासंगिक हैं । न तो सीता को नारी-धर्म 
सीखने की आवश्यकता थी, न राम को नारद ऋषि को विवाह के 
पिनुद्ध शिक्षा देने का फोई अवसर था | सच तो यह है कि इन स्थलों 
पर तुलसी की अपनी खी-विपयक भावना प्रगट हुई है। पहले संवाद 
में तुलसी का दृष्टिकोश एक हिन्दू गृहस्थ का दृष्टिकोण है ओर दूसरे 
संवाद में एक गृह-त्यागी संत का | 

कथा-भाग को बढ़ाने वाले अथवा मनोवैज्ञानिक स्थलों के 
उपस्थित करने बाले संवाद महत्वपूर्ण हैं । ऐसे संवादों को 
पं० विश्वनाथ मिश्र ने दो श्रेणियों में विभाजित किया है--समभा-संवाद 
ओर गोप्ठी-संवाद-सभा-संवाद कम हैँ । इनमें लच्ष्मणश-परशुराम- 
संचाद, भरत-सभा-संवाद, जनक-समा-संवाद, अंगद-रावण- 
संवाद, हनुमान-रावण-संचाद अआदि मुख्य हूँ | गोध्ठी-संवाद 
अनेक हँ--जनकपुर की सखिओं का. संवाद, मन्थरा-कैकेयी- 
संवाद, राम-सीता-संबाद, केवट-संवाद, रावण-मन्दोदरी-संवाद, 
शूपंनखा राम-लच्मण संवाद, आदि आदि । वास्तव में दोनों प्रकार 
के संवादों में कोई विशेष भेद नहीं है | दोनों मनोविज्ञान पर 
आश्रित हैं, परन्तु सभा-संवाद में सामूद्दिक मनोविज्ञान ओर 
राजकीय शिष्टाचार का भी ध्यान रखा गया हे | 

इन संवादों को हमने तीसरी श्रेणी में रखा है । पात्रों के चरित्र- 
निरूपण के लिए इन संवादों का अध्ययन आवश्यक है। सच तो . 
यह है कि चरित्रों को भिन्न चनाने ओर उन्हें विशिष्ट रूप से चित्रित 
करने की चेप्टा ही यहाँ हुई हे और यद्दी तुलसी का उद्देश्य था। इसके 
अतिरिक्त पात्र की आयु, उसकी सामाजिक स्थिति, विशेष मानसिक 
एवं आध्यात्मिक विकास और प्रसंग की आवश्यकता को ध्यान में' 
रखकर दी ये संवाद लिखे गये हैं । 

नीचे हम लक्ष्मण-परशुराम संवाद को उद्धृत करते हैँ। इससे 
तुलसी के संबादों की नाटकीयता और उनके पीछे शील-निरूपण 
की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। 


( १४६ ) 


परशुरास--( जनक से ) 
कहहु काह अति भीर । 
[ जनक स्वयम्वर की बात ओर राम के घनुर्भग की कथा 
कहते हैँ । ] ह 
'परशुराम--( जनक से अत्यन्त क्रोेधित होकर ) 
कहठु जड़ जनक धनुष के तोरा । 
बेगि देखाउ मूढ़ न त आजू | उलट महि जह लहि तव राजू। 

[ सारी सभा में सन्नाटा है। जनक डर के मारे उत्तर नहीं देते । 
लोगों को भयभीत ओर जनक को भीरु जानकर रामचन्द्र सामने 
आते हैं । ] ह 
रामचन्द्र--( अत्यन्त विनम्रता से ) 

नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइद्दि केड एक दास तुम्हारा ॥ 

आयुस काह कहिआ किन मोही | 
परशुराम--( क्रोधित होकर ) 

सेब सो जो करें सेवकाई। अरि करनी करि करिश्र लराई ॥ 
सनह राम जेहि सिवधनु तोरा । सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाउ विदाई समाजा।न त मारे जहहिं सब राजा॥ 
[ लक्ष्मण हँसते हुए सामने आते ४ | ] 
लदमग ( व्यंग्य से ) 
बढ़ घनुद्दी तोरी लसिकाई। कई न शअसि रिस कीन्ह गोसाई' ॥ 
एंहि धनु पर ममता केद्धि लू । सुनि रिसाहइ कद भगुकुशकेतू ॥ 
परशुराम-- अस्यस्त कथित होकर ) 
| नूप बालक कालबस बोलन तोदि न संभार । 
पनुद्ी समर निपुरारि धन, विदित सकल संसार ॥ 
पदभार हंसने हुए ) 


$ न $ आशिक जी ये हु न भांग 
असर जीना । रसई इस सत्र सलुप्र समानता ॥ 


( १४७ ) 


का छति लाभु जून घन तोरें। देखा राम नयन के भोरें॥ 
छुआत हृट रघुपतिहु न दोसू | मुनि बिनु काज़ करिअ कस रोसू ॥ 
परशुराम--( क्रोध से अपने परशु की ओर देखते हैं ओर फिर लक्ष्मण 
की ओर ) 
रे सठ सनेधदि सभाउ न सोरा ॥ 
बालकु बोलि बधएें नहि' तोहददी | केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाल त्रह्मचारी अति कोही | विश्व विद्त ज्षत्रियकुल-द्रोही ॥ 
भुजवल भूमि भूप बितु कीन्ही | विपुल बार महिदेवन्द्र दीन्‍्ही। 
सहसवबाहु भुज छेद्निहारा | परसु॒ विलोकु मदहीपकुमारा ॥ 
मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर | 
गर्भेन्ह के अभेक दलन परशु मोर अति घोर ॥ 
लक्ष्मण--( हँसकर क्लत्रिस विनम्रता दिखाते हुए व्यंग्य के स्वर में 
कहते हैं ) 
अहो मुनीसु महा भट मानी ॥ 
पुनि-पुनि मोहि देखाव कुठारू | चहत उड़ावन फ्रेँंकि पहारू ॥ 
इहाँ कुम्हद़्वतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥| 
भगुसुत सम॒कि जनेड बिलोकी | जो कछु कहडु सहरडें रिस रोकी ॥) 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई | हमरे कुल इन्ह्‌ पर न सुराई ॥ 
वधें पापु अपकीरति हारें। सारतहूँ पा परिअ तुम्हारें॥ 
कीटि कुलिस सम बचन तुम्हारा । व्यथे धरहु धनु वान कुठारा॥ 
जी विलोकि अनुचित कहेउं छमहु महामुनि घीर | 


प्रशुराम--( क्रोध से परन्तु गम्भीरता बनाये रखकर विश्वासित्र को 
संबोधित करते ४ ) 

कौसिक सुनहु मंद यहु घालक | कुटिल कालबस निज छुल घालक ॥ 
भानुबंस राफेस कलंकू | निपट निरंकुस अबधघु असंकू त 
काल कवल दोइटि छन माही। कहडें पुकारि खोरि मोदि नाहीं ॥ 
तुम्द हटकएु जाँ चद॒हु उबारा । कहि पभ्ताप बलु रोप हमारा ॥ 


( १४८ ) 


लक्ष्मण--( व्यंग्य से ) 
मुनि सुजंस तुम्हारा । तुम्हदि अछत को बरने पारा ॥ 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भांति बहु बरनी | 
नहिं संतोपु त पुनि कछु कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ॥ 
बीर त्रती तुम्ह घीर अछोभा | गारी देत न पावहु सोभा॥ 
सूर समर करनी करहिं कहि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रन पाह रिपु कायर कथहिं श्रतापु ॥ 
तुम्द तो कालु हॉँक जनु लावा | बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
परशुराम--( क्रोध से परशु को हाथ में ले लेते हैं और राजसभा 
की ओर देख कर कहते हैं ) 
अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू | कठुबादी बालक बधजोगू ॥ 
वाल विलोकि बहुत में वाँचा | अब यहु मरनिदहार भा साँचा ॥ 
कौसिक कहा छमिअर अपराधू। बाल दोप गुन गनहिं न साधू।॥ 
खर कुठार में अकरुन कोही | आगें अपराधी शुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छोड़डे चिनु मारें | केवल कौसिक सील तुम्हारें॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरे । गुरहि उरिन होतेडें श्रम थोरें ॥ 
गाधिसुनु कह हृदय हसि मुनिहि हरि अरइ सूक। 
अयमय खाँड न ऊखमय अजहूँ न बूक अबूक।॥ 
लक्ष्मण--( व्याज-निन्दा करते हुए तीखा व्यंग्य वचन बोलते हैं ) 
मुनि सीलु तुम्हारा | को नहिं जान विद्त संसारा ॥| 
साता पितहि. उरिन स० नीकें | गुररिनु रहा सोचु बड़ जीके॥ 
सो जन हमरेहि माथे काढ़ा | दिन चलि गए व्याज बड़ बाढ़ा ॥ 
अत आनिअ व्यवहरिआ वोली । तुरत दे में थेली खोली ॥ 
[ परशुराम अपना परशु तानते हें | सारी सभा में हाय हाय सच 
जाती है, परन्तु लक्ष्मण का स्वर तीत्र हो जाता है ओर उसमें कट्ुता 
साफ मलकने लगती है. । ] 
भूगुवर परस देखावड मोही। त्रिप्त विचारि बचर्द नूपद्रोही॥ 
मिले न कबहँ सुमद रन साढ़े । द्विन देवता बरद्दि के बाढ़े॥ 


( 


[ लोग अनुचित” अनुचितः चिल्ला उठत॑ द् है! राम इशारे से. 
लक्ष्मण को शांत कर देते हैं।] + 28 ५ विज 
इस संवाद में, लक््मण का चरित्रउद्धत॑' राजूकुम्ार'की है. । तुलसी 
ने ध्यान रखा है. कि लक्ष्मण का यही च रित्रेहमारे समाने आये | वह 
संयम रख ही नहीं सकते | राम के अपमान अथचवा उपेक्षा के प्रत्येक 
अवसर पर लक्ष्मण इसी रूप में सामने आते हैं। गंभीर अवसरों 
पर वे चुप रहते हैं । इसके अतिरिक्त लक्ष्मण युद्ध के तनिक अवसर को 
भी टाज़नना नहीं चाहते | वे राजनीति की चालें नहीं जानते, नज्ता 
ओर शिष्टाचार का ढोंग नहीं करते । “शठम्‌-शाख्यम्‌” यह उनका 
मोटो है । । * 
लक्ष्मश-परशुराम संवाद के विरुद्ध भरत-सभा और जनक-सभा के 
संवाद रखे जा सकते हैं | इनमें भरत उज्ज्वलतम रूप में हमारे सामने 
आते हैं। इन सभा प्रसंगों में तुलसी राजकीय पद्धति के अनुसार पूर्व 
गोष्टिओं का भी उल्लेख करते हैं ओर लोक-सभा में पात्रों को अत्यंत 
सतके रूप में सामने लाते हैं। प्रत्येक वक्ता उत्तरदायित्व से बचना 
चाहता है। इन संवादों में जहाँ एक ओर भरत हैं वहाँ दूसरी ओर 
राम | वास्तव में यह प्रसंग राजनीति के उत्क्रष्ट उदाहरण हैँ । 
हनुमान-रावण ओर अंगद-रावण संबादों की तुलना करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है! कि तुलसी क्रिस प्रकार विभिन्न पात्रों के साथ 
एक ही प्रसंग में संवादों को जड़-मूल से बदल देते हैं। हनुमान 
संयत और गंभीर हैँ । अंगद राजकुमार हैं, वयस में छोटे हैं और 
उद्धत हैं, अतः कभी-कभी शिष्टाचार विरुद्ध वात भी बोल जाते हैं । 
अंगदू-रावण का संवाद उजडु गंवारों के संवाद जेसा है, जहाँ दोनों 
ओर से वात-बात में गाली चलती है; परन्तु दोनों गालियों को पी जाते 
हैं और व्यंग्यपू् बातें कहते रहते हैं। हनुमान-रावण-संवाद में 
हनुमान रावण के उद्दंड प्रश्न पर क्रोधित न होकर अत्यन्त संयम और 
सावधानी से राम की गुणगाथा कहने लगते हैं।. अपनी ऋृतियों के 
लिए अत्यन्त विनम्रता से अपने क़पि-स्वभाव की दुह्ाई देते हैं। 


( .१४० ) 


चे रावण को उसके उज्ज्वल पुंलस्त्य-बंश की याद दिलाते हैं और उससे 
कहते हैं कि राम की विमुखता छोड़ देने पर उसका राज्य अचल हो 
जायगा | स्वयं तुलसीदास की आलोचना है-- 
जद॒पि कही कपि अति हित वानी । भगत्ति बिवेक बिरति नय सानी || 
इसके बाद का संवाद इस प्रकार है-- 
रावश--( हँसता हुआ गये से ) 
मिला हमहि गुरु कपि बड़ ग्यानी 
( कुछ ठहर कर क्रोध से तेवर बदलता हुआ ) 
मृत्यु निकट आई खल तोही | लागेसि अधम सिखावन मोही ॥ 
हलुमान-- 
उल्नटा होइहिं | मति भ्रम तोर प्रगट में जाना ॥ 
रावणश--( खिसियाकर राक्षसों से ) 
वेगि न हरह मूढ़ कर प्राना । 
अंगद-रावण का संवाद दूसरे ही प्रकार का है | अंगद अत्यन्त 
गये के साथ सिंह की चाल चलते हुए राजसभा में प्रवेश करते हैं । 
यह आवश्यक ही है कि इस बात से रावश को क्रोध आये । रावण 
से आज्ञा लिये अथवा उसे अभिवादन किये बिना ही वे बैठ भी 
जाते हैं । 
रावण-- 
कचन तें बंदर । 
धअंगद-+ 
मैं रघुवीर दूत दशकन्धर । 
मस जनकहि तोदि रही मिताई। तब हित कारन आये भाई।। 
उत्तम कुल पुलरित कर नाती | सिव विरंचि पजेहु वह भाँती ॥ 
बर पायह कीन्देह सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा || 
नप अभिमान मोहबस किया | हरि आनिट् सीता जगद॑बा || 
अब सभ कहा सनह तुम्ह मोरा | सब अपराध छमिदि प्रभु तोरा ॥ 


( १४९ ) 


दसन गहहुठन कंठ कुठारी। परिजन सद्दित संग निज नारी॥ 
सादर जनकसुता करि आगे । एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे॥ 
प्रनतपाल रखुवंसमनि त्राहि-त्राहि अब मोहि। 
आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेंगे तोहि॥ 
रावण--( अंगद के इस उपेक्षापृर्ण व्यंग से क्रोधित होकर ) 
रे कपिपोत बोलु संभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 
( अंगद फी पहली उक्ति--मम जनफऊहि ताहि रही मिताईं को याद 
कर कुछ मत्नता से ) 
कहु निज नाम जनक कर भाई । फेद्दि नातें भानिये मिताई॥ 
्ंगद--(६ व्यंग्य से ) 
अंगद नाम घालि कर बेटा | तासों कबहेँ भई ही भेंटा ॥ 
रावण--( इस प्रसंग को लाना नहीं चाहता। मन में सकुचाता है और 
अंगद के गव को उभार कर उसे फोड़ना चाहता है.। ) 
रहा चालि वानर में जाना ॥ 
अंगद तुहीं चालि कर बालक | उपजेहु चंस अनल कुलघालक ॥ 
गर्भ न गयहु ज्यथ तुम्ह जायहु | निज मुख तापस दूत कहायहु ॥ 
अब कहु कुसल वालि कहें अहूई । 
अंगद्‌-( हँसकर व्यंग्य से ) 
दिन दस गएँ वालि पहूँ जाई । बूकेड कुसल सखा उर लाई ॥ 
>८ ॥ >८ 
रावबण--( आंखें तरेर कर ) 
खल तब कठिन बचन सच सहऊ | नीति।धर्म में जानत अहदऊँ ॥ 
अंगद--( व्यंग्य से ) 
कप धमंसीलता तोरी। हमहूँ सुनी कृत परत्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | वूढ़ि न मरह घस-अत-घारी ॥ 
( व्याज-निन्दा करते हैं ) 
कान नाक विलु भगिनि निहारी। छमा कीन्हि तुम्ह धर्म बिचारी॥ 
धर्मसीलता तव॒ जग जागी। पावा दरसु हमहूँ बड़भागी॥ 


( १४२ ) 


रावण-( अत्यन्त क्राधित हो उठता है और आत्मसंयम खो 
बैठता है) 
जनि जल्पसि जड़ जंतु' कपि सठ विलोकु मम वाहु | 
लोकपाल वल विपुल ससि ग्रसन हेतु जिमि राहु ॥ 
४ > >८ 
( शांत होकर व्यंग्य का सहारा लेता है'। उसे रांजसभा में अपना 
गौरव रखना है। ) 
तुम्हरे कटक मार सुनु अंगद | मो सन भिरहि कवन जोधा बद्‌ ॥| 
तब प्रभु नारि बिरहँ वलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना॥ 
तुम्ह सुग्रीवः कूलद्रसम दोऊ। अनुज हमार भीर अति सोऊ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा।सो किसि होइ अब समरारूढ़ा॥ 
सिल्पि कर्म जानहिं नल नीला | है कपषि एक महावलसीता ॥ 
आवा प्रथम नगरु जेहिं जारा | [ अंगद बात काठ देता है और व्यंग्य 
करता है ] 
अंगद्‌ू-* 
सत्य वचन कहु निसिचर नाह। । साँचेहुँ कीस कीन्ह पुर दाहा॥ 
रावन नगर अल्प कपि दृहई। सुनि अस बचन सत्य को कहई ।॥। 
[ अंगद का कथन चलता है | रावण मोन रह कर अपना गोरंब 
बनाये रहता है | अन्त में विनोद का आश्रय लेता है और अंगद पर 
चुटकी कसकर उसे हत्तप्रभ करना चाहता है । ] 
रावण-- | 
घन्य कीस जो निज प्रभु काजा | जहँ तहँ नाचद्र परिहरि लाजा | 
नाथि कूदि कर लोग रिकाई ! पति हित करइ घधर्म निपुनाई।॥। 
अंगद स्थामिभक्त तव जाती। प्रभुगुन कस न कहसि एहि भाँती ॥, 
में गुनगाहक परम सजाना। तब कटु स्टनि कर नहिं काना ॥ 
[ अंगद अपना ढंग बदल देता हे । विनम्र भाषा में व्यंग्य से 
उत्तर देता है । | 


( १४३ ) 
अंगदू-- 
तव गुन गाहकताई | सत्य पवनसुत मोहि सुनाई॥ 
वन विधंसि सुत बधि पुर जारा | तद्पि न तेहिं कछु कृत अपकारा ॥ 
>< >८ य 
रावण--( अंगद को चुपता हुआ न देखकर उसके व्यक्तित्व पर 
चोट करके हँसता है ) जो असि सति पितु खाए कीसा | 
[ इस आक्रमण का उत्तर अंगद रावण को बलि के हाथ से उसकी 
डुदेशा की याद दिलाकर देता है, जिस पर रावण क्रोधित हो जाता 
है। संवाद पूरी तीत्रता से आगे बढ़ता है । ] 
स्त्रियों के संवादों में उनकी भीरुता, सरलता, कुत्सा, चंचलता, 
सहदयता आदि गुणों का वहुत सुन्दर परिचय मिलता है.। इनसे 
ठुलसी खी-प्रकृति के विशेषज्ञ सिद्ध होते हैं । उन्होंने स्लियों की कुतूहल- 
बृत्ति का बड़ा अच्छा चित्रण किया है। जहाँ एक ओर राजमन्दिर में 
पत्नी खत्रियाँ हें, वहाँ दूसरी ओर सरल ग्रास-बघूटियाँ हैं। जहाँ नीच 
वर्ण की दासी मन्थरा है जो अपनी मत्सरता ओर कुटिलता से 
बवंडर खड़ा कर देती है, वहाँ दूसरी ओर कोशल्या जैसी राजमाता 
हैजो न सपक्षी से छेप रखती हैं, न पुत्र स्नेह को कवेव्य पर श्रेय 
देती हैं ओर सुमित्रा जैसी वीर क्षत्राणियाँ और आत्मोत्सर्ग-तत्परा 
नारियाँ हैं । स्त्रियों के संबादों का अध्ययन करने के लिए जनकपुर 
में सखियों का संवाद कैकेयी-मन्थरा-संवाद और चित्रकूट प्रसंग में 
ग्राम-बधूटियों के संवाद महत्वपूर हैं । 
मनोविज्ञान की दृष्टि से महाराजा दशरथ और कैकेयी का संवाद 
सर्वोत्कष्ट है। अन्य संवादों का आधार मूलतः पात्रों का चरित्र है, 
परन्तु इस संवाद्‌ में चरित्र-निरूपण अप्रधान है और मनोविज्ञान 
का स्पष्टीकरण सुख्य है । 
दशरथ-( अत्यन्त प्रेमपूर्ण म्दुल वाणी से ) 
प्रानग्रिया केहि हेतु रिसानी | 
कारन सोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर । 


( १४४ ) 


[ कैकेयी चुप है।। ] 
अनहित तोर पिया केइ कीन्हा । केहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा | 
कहु केहि रंकहि करों नरेसू। कहु केहि नृपहि निकासों देस॥ 
सकडे तोर अरि अमर मारी | काह कीट बपुरे नर नारी॥ 
ञ्र > >्र 
विहँसि माँगु मनभावति बाता। 
भर भर >८ 
[ कैकेयी हँसती हुई उठती हैः ओर भूपण वस्तरों से सजती है ||* 
भामिनि सयउ तोर सन्त साथा | घर घर नगर अनंद बधावा !! 
केैकेयी--( सकटाक्ष हेस कर ) 
मागु मागु पै कहहु पिय कबहुँन देहु न लेहु । 
देन कहेउ वरदान ठुइ तेड पावत संदेह ॥ 
दुृशरथ-- 
तुम्हहि कोहाव परम प्रिय अहई ॥ 
थाती राखि न माँगेहु काऊ | विसरि गयउ मोहि भोर सभाऊ ॥ 
भूठेहु हमहि दोषु जनि देहू । दुइ के चारि माँगि मकु लेहू ॥ 
कैकेयी--( प्रसन्न होकर ) | 


सुनह॒प्रानप्रिय भावत जीका। देहु एक बर भरतहि टीका॥ 
माँग दूसर वर करजोरी | पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 
तापस वेष विसेषि उदासी। चोदह बरिस राम बनवासी ॥ 


( राजा सोचमग्न होकर चिन्ता करने लगते हैँ । कुछ समय के वाद 
केकेयी नीरबता को तोड़ती हे । _] 
भरत कि राज्र पृत न होहीं। आनेह मोल वेसाहि कि मोहीं ॥ 
जो मृनि सर अस लाग तुम्दारे | काद्दे न वोलहु वचन समारे ॥ 
देहु उतर अनु करह कि नाहीं। सत्यसंध तुम्ह रबुकुल साहदी || 
देन कहे अब जनि चर देह | तजहु सत्य जग अपजपु लेह ॥ 
सत्य सराहि कह्ेड वर देना। जानेद् लेइहि माँगि चवबेना॥ 


.( शृश्ृ४ ) 


दशरथ--( अत्यन्त विनयपूवक ) 
प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती | भीर प्रतीति प्रीति करि हॉँती |! 
सोरे भरतु राम दुईइ आँखी। सत्य कह करि संकर साखी || 


५८ > >् 

मैं सबु कीन्ह तोहि विन्नु पूछे । तेहि तें परेड मनोरथु छूल्ले ॥ 
रिस परिहरु अब मंगल साजू। कछु दिन गएँ भरत जुवराजू।॥ 
एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस माँगा ॥ 


| अर >< 

[ केकेयी क्रोध से खड़ी हो जाती है और अपनी बात पर हठ 
करने लगती है। दशरथ उसका पाँव पकड़ कर उसे विनयपूर्वक 
बिठाते हैँ। ] 

सागु माथ अबहीं देजें तोही । सम विरह्‌ जनि मारसि मोही ॥ 

कैकेयी--( कठोरता से उ्यंग करती है ) 
जो अंतहुँ अस करतवु रहेऊ। मागु मागु तुम्ह केहिं चल कहेऊ ॥। 
दुइ कि होइ एक समय भुआला। हँसबव ठठाइ फुलाउब गाला॥ 
दानि कहाउव अरु क़ृपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई॥ 
छाड़हु बचनु कि धीरजु धरहू | जनि अबला जिसि करुना करहू ॥ 

[ दशरथ मर्माहत हो जाते हैं। समझ गये कि काल सर पर 
नाच रहा है । ] 

दशरथ--( अपनी मृत्यु को अवश्यम्भावी समझ कर हताश हो 
जाते हैं ) 
अब तोहि नीक लाग करु सोई। लोचन ओट बेठु मुह गोई ॥ 
जब लगि जिओं कहें कर जोरी । तब लगि जनि कछु कहसि वहोरी ॥ 
फिरि पछित्तेहसि अंत अभागी। मारसि गाइ नहारू लागी॥ 

इन संवादों में हम तुलसी को नाटककार के रूप में देखते हैं ।' 
यही चरित्र-चित्रण के उपयोगी स्थल हैं । इन संबादों के लिए तुलसी 
ने कहीं कहीं प्रसन्नराघव और हनुमन्नाटक का सहारा अवश्य लिया 
है, परन्तु इनमें से अधिकांश मोलिक हैं ओर उनसे यह प्रगट होता 


रू 


( | १श्क ) 


है' कि तुलसी मानव-मनोविज्ञान के कितने बढ़े पारखी थे ओर कठिन 
परिस्थिति में पड़े हुए पात्र का चित्रण कितने प्रकार से कर सकते 
श्रे। उन्होंने भिन्न-भिन्न पात्रों का सच्चा स्वांग भरकर ओर कहीं 
कहीं विरोधी उक्तियों को उपस्थित करके आलोचकों को चकित कर 
दिया है। परन्तु प्रत्येक नाटककार के लिए ये दोनों बातें आवश्यक 
हो जाती हैं | यह बताना कठिन हो जाता है कि वह किस पात्र के 
छद्मवेष में है, अथवा नहीं है। तुलसी के संवादों का अध्ययन 
करने के बाद हम यह कह सकते हैं कि कितनी ही लांछित थक्तियों के 
लिए वे दोपी नहीं हैं, उनके पात्र का दृष्टिकोश ही उन उक्तियों के 
लिए जिम्मेदार है। हम यह भी कह सकते हैं कि भरत के चरित्र 
ओर उनके संवादों एवं कितनी ही गीताओं में तुलसी का व्यक्तित्व 
छिपा हुआ है। इससे अधिक निश्चयपूर्वक हम कुछ नहीं कह 
सकते। .., - 

संवादों के अध्ययन से हम इन सिद्धान्तों पर पहुँचते हैं-- 

(१ ) तुलसी संबादों के मार्मिक स्थल पहचानते हैं। उन्हें पता 
है कि पात्र कब चुप रहेगा, कब क्या उत्तर ठीक होगा । 

(२) वे पात्र की विभिन्नता के साथ संवाद के रूप में भी 
विभिन्नता ला देते हैँ । उदाहरण के लिए हम हनुमान और अंगद 
के रावण से संवाद ले सकते हैं । 

( ३ ) पात्र की भाषा के प्रयोग, मुद्रा, चेष्टा--सभी विशेषताओं 
को वे प्रकाशित करते चलते हैं ओर जहाँ संभव होता है आप भी 
आलोचना कर देते हैँ । वास्तव में यदि रामचरितमानस नाटक है तो 
तुलसी यूनानी कोरस की तरह सर्देव रंगमंच पर उपस्थित हैं । 

(४ ) तुलसी की दृष्टि जन-समाज पर है ओर उन्होंने अपने पात्र - 
के व्यवहार ओर उसकी भाषा में जन-साथारण के व्यवहारों ओर 
भाषा की विशेषताएँ लाकर अपने काव्य को जन-प्रिय बनाने की 
अष्टा की छे । 


( ६१४७ ) 


(४ ) संवादों के पीछे प्रगट या अप्रगट रूप से पात्रों की सनःभूमि 
चित्रित है । 

(६ ) जहाँ तुलसीदास आवश्यक सममते हूँ वहाँ अलंकार 
आदि काव्य-गुणों का मेल भी कर देते हूँ । नहीं तो अधिकांश संवाद 
अलंकारों से हीन प्रसादपूर्ण, अभिधात्मक या व्यंग्यात्मक एवं 
प्रवाहमय हैं । 

(७ ) लम्बे संवाद भी विशेष गुणों के कारण अरुचिकर नहीं हैँ। 
ये विशेष गुण हैँ-- 

(के ) उनके घीच में कार्य-उयवहार । 

(ख ) युक्ति-युक्त कचन और तकेपूर्ण चर्तालाप का आनन्द 

(ग ) कवि की आलोचना । 

(घ ) श्रोताओं पर प्रभाव का वश न या वातावरण का चित्रण । 

रू ) हृदय-बुद्धि का मेल । 

(च ) अन्तकथाओं का निर्देश । 

(छ ) कहीं-कहीं शब्दों और अर्थां के मनोर॑जक दाँव-पेंच 

चलते दे । 

(ज ) सुद्रम सनोविकारों ओर परिस्थिति का उत्तार-चढ़ाव । 

(रे ) भापा-वैचिज््य एवं समास, की आनन्ददायिनी पद्धति का 

योग । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि तज्सी संवाद लिखने में बड़े पट हैं । 
उन्होंने केशव की तरह वहुविज्ञता के प्रदूशन का प्रयत्न कहीं भी नहीं 

किया परन्तु उनके संवादों में उनके विस्तृत जीवन अनुभव एवं 
उनके कल्ा-चातुय पर प्रकाश पड़ता छे। संवादों को मनोविज्ञान, 

- चस्तुस्थिति एवं रस में भरकर उपस्थित करना और साथ ही उसके 
द्वारा कथा का विकास करते चलना कला की सर्वोच्च कसोटी है । 
चण न लिखना इतना कठिन नहीं । उसके लिए दृश्य-विपय का क्षानर 
एवं विस्तृत शब्दकोप चाहिए | संबादों के लिए अधिफ जागरुकता 
की आवश्यकता है । तुलसी इस विषय में भी पीछे नहीं । 


११-प्रकृति-चित्रण 
तुलसी मानव-स्वभाव के चित्रण, मर्यादा-भाव की स्थापना, रास- 
भक्ति की महत्ता और स्वयं राम के दैवी गुणों के प्रकाशन में इतनी 
तन्मयता से.-लगे हैं कि रामचरितमानस में' उन्हें प्रकृति को अत्ग से 
देखने का अवसर नहीं मिला है । परन्तु उनकी अन्य रचनाओं से 
उनकी निरीक्षण शक्ति और उनके प्रकृति के संश्लिष्ट चित्रों के विम्ब 
रूप से ग्रत्यक्षीकरण के.पर्याप्त उदाहरण मिल सकते हैं। उदाहरण के 
लिए हम 'गीतावाली? का चित्रकूट का वर्ण न ले सकते हैं-- 
सोहत स्याम जलद मदु घोरत धातु-रँगमगे संगनि। 
मनहुँ आदि अंभोज विराजत सेवित सुरमुनि श्रृंगनि॥ 
सिखर-परस घन घटहिं मिलति बग पाँति सो छवि कवि बरनी | 
आदि बराह विहरि वारिधि मनो उम्यो है दसन धरि धरिनी।। 
जल जुत विमल सिलनि भलकत नभ बन-प्रतिबिम्ब तरंग। 
सानहुं जग रचना विचित्र विलसति विराट अंग अंग॥ 
मंदाकिनिह मिलता भरना भरि-मरि भरि-्भरि जल आछे। 
तुलसी सकल सुकृत सुख लागे मानों राम भगति के पाछे॥ 
“मंद-मंद गरजते हुए काले बादल गेरू से रंगे ( लाल ) श्र'गों से 
लगे दिखाई देते हैँ ओर उन शिखरस्पर्शी घटाओं से मिली श्वेत 
वकपंक्ति दिखाई दे रही है | केवल जल्द” न कहकर उसमें वर्ण और 
ध्वनि का भी विन्यास किया गया है। वर्ण के उल्लेख से “जल्द” 
पद में विंवग्रहण कराने की जो सामथ्य आई थी वह रक्ताभ श्ृंग के 
योग में ओर भी बढ़ गई ओर बगलों की श्वेत' पंक्ति ने मिल कर तो 
चित्र को पूरा ही कर दिया | यदि ये तीनों वस्तुयें--मेघमाला, रंग 
ओर बकपंक्ति--अलग-अंलग पड़ी होतीं, उनकी संश्लिष्ट योजना, - 
नकी गई होती तो कोई चित्र ही कल्पना में उपस्थित न होता। 
तीनों का अलग-अलग अशथ॑-प्रहण॒मात्र हो जाता, विंव्रहण न होता | 
इसी प्रकार काली शिलाओं पर फैस हुए जल के भीतर आकाश ओर 
श्५८ 


( १४६ ) 


वनस्थली का भ्रतिविम्ब देखना भी सूच्म निरीक्षण सूचित करता है ।” 
यह उस चित्रकूट का वणन है. जिसके लिए गोस्वामी जी ने 
लिखा है-- 
अब चित्त चेत चित्रकूटहि चलु । 
भूमि बिलोकु राम-पद अंकित 
चन विलोकु रघुबर-विहार-थलु । 
परन्तु मानस में कवि का उद्देश्य ही भिन्नहें | उसके सामने एक ही 
लक्ष्य है, और वह सीधा, धनुप से छूटे तीर की भाँति, उसकी और 
ज्यादा दिखलाई देता है। इधर-उधर देखने के लिए न उसके पास 
समय है न ऐसी चाह । यही कारण है कि मानस में प्रकृति स्वतंत्र 
नहीं है । बह या तो सनोभावों के . स्पष्टीकरण के लिए उपस्थित हुई 
है या अलंकार योजना के लिए अथवा दाशेनिक ओर धार्मिक 
सिद्धान्तों विशेषतः रामभक्ति के ग्रतिपादन के लिए। उसका अपना 
व्यक्तित्व दवा हुआ है ओर जो कुछ है भी वह परम्परा से प्रभावित 
आर कवि-झूढ़ियों से अस्त। चित्रकूट का वर्णन मानस में इस 
प्रकार है-- 
लखन दीख पे उत्तर करारा। 
चहुँ दिश फिरेड धनुप जिमि नारा ॥ 
नदी पीनचसर सम दम दाना। 
सकल कलुप कलि साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचल  अहेरी। 
चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥ 
यह चित्र संश्लिप्ठ होते हुए भी अपूर्ण रह जाता है। यही नहीं, धर्मे- 
भावना की अकारण उपस्थिति मूत्ते चित्र को भी पूरी तरह उभरने नहीं 
देती | यद्यपि इस प्रकार के प्रकृति-चित्रण से चित्रकूट का धार्मिक 
महात्म्य अवश्य स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह की बात किष्किन्धा- 
काण्ड के अन्तर्गत वर्षा और शरद ऋतु वर्णन में मिलती हे । 


( १६० ) 


भागवत दशम स्कन्ध पूर्वार्ध, अध्याय विंश में चर्पा-बर्शन इस 
प्रकार है... 3 
“वर्षा के आरम्भ में अत्यन्त नील मेघों से ढका हुआ ओर बिजली 
के शब्दों से परिपूर्ण आकाश, जिसकी ज्योति स्पष्ट नहीं है उस सगुण 
त्रक्म के समान देख पड़ने लगा ॥४॥ जैसे राजा, सदैव अपनी प्रजा से 
कर लेकर समय पड़ने पर उसी प्रजा के लिए उस धन को खर्चा 
करता है वैसे ही आठ महीने तक सूर्य ने प्रथ्वी से जो जलरूप घन 
खींचा था वही वर्षा ऋतु आने पर अपनी किरणों से छोड़ने लगे ॥५॥ 
जैसे दयाशील लोग सनन्‍्तप्त जन को देखकर दया के मारे उसकी तृप्ति 
( शान्ति ) के लिए अपना जीवन तक दे देते हैं वैसे ही प्रचंड वायु 
द्वारा संचलित एवं दामिनी-दाम-मंडित महामेघ-मंडल ओष्म की 
गर्मी से तपे हुए विश्व की हृप्ति के लिए जीवन रूप जल की वर्षा 
करने लगा ॥६॥ जैसे किसी कामना के लिए तप करने से 
किसी तपस्वी का शरीर दुबेल होकर फिर उस कामना के पूर्ण होने 
पर हृष्टपुष्ठ हो जाय वैसे ही ओीष्म ऋतु में कृश हो गईं प्रथ्वी वर्षा 
का जल पाकर हरी-भरी हो गई ॥७॥ सायंकाल में घोर अंधकार 
के कारण केवल जुगनुओं की ज्योति देख पढ़नी लगी और चन्द्र 
आदि ग्रहों करा प्रकाश छिप गया, जैसे कलियुग में पाप के प्रताप से 
आाखएड पथ इधर-उधर प्रकाशित होंगे ओर वेद-मार्ग लुप्त हो जायगा 
॥5॥ जैसे नित्य-कर्म समाप्त होने पर अपने आचार्य के शब्द को 
सुन कर शिष्य लोग भी पीछे-पीछे स्वाध्याय पाठ करने लगते हैं वैसे 
ही मेघनाद को सुनकर मेढक भी अपना शब्द करने लगे ॥६॥ जो 
पहले जल के बिना सूख रही थीं वे छोटी छोटी नदियाँ इन्द्रियों के 
वशवर्ती पुरुष की देह, धन ओर सम्पत्ति के समान कुमार्म भें जाने 
लगीं ॥१०॥ यह प्रथ्वी, कहीं हरी घास के कारण हरी होकर, कहीं 
चीरबहूटियों से लाल द्वोकर और कहीं छत्र रूपी छत्रक की छाया धारण 
करके राजाओं की सेना-सम्पत्ति के समान शोभित हुई ॥१श। लोग 
हरि की सेवा करके जैसे सॉन्दर्य मयी बातें पाते हैं. वैसे ही सत्॒ जल 


( १६१ ) 


ओर स्थल के रहने वाले जीवों ने नवीन जल के सेवन से मनोहर 
“रूप पाया ॥१३॥ वायु के संग से चंचल हुई तरंगों से पूर्ण समुद्र 
नदियों से मिल कर कच्चे योगी के विपय-वासलापूर्ण और भोग- 
संगत चित्त के समान ज्षोभ को प्राप्त हुआ ॥१७॥ जिनका चित्त 
भगवान में लगा हुआ है वे अनेक संकटों के आ पड़ने पर जैसे 
व्यथित नहीं होतें, चैसे ही पवेत समूह वर्षा की बड़ी बड़ी वूँ दों की चोट 
खाकर भी विचलित नहीं हुए ॥१४॥ बढ़ी हुई घास ढँके हुए सब 
संस्कार विह्वीन सागे संदिग्ध हो गये, जैसे बहुत समय से ब्राह्मणों 
के द्वारा जिनका अभ्यास नहीं हुआ वे मंत्र नष्ट प्राय और संदिग्ध 
हो जाते हैं ॥१६॥ गुणी पुरुषों पर भी जैसे कुलटाओं का प्रेम स्थिर 
नहीं रहता, वैसे ही चंचल विजलियाँ भी लोकों का उपकार करने वाले 
मेघों के निकट स्थिर होकर नहीं दीख पड़ती ॥ १७॥ गुण समष्टिमय 
&  अ &- शः 
इस प्रपंच में जेसे निर्गुण ब्रह्म ( पुरुष ) विराजमान है वैसे ही 
घनगजेन से पूण आकाश में गुण (प्रत्यच्चा) हीन इन्द्र-धनुष सुशो- 
मित हुआ ॥९८॥ जेसे जीवात्मा अपने ही चैतन्य से प्रकाशित ज्ो 
अहंकार हैः उससे आच्छन्न होने के कारण भली भाँति प्रकाशित 
नहीं होता, वेसे ही चन्द्रमा भी अपनी कान्ति से प्रकाशित भेथों से 
आच्छन्न होने के कारण भली भाँति प्रकाशित नहीं होता था ॥ १६॥ 
गृह में रहते-रहते जिनका अन्तःकरण सांसारिक तापों से तप गया 
है वे विरक्त पुरुष जेसे अपने घर में हरिभक्त के आगमन से संतुष्ट 
होते हैं, वेसे ही मयूरबृन्द मेघों के आगमन से प्रसन्न होकर ज्ृत्य 
आदि के द्वारा हृदय की श्रश्नन्नता प्रगट करने लगे ॥२०॥ घोर तप के 
श्रम से कशित ऋषि लोग जंसे अनुष्ठान के पीछे तप के द्वारा प्राप्त 
भोगों का उपभोग करके लाना भ।ति के अनेक बस्र धारण करते हू 
वैसे ही श्रीष्म के घोर थाम में तपे, मुर्काये और सूखे हुए सब वृक्ष 
भी जड़ से जल पान करके भाँति भाँति के रूपों में सुशोभित हुए ॥२१॥ 
यद्यपि गृहस्थाश्रम में भयानक कर्सो' का अभाव नहीं है तो भी जैसे' 
डुराशय नीच व्यक्ति उसी में रहना अच्छा सममते हैं, वैसे ही यद्यपि 
११ 


( १६२ )| 


वर्षा में सरोवरों के किनारे कीचड़, कंकड़ों ओर काँटों की अधिकता 
होती है तो भी चक्रवाक ( चकई चकवा ) पक्षी वहीं रहने लगे ॥२२॥ 
जैसे कलियुग में पाखण्डियों के भ्रष्ट तकों से वेद्माग नष्ट हो जायँगे 
वैसे ही इन्द्र के वरसने पर जल के वेग से सेतु (पुल) द्ृट गये ॥२३॥ 
जैसे नरपतिगण पूजनीय पुरोहित त्राह्मणों की प्रेरणा से समय समय 
पर प्रजा की अनेक कामनायें पूरी करते हैं वैसे ही मेघगण' बायु- 
संचालित होकर. प्राणियों के लिए अम्रत (जल) की वर्षा करने 
लगे ॥२४॥ 
मानस में वर्षा-वर्णन इस प्रकार है-- 
वर्षा काल मेघ नभ छाये | गरज़्त लागत परम सुहाए || 
ललिमनः देखहु मोर्गन नाचत वयारिद पेखि | 
ग्ही बिरत रत हपे जस विस्तु भगत कहेँ देखि ॥॥ 
घन घमंड नभ॒गरजत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥। 
दामिनि दमक रहन घन माहीं। खल के प्रीत जथा थिर नाहीं ॥ 
वरसहिं. जलद भूमि नियराये | जथा नवहिं बुध विद्या पाये ॥ 
चूंद अधात सहहिं गिरि केसे । खल के वचन संत सह जैसे ॥ 
छुद्र नदी भरि चलीं उतराई | जस थोरेहुँ धन खल बौराई ॥ 
भूमि परत भा ढावर पानी | जनु॒ जीवहि माया लपटानी ॥ 
सिमिटि सिमिटि जल भरहिं तलावा | जिमि सदगुन सज्जन पहेँ आवबा ॥ 


सरिता जल जलनिध महूँ जाई । होइ अचल जिसि जिव हरि पाई॥ 


हरित भूमि ठून संकुलित सम्ुक्ति परहिं न पंथ । 

जिमि पाखंड बाढत गुप्त होहि सदभन्‍थ ॥ 
दादुर धुनि चहूँ दिसा सुहाई। वेद पद्द्िं जनु वढ़ समुदाई॥ 
नव पललव भए विटप अनेका | साथक सन जस मिले विवेका ॥ 
अके जवास पात विन भएऊ | जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
खसोजत कऋनटुँ सिलइ नहिं. थरी। करद क्रोध जिमि धरमहिं दूरी ॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी | उपकारी के सम्पति जेंसी॥ 
निसि तम धन खबत्रोत विराजा। जनु दंभिन कर मिला समाजा || 


( १६३ ) 


महावृष्टि ललि फूट क्रियारी। जिमि मुतंत्र भर्येँ विगरहिं नारी ॥ 
कृपी निरावद्िि चतुर किसाना | जिमिव्ुध तजदिसोह मद माना ॥ 
देखिशअत चक्रवाक खग नाहीं |-कलिट्टि पाद जिमि धम पराहीं॥ 
ऊसर बरपे तूने नदिं जामा । जिमि हरिजन दिय उपज न कासा ॥ 
विधिय जंतु संकुल मदधिभ्राज़ा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ सुराजा॥ 
जँह तह रहे पैंथिक थक्ति नाना | जिमि इंद्रिययन उपलजे ग्याना ॥ 

कबट प्रबल चह मारुत जईहँ तहूँ मेघ बिलाहिं। 

जिमि कपृत के उपजे कुल सद्धम नमाहिं॥ 

कब दिवस महँ निधिड तम कबहेक प्रगट पतंग । 

चिनसह उपजद ग्यान जिमि पाइ कुसंग सुसह्ू ॥ 

शरद ऋतु का बणन श्रीमद्भागवत दशम स्कनन्‍्ध पूर्वाद्ध, अध्याय 
बिंश में इस प्रकार है-- 

#धर्पा चीतने पर शरद ऋतु का आविर्भाव हुआ । त्व आकाश 
में मेघों का नाम भी नहीं रहा, जल विमल ओर वायु का वेग भी 
शांत हो गया ॥३०॥ फिर जैसे थोगाभ्यास करने से भ्रष्ट योगियों के 
चित्त शुद्ध दो जाते हैँ वैसे ही कमल उपजाने वाली शरद के फिर 
खाने से सरोचरों के जल निर्मल ओर स्थिर हो गये ॥३शा जैसे 
श्रीकृष्ण की भक्ति हर एक 'आश्रम में स्थित व्यक्ति के अमंगल को 
हर लेती है बैंसे ही शरद ने आकाश के मेघों को, पृथ्वी की कीचड़ 
की और जल के मल को हर लिया ॥३४॥ जैसे पापों से मुक्त मुनि- 
जन सब वासनाएँ छोड़ कर शांत रूप से शोभा पाते हैं वैस ही मेघ- 
वृन्द अपना स्वस्थ ( जल्न ) देकर शुद्ध (श्वेत ) रूप से सशोमित 
हुए ॥३५॥ जसे ज्ञानी लोग समयानुसार ज्ञान रूपी अमृत (उपदेश के , 
द्वारा ) देते है और नहीं भी देते हे, वेसे ही प्रेत समृह ( भरनों 
द्वारा ) कहीं निर्मल जल देते हैं ओर कहीं-कहीं नहीं भी देते ॥३६॥ 
जैसे मढ़ परिवारी ममुष्य अपनी आय का नित्य क्षीण होना नहीं 
जानते, वेसे ही थोड़े जल में! रहने वाले जल-जीव जल के नित्य 
घटने को नहीं जानते ॥३१७॥ दीन, दरिद्व, इन्द्रिय परवश कुट्ुम्बी 


ही 


( १६४ ?) 


पुरुष के समान थोड़े जल में रहने वाले जीवों को शरद्‌ काल के 
सूर्यताप की तपन व्यथित करने लगी ॥३८॥ जैसे धीर जन, आत्मा 
से भिन्न जो देह आदि हैं उनमें अहंसाव रूप ममता को धीरे-धीरे 
छोड़ देते.हैं; वैसे ही भूमि अपनी कीचड़ को और लताएँ अपनी 
कचाई को धीरे-धीरे छोड़ने लगीं ॥३६॥ जैसे सम्पूर्ण रूप से कमे- 
निवृत्ति होने पर मुनि लोग वेदपाठ, छोड़ समाधिस्थ ओर शांत" हो 
जाते हैं वैसे ही शरद्‌ ऋतु के आने पर समुद्र का जल निश्चल और 
शब्दहीन हो गया ॥४०॥ इन्द्रियों के द्वारा नष्ट हो रहे प्राण (शक्ति) 
का जेसे योगी लोग इन्द्रिय मार्गो' को छोड़ कर सुरक्षित रखते हैं वैसे 
ही किसान लोगों ने इधर-उधर वहे जा रहे जल को मेंड वाँध कर 
खेतों में ही रोक लिया ॥४१॥ जैसे विद्या (ज्ञान), देहाभिमान और 
गोपाल के दशन से गोपिकाओं का विरहताप मिट जाता है वैसे ही 
चन्द्रमा की शीतल किरणों के स्पशे से शरद्‌ ऋतु की प्रचंड तपन से 
तपे हुए लोगों- का ताप शांत हो जाता है. ॥४२॥ जेसे प्रथ्वीमण्डल 
में वृष्णिमण्डल के बीच यदुपति श्रीकृष्णचन्द्र की शोभा हो वैसे ही 
तारामण्डल म्रण्डित होने से आकाश में अखण्ड मंडल चन्द्रमा 
शोभायमान हुआ ॥४४॥ जो कम केवल ईश्वर की आराधनः के लिए 
निष्काम भाव से किये जाते हैं उनके फल बलपूर्वक उनका अनुसरण 
करते हैं जिससे वे. कम॑ आप ही भोग-गर्भ ( सब भोगों के उपजाने 
वाले ) हो जाते हैं। बसे ही शरद ऋतु में स्वामियों के वल्ञपूवक 
अनगमन से गऊ, चिड़ियाँ, हरिणियाँ ओर स्तरियाँ अपनी इच्छा न 
हने पर भी गर्भिणी हो गई' ॥४०६॥ जेसे राजा का देख कर सब लोग 


 संकुचित ओर प्रसन्न रहते हैं, वैसे स्य के उदय में कुमुद (कोका- 


बेल्ली ) के सिवा सब कमल फूल उठे ॥2»॥ आर जेसे मंत्र आदि,के 
सिवा प्रभाव से योगसिद्ध लोग जब -तक आय प्रण नहीं होती तत्र 
तक उसी दारीर में रहकर समय आने पर योग-सिद्धियों के द्वारा 
मिलने बाले अपने-अपने देव, गन्धत आदि शरीरों को पाते हैं, बसे 
ही चीमासे के कारगा किसी एक ही स्थान में चार महीने रूके हुए 


|_ $६४ ) 


प्रशिक्षण दतित बाग्ते चबाने, राह, सपदी और धायोत्रन 
प्रयनेल्यपन छान में लग गये ।२५॥ 
इहसीशास ने इस हाय छा धशान इस प्रणार शिया ऐै>- 
लिणिग्पाणाफ्ट रै५५ ६-१४? 


दा पा दछिएम मंण्ट पास आई शॉलजिमन देखा परम साटाडता 
पु हू ५ 4 लय 


४ 


है. 


५ 


प्र शा सहन महि हाई। क्रम दश्या झ़व प्गट बाहई 
परम अगर पंथ हल शोर | विमि लीभाए सोपह संतोपा ॥ 
संसिय सर निर्मल जख सोहा | संत दस उस गन गंदे मोहा ॥ 
बस रस सुर संरिय सर पानी | समता स्थाय करदि लिसि स्थानी ॥ 
जानि सरहद सिस रेसनम आए | पाई समय सिमि सडझन सद्ाण ॥ 
पद मे रेस सोह असि धरनी नीति मिदन मप्र के जसि फरनी ॥ 
जल संीय प्रिडल मद भीना। आया कुटरओी लिभि धन हीसा ॥ 
दिस पन मिमल सोष्ट अझासा । हरिप्तन इय परिदरि सच आसा।॥। 
फड झट प्रष्ठि सारदी थारी। फोड़ एफ पाय भगति मिसि मोरी ॥ 
इइले हरि सक्षि नगर सत्र सापस घनिक सिम्यारि। 
लिसि एि भगति पाठ प्रम नर्जार्ट आस्षमी घारि।। 
सुर्ी सीन जे नीर अग्राधा। जिसि ट्रि सरन ने एयर बाघा ॥ 
फुल फल साहू सर बेंसा। निगुंग ध्रद्मा सगुन भ्ं जँसा ॥ 
गतित शधूकर मुखर अमृपा। संदेश राग शंसा नाना रूपा ॥ 
घदेयायः सन झेगय सिसि पेरी। शिमि दज़न पर खंपति देखी।॥ा 
शातक सदन शेपा प्रति'झोदी | लिसि सुख लाइ ने संकर द्रोही ॥ 
सरदातप लिशि समि अपडरईड। संत दश्स जिसि परातक टरई॥। 
देग्यि इंदू घकोर समुदाई वितवर्दि जिसि हरिजन हरि पाई ॥ 
मसक दस थीन हिम त्रासा। जिमि द्विल श्ोहू किए कुल नासा ॥ 
भूमि जीव संकल रहे गए सरद ऋतु पाई । 
सदगुर मिले जाहि जिमि संसय भ्रम समुदाह ॥ 
दोनों अवतर्गों फी ग्रेशानिक तुलना करने पर यह स्पष्ट हो 
जाता है कि नतसी ने भागवनकार की शेली अपना ली है, परन्तु 


डर 


( १६६ 92 


एकाघ स्थान को छोड़ कर कहीं भी मोलिकता को हाथ से नहीं जाने 
दिया है। भागवत्‌कार को मयांदा का विशेष ध्यान नहीं है। उन्होंने 
प्राकृतिक घटनाओं को एक साथ योग, निवृत्ति*, ज्ञान१, हरिभक्ति४, 

निष्काम काय५, और लोक-व्यवहार६, पर चरिताथे करने की चेष्टा 
है. जिसका फल यह हुआ है कि उनके इस वर्णन से न तो शरद ऋतु 
का कोई चित्र ही हमारे सामने पूरा उतरता है, न मन किसी एक 
विशेष नीति-शिक्षा अथवा धर्म-शिक्षा पर केन्द्रित होता है । तुलसी 
केवल सगुण भक्ति, संतों के गुण और धर्मप्राण लोंक-उयवहार 

को लेकर चलते हैँं। वह प्रकृति को एक धर्मप्राण, नीतिशीला- 
व्यक्तित्व के रूप में प्रगट कर सकते हैं । वर्णन भी अधिक पूर्ण है। 

यदि चोपाइयों के पहले चरणों को एक स्थान पर इकट्ठा किया जाये 

तो उससे कहीं अधिक पूर्ण चित्र बनेगा जो भागवतकार ने उपस्थित 

किया है-- 

“प्वारी प्रथ्वी प्रकाश से आच्छादित हो गई है'। अगस्त का तारा 
डद॒य हो गया है. । पंथ जलहीन हो गये हैं। सरिता, सर या तो सूरब 
गये हैं या जल कम और स्थिर होने के कारण निर्मल दिखिलाई पड़ते 
हैं । धूल का नाम नहीं। आकाश निमेल है, हाँ कहीं-कहीं थोड़ी सी 
वर्षा हो जाती है। सरोवरों में कमल उग आये हैं। उन पर भौरे 
गूँजते हैं । खंजन भी दिखलाई पड़ने लगा है. । चक्रवाक रात में. ओर 
चातक दिन रात दुखी है । रात का चन्द्रातप दिन के ताप को शांत 
करता है | भूमि जीव-संकुल हो गई है । समय जानकर, राजा, तापस, 

2--देग्विण ऊपर का अ्वतरणु श्लोक ४६ 

२-- बेटी ३३. ४२, ४६ 

३--चही ४० 

४--बढही ३६ 

पृ->पद्री ३६-३२, ४--बही ४6 


६--वहीं 2८, ४७ 


( १६७ ) 
चशिक ओर भिखारी यात्रा, व्यवसाय और पर्यटन के लिए निकल 
खड़े हुए हैं ।”? 
इस प्रकार हम देखते हैं. कि वर्षा-शरद ऋतु वर्णन में भागवत्‌- 
कार की शेली का आश्रय लेते हुए, परन्तु अपनी मोलिकता बनाये 
रख कर, कवि ने प्रकृति को घर्मशीला चित्रित किया है।। उसकी 
प्रकृति परोपकारी है। सबकी समान भाव से दान देने वाली है 
निःस्वार्थ है । उसने घर्म-सादश्य, प्रकृति-चित्रण और अलंकार-योजना 
का साथ-साथ निर्वाह किया है | 
परन्तु तुलसी का प्रकृति-चित्रण यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता ! 
उन्होंने प्रकृति को अनेक प्रकारों से भी ग्रहण,किया है । सीता-वियोग 
के अबसर पर प्रकृति विप्रल्लंस के उद्दीपन के रूप में. उपस्थित होती है 
तथा उसका अयोग उपभा ओर उद्प्रेज्ञा आदि अलंकारों के रूप में 
किया जाता है. । 
खंजन सुक कपोत म्ृग मीना | मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
कुंद कली दाड़िम दामिनी।| कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
वरुन पास सनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा | 
श्रीफल कनक कद॒लि हरपाहीं। नेकु न संक सकुच मन साहीं॥ 
सुन जानकी तोहि विन्ु आजू। हरपे सकल पाइ जलन राजू।॥ 
यह प्रयोग हिंदी कविता में रूढ़ि का स्थान रखता है ओर इससे 
कवि की विशेष प्रतिभा प्रगट नहीं होती | इस पर भागवत्‌ की भी 
थोड़ी छाया है । 
परन्तु मानस में ऐसे स्थल भी हैं. जहाँ प्रकृति की सरल सुन्दरता 
के प्रति कवि सहज ही में आकर्षित हो गया है | 
बोलत जलकुक्कुट कलहं वा । प्रशु विलोकि जनु करत प्रसंसा ॥। 
। सुन्दर खगगन गिरा सोहाई | जात पथिक जनु लेत बोलाई॥ -' 


अथवा-- ु 
जहाँ तहँ पिअहि विविध संग नीरा । जनु उदार ग्रह जाचक भीरा ॥ 


( | श्क्ष्ण ) 


बरतुतः तुलसीदास की. प्रकृति धर्मे-प्रवश एवं धर्म-रक्षक है । वह 
प्रत्येक धर्म-कार्य में सहायता देती है.एवं प्रत्येक मंगल अवसर पर 
शुभ-कामना के लिए उपस्थित है-- 
कियें जाहिं छाया जलद सुखंद बहइ बर वात।, 
: तस सगु भयउ न रास कहे जस भा भरतहिं जात ॥१ 
प्रकृति-वर्णन के अन्य स्थल वे हैं, जहाँ केवल बस्तुमात्र की 
तालिका बना दी गई है । ये स्थल्न भी कवि परिपाटी से प्रभावित 
कोई विशेष मौलिकता उपस्थित नहीं करते-- 
वाग-वर्णुन ( वसंत ) 
लगे बिटप मनोहर नाना | वरन वरन वर वेलि बिताना ॥ 
नव पललव फल सुमन सुहाए । निज संपति सुररूख लजाए॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा | कूजत बिहग नटत कल ृमोरा ॥ 
मध्य वाग सर सोह सुहावा | मनि सोपान विचित्र बनावा॥। 
बविमल सलिलु सरसिज घहुरंगा । जल खग कूजत गुंजत भृगा३ ॥ 
भरना भरिहु सुधा सम बारी | त्रिविध तापहर त्रिविध बयारी॥ 
बिटप वेलिं ढून अगनित जाती । फल पसूनप ल्‍लव बहु भाँती ॥ 

: मझुंदर सिला सुखद तर छाहीं। जाइ वरनि वन छबि केहि पाहीं ॥ 
सरनि सरोरह जल बिहग, कूजत, गुंजत भृद्जा। 
वेर-विगत विहस्त विपिन मग विहँग चहुरंग३ ॥ 
विटप चेलि नव किसलय, कुसुमति सघन सुजाति। 
कंद मृल जल थल रह अगनित अनवल भाँति || 
मंजुल मंजु, वकुल कुल, सुरतर, तरल तमाल | 
कंदलि कदम्म सुचंपक पाटल, पनस रसाल |! 
सरित सरन  सरसी रह फूल्ले नाना रेंग। 
गुंजत मंजु मथुप गन क्ूजत विविध विद्वेंग ॥ 

१---.व्ययों ०---२१ १६ ह 
२--बा०--२२६, ४--८ 
ई---नश्र ००२४६ 


( १६६ ) 
. नीचे हम प्रकृति-चित्रण के कुछ अन्य स्थल उपस्थित करेंगे-- - 
(१ ) राम-जन्प के समय 


सीतल मंद सुरभि वह्‌ वाऊ | हरपित सुर संतनन्‍्ह सन चाऊ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा | ख्वहिं सकल सरिता$5म्ृतधारा ॥ 
गगन विमल संकुल सुर यूथा | गावहिं गुन॒ गंधवे बरूथा ॥ 
वरपहिं सुमन सुअंजलि साजी। गहगहि .गगन दुदभी बाजी ॥१ 

इसमें प्रकृति के लॉकिक चित्रण के साथ देवताओं के अलॉकिक 
उल्लास को चित्रित करके प्रकृति को भी ऐहिकता के स्तर से ऊँचा 
उठा दिया गया है | 


6 


(२ ) अयोध्या का सायंकाल वर्णन 


अवधपुरी सोहइ एहि भांति। प्रभुह्दि मिलन आई जनु राती ॥ 
देखि मानु जनु मन सकुचानी | तद्पि वनी सध्या अनुमानी॥ 
अगर धूप वहु जनु अंधियारी | उड़द अवीर मनहूँ अझरुनारी ॥ 
मंदिर मनि-समूह जनु तारा नप ग्रह कलस सोईं छुउ दारा ॥ 
भवन वेद्-घुनि अति सदु वानी। जनु खग-मुखर समय जन सानी॥९ 
इसमें रूपक का प्रयोग करते हुए अगर-घृम्र-वेष्टित अयोध्या का 
वर्णन किया है । 


(३) नवीनता का उपयोग करके कवि ने कई स्थानों पर रूपक 
द्वारा प्रकृति-चित्र का प्रयोग करते हुए विशेष परिस्थितियों का सुन्दर 
चित्रण किया हे। जनक के चित्रकूट आगमन का वर्णन एक ऐसा 
स्थल उपस्थित करता है-- 


आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाशु । 
सन मनहुँ करना सरित लिए जाहिं रवुनाथ॥। 


३--जाल० १६१, ३--७ 
२०+बा० १६४, २० 


( १७२ ) 


(ख) उद्ति उदय गिरि मंच पर: रघुवर बाल पतंग | 
' * बिकसे संत सरोज सब हरपे लोचन श्रृद्धा॥ 
नृपन्ह केरि आसा निसि'नासी | बचन नखत अवली न प्रकासी ॥ 
मान्ती महिप कुमुद संकुचाने | कपटी भूप उलूक लुकाने। 
भये बिसोक कोक मुनि देवा | वरपहिं समन जनावहिं सेवा ॥ 
(३) साहित्य-दपण में महाकाव्य के अन्तगत प्रकृति के चित्रण 
के सम्बन्ध में इस प्रकार कहा गया है--_7 
, संध्यासू्यन्दु .रजनीग्रदोषध्वान्त वासराः । 
प्रातमेध्याह मस्गया शेल तुर्बंन सागराः ॥ 
ञ्र >्र >्< 
वर्णंनीया यथायोगं साह्भोपाह्ाउइसी इह॥ 
ठुलसीदास ने रामचरितमानस में इन सभी स्थलों को ले लिया हे, 
परन्तु स्वतन्त्र रूप से उनका चित्रण नहीं किया है. । इन सब स्थलों 
का जिस प्रकार का चित्रण मानस में है वह साह्लगेपाज्न नहीं कहा जा 
सकता | वहाँ कवि प्रकृति-वर्णन से अनेक उद्देश्य पूरे करता है। कहीं 
रूपक के द्वारा रास का ऐश्वय प्रताप चित्रित करता है, कहीं उदाहरण 
के रूप में धर्मनीति अथवा दशन-ज्ञान की विवेचना। जहाँ श्रकृति 
का स्व॒तन्त्र वर्णन है. भी वहाँ केवल किसी चमत्कार एवं विनोद की 
सृष्टि की गई है या योंही प्राकृतिक वस्तुओं की गणना पर कर दी 
गई है । जो हो, संध्या, सूय, चन्द्रमा, रात्रि, श्रदोपष, अन्धकार, दिन, 
ग्र/तःकाल, मध्याह, म्गया, पवत, ऋतु, बन, समुद्र सभी का 
थोड़ा-बहुत दशन रामचरितमानस में हो जाता है । 
सच तो यह है कि तुलसी का उद्दे श्य महाकाव्य की रृष्टि नहीं 
था, वरन भक्तिनकाव्य की रचना था, अतः उनकी प्रकृति का रूप 
» किसी भी अंश में खिल न सका | वाल्मीकि में इन सभी प्रसंगों पर 
प्रकृति के साज्नोपाज्ञ-चित्र-प्रधान संश्लिप्ट वर्णन हैं, परन्तु तुलसी में 
नहीं । वाल्मीकि की प्रकृति का प्रभाव नायक-नायिका पर स्पष्ट रूप 
से पड़ता दिखलाई देता है | तुलसी के राम प्रकृति के ऊपर हैं, प्रकृति 


( १७३ ) 


उनकी इच्छा पर चलती है, उन्हें अलोकिक सममः कर उन्हें प्रसन्न 
करने की चेष्टा करती है; परन्तु स्वयम्‌ राम उसके प्रभाव से मुक्त 
हैं केवल कहीं एकाघ स्थल पर प्रभाव का, संकेत भर कर दिया 
गया है | 


(४ ) परन्तु गीतावल्ी और विनयपत्रिका आदि में तुलसी ने 
प्रकृति के संश्लिप्ठ बणन भी किये हैं, उसे ग्रामीण चित्रों और फाग 
आदि उत्सवों के साथ भी साह्नोपाड़ देखा है एवं कहीं-कहीं अत्यंत 
क्लिप्ठ ओर अरबाभाविक कल्पनाएँ भी की हैँ | गीतावली का चित्रकूट 

॥ एक वरशत इस प्रकार है-- 


न्‍ 


देखत चित्रकूट वचन मन अति होत हुलास। 
सीताराम लपन प्रिय, तापसबूंद निवास ॥ 
सरित सोहावनि पावनि, पाप हरनि पय नास। 
सिद्धि साधु सुर सेवित देति सकल मन काम ॥ 
घिटप वेलि नव किसलय कुसुमित सघन सुजाति। 
कंदमूल, जलरूह अगनित अनवन भांति॥ 
मंजुल मंजु बकुल कुल सुरतरु ताल तमाल। 
कदलि कदम सूचंपक पाटल पनस रसाल ॥ 
भूरूह भूरि भरे जनु छवि अनुराग सुभावा। 
वल बिलोकि लघु लागहि विपुल विवुध बन आग ॥ 
जाइ न चरनि रास बन चितवन चित हरि लेत। 
ललित लता द्रुम संकुल मनहुँ मनोज निकेत ॥ 
सरित सरनि सरसी रुह फूल नाना रंग । 
गुंजत मंजु समघुप गन कूजत विविध बिहंग ॥ 
लपन कह्देड रघुनंदन देखिय विपिन समाज । 
मानहु चयन मसयनघपुर आय प्रिय * ऋतुराज ॥ 
ख़िन्रकूट पर राउर जनि अधिक अनुरागु॥। ” 
सखा सहित जनु रतिपति आयर खेलन फाशु॥ - 


(६ (९७६ ) , 
३--भाई 


राम-लक्ष्मण के चरित्र में तुलसी ने आदर्श भ्राता को चित्रित 
किया है। भाइयों में अत्यन्त प्रगाढ़ स्नेह हो ।* 

राम भरत से कहते हैं-- 
मोर तुम्हार परम परुसारथु । स्वारथु सुजसू धरम परमारथु ॥ 
पितु आयसु पालिहिं ढुहँ भाई। लोक वेद भल्त भूप भलाई॥ 
गुरु पितु मातु-स्वामि सिख पालें | चलेहुँ कुमणभ पग परहिं न खालें ॥ 
अस विचारि सव सोच विहाई | पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 
४--पति 5 ॥ 

यदि कई पत्नियाँ हों तो पति सब के साथ समान भाव रखे, 
परन्तु उनके पारस्परिक छोटे-बड़े-पन का ध्यान रखे ।२ 
५-- पत्नो 

पत्नी पति के अनुकूल रहे । उसकी सेवा करे | पति की सेवा परि- 


चारिकाओं पर न छोड़ दे, स्वयं करे। पति की आज्ञा साने । अपने 
समस्त नातों को पति के संबंध से ही सुखद सममे ।३ 


१-राम प्रान ते प्रान ठ॒ग्हारे | तुम रघुपतिहिं प्रान ते प्यारे ॥ 


२--्रयोध्याकांड में दशरथ-कैकेयी-प्रसंग में इस प्रकार के उपदेश की , 


ध्वनि निकलती है | 
३--पति अनुकूल सदा रह सीता | सोभा खानि सुशील बिनीता ॥ 
जानति कृपासियु अम॒ताई | सेवति चरन कमल मन लाईं॥ 
जद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी | विपुल सदा सेवा विधि गुनी ॥ 
निज कर णझद परिचरजा करई | रामचन्द्र आयस अ्नुसरई ॥ 
मातु पिता भगिनी प्रिय भाई | प्रिय परिवार सुद्धद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सद्दाई | सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 
जढँ लगि नाथ नेह्द शरद नाते | पिय त्रितु तियहिं तरिनिट्ठु ते ताते ॥ 


+ 


(्‌ १७७ ) 


६--माता 

कौशल्या ओर सुमित्रा माता के दो आदशे को हमारें सामने 
रखती हँ। कोशल्या का पुत्र-स्नेंह विवेक से परिचालित है। बंह 
सपत्नी के पुत्रों को भी राम जेसा प्रेम करती हैं। सुमित्रा अपने पुत्र 
को राम के साथ वन भेजने में जरा भी नहीं हिचकती | गीतावली 
में एक अन्य अवसर पर शत्रुत्न को भी ऐसा ही आदेश देती हैं । 
संक्षेप में साता को पुत्रप्राणा, विवेकशीला ओर तेजस्वी होना 
चाहिए १ 
७--स पत्नी 


सपत्तियाँ परस्पर प्रम का व्यवहार रक्खें । वाल्मीकि में सपर्न्नियों 
के दंप और ईरप्प्या का चित्र अत्यन्त स्पष्ट हैं। कौशल्या उपेक्षित हैं 
ओर वे इस उपेक्षा भाव के!कारण पुत्र-विरहाकुल राजा दशरथ के 
मर्म पर तक चोट करती हैँ । तुलसी ने इस श्रकार,के हो प का चित्रण 
नहीं किया है! गीतावली की सुमित्रा तो कोशल्या से भी अधिक राम 
को प्रेम करती हैँ | तुलसी की कैकेयी को भी राम प्रिय हैं, परन्तु जो 
बवंडर उठ खड़ा हुआ वह देवी-देवताओं के चक्र के कारण था। 
सपत्नियों का आदर्श चित्रण करते हुए भी तुलसी एकपत्नी-ब्रत के 
पोपक थे जेसा उनके रामराज्य के चित्र से मालूम होता हे । 
८--सास-बहू 

वह अभिमान त्याग कर सास की सेवा करे । सास के सामने 


अत्यन्त विनम्र ओर लज्जालू रहे | सास उसके सुख-दुःख को जाने 
आर उसे आँखों का तारा वना कर रखे | 


९ --ससुर-बहू 
तुलसी ने ससुर्व्रह के संबंध को अधिक चित्रित नहीं किया 
१-- देखिए कौशल्या ओर सुमित्रा का चरित्र-चित्रण | 
श्र 


( श्७छ८द ) 


है, परन्तु उनका सम्बन्ध भी वही था जो सास-बहू का | वहू ससुर से 
संकोच रखे | वह ' उनकी आज्ञाओं को चुपचाप सुन ले चाहे वे उसे 
अच्छी न लगें । ससुर के लिए बह पुत्री की तरह है। उसकी कल्याण- 
कामना के लिए वह उसे उपदेश ओर शिक्षा दे । ह 

संक्षेप में, तुलसी ने आंदरशे कुट्ठम्ब का चित्रण इस प्रकार किया है- 

पत्नी शील और विनय सहित पति के अनुकूल रहे, पति की 
प्रभुता को जाने-माने । उसकी सेवा मन वचन कर्म से करे। चाहे 
घर में कितने ही सेवक हों, उसकी परिचर्या का भार अपने हाथ में 
रक्‍खे। उसकी आज्ञा का अनुसरण करे। जिससे पति सुख माने, 
वही करे। बहू सास की सेवा करे, उससे मान-मद किश्वित भी न 
रखे | छोटा भाई बड़े भाई की सेवा करे । उसकी आज्ञा ग्राप्ति का 
अवसर जोहता रहे | वड़ा भाई छोटे भाइयों से प्रेम करे, उन्हें शिक्षा 
दे । पुत्र विनयी हो, शीलवान हो। सारा कुटुम्ब सहभाव से परि- 
चालित हो । रहन-सहन और भोजन साथ हो ओर सारे कुट्धम्वी 
उसमें सुख मानें। पु 
१--+मित्र 
सामाजिक जीवन मित्र के संवंध में तुलसी की ये चोपाइयाँ प्रसिद्ध हैं--- 
जेन मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहिं विलञोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज मेरु समाना ॥| 
जिन्हू के असि मति सहज न आई | ते सठ कत हठ करत मिताई ॥ 
कृपथ निवारि सुपंथः चलावा | गुन प्रगटो अवगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत' मन संक न बरई। वल अनुमान सदा हित करई ॥ 
विपतिकाल कर सतगुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 
आगे कर मद ब्रचन बनाई। पाझे अनहिंत मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाई | अस क्ुमित्र परिहरेहि भलाई ॥ 


२--सेवक ह 
हनुमान, लक्ष्मण ओर निपाद तुलसी के लिए आदर्श सेवक हैं । 


( ९७६ ) 


तुलसी की भक्ति दास्य भाव की थी, अतः सेवक-धर्म का वर्णन 
करते समय उन्होंने उसे आदर्श रूप में उपस्थित करने का ध्यान 
रखा है। 

३--नारी 


तुलसी की नारी-विपयक धारणाओं की तीत्र आलोचना और 
प्रत्यालोचना हुई है । इनका आधार मानस की निम्न पंक्तियाँ हैं--- 

(१) ढोल गँवार सूद्र पसु नारी | 

- थे सब ताड़न के अधिकारी ॥ (सागर की उक्ति ) 
(२ ) नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं । 
अवगुन आठ सदा उर रहदीं | 
साहस अनूृत चपलता माया | 
भय, अविवेक, असोच, अदाया ॥ 
( मन्दोदरि की उक्ति रावण के प्रति ) 
प्रत्यालोचकों ने त्तीन तक उपस्थित किए हैं-- 

(१) “तुलसी ने नारि जाति के ग्रति बहुत आदर भावत्र प्रगट 
किया है । पावती, अनसूया, कोशल्या, सीता, ग्राम-बधू आदि की 
चरित्र रेखा पवित्र और धर्मपूर्ण विचारों से निर्मित की गई है ।” 

(२ ) “नारी के प्रति भत्सना के ऐसे प्रमाण उसी समय उपस्थित 
किये गये हैं ज़ब नारी ने धर्म के विपरीत आचरण किया है।” 

(३ ) '(ये) कथन तुलसीदास,के न होकर परिस्थित विशेष में 
पड़े हुए व्यक्तियों के समभने चाहिए।?..* 

हम तुलसी की नारी-विपयक भावना में सामझस्य विठाने की 
चेष्टा करते हैं । 

जहाँ एक ओर. उन्होंते आदशे, सुन्दर मौलिक ख््री-चरित्रों की 
चर्चा की है वहाँ दूसरी ओर उन्होंने अपने पात्रों के मुख से और . 
स्वयं आप भी स्त्रियों के विषय में ऐसे शब्द कहलाए हैं जो उन जैसे 
महात्मा के लिए उपयुक्त नहीं थे। तुलसी के नारी-चरित्र में केकेयी 
ओर मंथरा को छोड़ कर अन्य सभी पात्र उज्ज्वल हैं । कैकेयी और 


( १८० ) 


मंथरा भी प्रकृति से ही दुष्ट नहीं हैं, वह देव-प्रेरित सरस्वती से 
परिचालित हैं. और देवकाय की सिद्धि का लक्ष्य वनकर लांछित 
होती हैं। साधारण रूप से तुलसी की नारी-विषयक भावना इस 
अकार है-- 
( १) राम भगित रत नर अरु नारी। 
सकल परम गति के अधिकारी ।। 
(२) बिनु श्रम नारि परस गति लहहीं। 
इससे जान पड़ता है. कि तुलसी स्त्रियों को स्वभावतः परम गति 
का अधिकारी समभते हैं, मूलतः कुटिल नारि जीव को नहीं । 
(३) एक धर्म एक ब्रत नेमा। 
काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥ 


(४) एक नारि ब्रत रत सब कारी | 
ते मन क्रम बच पत्ति हित्तकारी ॥ 
(४) मृद तोहि अतिसय अभिमाना | 
'. नारि सिखावन करेसि न काना || (बालि से राम ) 
( ६) इन्हें कुदष्टि बिलोकइ जोई । 
तहि. वध कछु पाप न होई ॥ 
( ७ ) जेहि अघ वध्यों व्याघ अरू बाली । 
खरदूपण त्रिशरा बलशाली ॥ 
सोइ करतूत विर्भीषण केरी। 
सपनेह सो न राम हिय हेरी॥ 
इन पक्तियाँ को हम वालि-बध पर तुलसी की आलोचना भी कह 
सकते हैं । 
पुरुष के लिए एकनारी-ब्रत, स्री के लिए उच्चकोटि का सतीत्व 
( पतिन्पद-प्रेम ), खी-पुरुष की सहकारिता एवं गृहस्थन्धर्म के पालन 
में सहयोग, स्री की पवित्रता की रक्षा के लिए उद्योग, अपने सहज 
स्वभाव के कारग नारी की पुरुष से श्रेण्ठठा, भक्ति-पथ में पुरुष ओर नारी 


( १८१ ) 


का समान अधिकार-यह है नारी के लिए वह व्यवस्था जिसको 
तुलसी ने आदशे रूप में स्वीकार किया है, परन्तु तुलसी अपने समय 
के ल्ली-संसार से भी परिचित थे । उस समय ख्त्रियों की दशा अत्यन्त 
गिरी हुई थी । वह चरित्र की दुर्वेलताओं से दूपित थी इसीलिए 
तुलसी उनके लिए कठोर शब्द कह गये। वह आदश पर दृष्टि नहीं 
रख सके । सत्य-न्यथार्थ--की कठोर भूमि पर उतर आये। गाँघी 
जी के शब्दों में वह अपने से ऊपर नहीं उठ सके, परन्तु यहाँ यह भी 
ध्यान देना है कि भावुक होने के कारण नारी शीघ्र ही चरित्रवत्न से 
गिर भी जाती है.। परम्परा ने इसे स्वीकार भी किया हे। यह मनो- 
वैज्ञानिक सत्य भी है । अतः तुलसी ने इसे भी स्थान दिया तो बह 
अधिक आलोचना के पात्र नहीं | 


४-- विप्र 


तुलसी ने स्थान स्थान पर विप्र-महिमा गाई है ओर त्राह्मण-पद्‌- 
सेवा का उपदेश दिया है, विश्र-विरोधी को उन्होंने अत्यन्त कठोर शब्द 
इै हैं एवं कहलवाए हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि वे वर्णाश्रम संस्था के 
पक्तपाती थे परन्तु साथ ही उनका विप्र सम्बन्धी आदर्श अत्यन्त उच्च 
है । वह विगप्र शब्द को हरिभक्त और संत का साम्यवाची सममभते हैं। 
उनकी हरिभक्त और संत की कल्पना कितनी उच्च है यह अन्य प्रसंगों 
से स्पष्ट है । स्वयं अपने को 'शुकुल्न” लिखते हुए तुलसी ने भगवान्‌ 
को धन्यवाद दिया है, परन्तु साधारण अथ में जन्मजात न्राह्मण 
की जो मान्यता है वह उन्हें स्वीकार नहीं थी जेसा उनकी उन पंक्तियों 
से स्पष्ट है' जिनमें उन्होंने अपने कुल-गौरव को छिपाना चाहा | 


ज--शूद्र॒ 
शूद्र के प्रति तुलसी की घारणा क्या है, इस विषय में लोग आज- 


कल बड़े सतर्क हैं। 'ढोल गँवार शूद्र पशु नारी” वाले दोहे को उप- 
स्थित किया जाता है, परन्तु इस उक्ति के सिवा रामचरितमानस में 


( १८० ) 


संथरा भी प्रकृति से ही दुष्ट नहीं हैं, वह देव-प्रेरित सरस्वती से 
परिचालित हैं ओर देवकाय की सिद्धि का लक्ष्य बनकर लांदित 
होती हैं। साधारण रूप से तुलसी की नारी-विषयक भावना इस 
अकार है-- 
( १) राम भगित रत नर अरु नारी। 
सकल परम गति के अधिकारी ॥ 
(२) विनु श्रम नारि परम गति लहहीं । 
इससे जान पड़ता है. कि तुलसी स्त्रियों को स्वभावतः परम गति 
का अधिकारी सममभते हैं, मूलतः कुटिल नारि जीव को नहीं | 
(३) एक धर्म एक ब्रत नेमा। 
काय वचन मन पति पद्‌ प्रेमा ॥ 
(४) एक नारि ब्रत रत सब कारी। 
ते सन क्रम बच पति हितकारी ॥ 
(४) मृढ़ तोहि अतिसय अभिमाना। 
' नारि सिखावन करेसि न काना || (बालि से राम ) 
( ६ ) इन्हें कुदष्टि विलोकइ जोई । 
तहि. बच कछु पाप न होई ॥ 
(७) जेहि अध वध्यो व्याथ अरू बाली | 
खरदूपण  त्रिशरया वलशाली ॥ 
सोडइ करनृत विर्भीषण केरी। 
सपनेहु सो न राम हिय हेरी॥ 
इन परक्तियों का हम बालिन्चध पर तुलसी की आलोचना भी कद 
सदान £ । 
पुरुष के लिए एकनारीज्च्त, स्त्री के लिए उधकोटि का सतीत्यव 
€ पति-पद- प्रेम ), सखी-पयुरुप की सहकारिता एवं ग्ृहस्थ-थर्म के पालन 
में सहयाग, ख्री की पवित्रता की रक्ता के लिए उद्योग, अपने सद्दज 
स्वभाव के कारण नारी की पुरुष से श्रेप्रता, सक्ति-पथ में पुरुष ओर नारी 


( १८१ ) 


का समान अधिकार--यह है नारी के लिए वह व्यवस्था जिसको 
तुलसी ने आदर्श रूप में स्वीकार किया है, परन्तु तुलसी अपने समय 
के ख्री-संसार से भी परिचित थे । उस समय स्तियों की दशा अत्यन्त 
गिरी हुई थी । वह चरित्र की दुर्वेलताओं से दपित थी इसीलिए 
तुलसी उनके लिए कठोर शब्द कह गये । वह आदश पर दृष्टि नहीं 
रख सके । सत्य--यथा्थ--की कठोर भूमि पर उतर आये। गाँधी 
जी के शब्दों में वह अपने से ऊपर नहीं उठ सके, परन्तु यहाँ यह भी 
ध्यान देना है. कि भावुक होने के कारण नारी शीघ्र ही चरित्रवल से 
गिर भी जाती है । परम्परा ने इसे स्वीकार भी किया है। यह मनो- 
वैज्ञानिक सत्य भी है । अतः तुलसी ने इसे भी स्थान दिया तो वह 
अधिक आलोचना के पात्र नहीं । 


४७-- विप्र 


तुलसी ने स्थान स्थान पर विश्र-महिमा गाई है ओर ब्राह्मण-पद्‌- 
सेवा का उपदेश दिया है, विभ-विरोधी को उन्होंने अत्यन्त कठोर शब्द्‌ 
कहे हैं एवं कहलवाए हैं । इससे यह स्पष्ट है कि वे वर्णाश्रम संस्था के 
पक्तपाती थे परन्तु साथ ही उनका विप्न सम्बन्धी आदशे अत्यन्त उच्च 
है । वह विग्र शब्द को हरिभक्त ओर संत का साम्यवाची समभते हैं। 
उनकी हरिभक्त ओर संत की कल्पना कितनी उच्च है यह अन्य प्रसंगों 
से स्पष्ट है । स्वयं अपने को 'शुकुल” लिखते हुए तुलसी ने भगवान्‌ 
को धन्यवाद दिया हे, परन्तु साधारण अर्थ में जन्मजात ब्राह्मण 
की जो मान्यता है वह उन्हें स्वीकार नहीं थी जेसा उनकी उन पंक्तियाँ 
से स्पष्ट है जिनमें उन्होंने अपने कुल-गौरब को छिपाना चाहा। 


"ए्‌--श दर र 

शूद्र के प्रति तुलसी की धारणा क्या है, इस विषय में लोग आज- 
कल बड़े सतक हैं। 'ढोल गँवार शूद्र पशु नारी” वाले दोहे को उपर 
स्थित किया जाता है, परन्तु इस उक्ति के सिवा रामचरितमानत 


करत 


( (१८२ ) 


इस दृष्टिकोण के पोषण के लिए कहीं भी कुछ नहीं मिलता । यदि 
ठुलसी सम्बक-बध का प्रसंग रखते तो यह दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता 
परन्तु तुलसी ने यह भी नहीं किया | यह वात अवश्य है कि तुलसी 
को वर्णाश्रम संस्था प्रिय थी, परन्तु वह शूद्र वर्णो को निन्दनीय सम- 
भते थे, ऐसा कहीं लक्षित नहीं होता । जिस महापुरुष ने मर्यादा के 
भाव को प्रमुख स्थान दिया है और सेवा-भाव के अत्यन्त ज्वलन्त 
स्तम्भ खड़े किए हैं, उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह सेवा- 
प्राण शू द्रों को निन्‍्दा-भाव से देखेगा । 
६--पमुरु 

, गुरु के प्रति सदैव आदर और विनय का व्यवहार किया जाय । 
गुरु शिष्य की प्रत्येक प्रकार सहायता करे ओर कष्ट पड़ने पर उसे 
सानन्‍त्वना दे । काकप्ठुशुण्डि ओर उनके उजयनी के गुरू के प्रसंग में 
तुलसी ने गुरू-शिप्य ये के व्यवहार का सुन्दर चित्रण किया है। गुरु 
शिव ओर विष्णु में भेद नहीं समझता । वह शिष्य को पुत्र के समान 
सममता है और शिष्य को कुपथ पर जाते देख कर उसे प्रबोध करता 

ओर स्वयम्‌ मन में दुल्ली रहता हे | गुरु दयालु हो | क्रोध से दूर 

रहे | शिष्य गुरु के प्रति किंचित भी अभिमान न रखे ओर गुरु शिष्य 
की अवहेलना से मन में रोप न करे । गुरू के चित्त में सम्यक बोघ 

हो । गुरु से ईप्या बरने वाला शिप्य रारव को प्राप्त होता है | गुरु का 

हृदय अत्यन्त विशाल हाता है, बह संसार के सभी प्राणियों के कल्याण 

के लिए साचा करता ४ 
७--श॒त्र 


नुलसी ने राम के शब-त्यवहार तक में संय्स ओर मयांदा का 
भाष रखा है; यशाथि अंगद-राबशस॒-प्रसंग में बह अवने निश्चित पथ से 
कुछ हट भी गये हैं । बह कदालिन उनकी रामसक्ति की प्रवल्ञता के 
कारग छ। उनका राचश आदेश श्र हू विरोध भाव को 
खत्यन्त इृदता से तनाय रखता है। अदम्य साहस, आत्मनिष्ठा, रण- 


९०२ / 


कोशल ओर राजनीतिज्ञता--ये गुण हमें रावण में प्राप्त मात्रा में 
मिलते हैं।। इसके सिवा तुलसी की धर्म-अधर्म की कल्पना समाज को 
दृष्टि में रख कर ही चलती है । वह कहते हैं-- 
परहित सरिस घर्स नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई | 
ओर भी-- 
पर उपकार वचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया | 

परन्तु कुद् म्ब ओर समाज के भिन्न-भिन्न अंगों को छूते हुए एवं उनके 
लिए आदृश स्थापित करते हुए भी तुलसी का मानस मूलतः व्यक्ति को 
ही श्रेष्ठ समझता हे । व्यक्तियों से मिल कर ही तो राष्ट्र बना है । जहाँ 
व्यक्ति उन्नत है वहाँ राष्ट्र क्या निरबंल रह सकता है? “ज्ञानरथ” 
के रूपक के द्वारा तुलसी ने व्यक्ति के आगे सब से बड़ा आदर्श रकक्‍्खा 
है जिससे वह भीतर और बाहर के शत्रुओं पर विजय पा सकता है-- 

सुनहु सखा कह क्ृपानिधाना | जेहिं जय होइ सो स्थंदून आना ॥ 

सोरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील हृढ़ ध्वजा पताका॥ 

बल विवेक दम परहित घोरे | छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 

ईस भजन सारथी सुजाना | विरति चमम संतोप कृपाना॥ 

दान परसु चुधि सक्ति प्रचंडा । बर विग्यान कठिन कोदंडा ॥ 

अमल अचल सन मोन समाना । सम जप नियम सिलीमुख नाना ॥ 

कबच असेद विश्न गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा॥ 

सखा धर्ममय अस रथ जाके | जीतन कहेँ कतहूँ रिपु ताकें॥ 

सोह अजय संसार रियु, जीति सकइ सो वीर । 
जाकें अस सथ होइ दृढ़, सुनहु सखा सति घीर ॥ 

अन्य साधनों की भाँति तुलसी की भक्ति का रूप भी बैयक्तिक है। 
यद्यपि उनकी उपस्थित की हुई योजना में वह लोक-निर्माण का एक 
सोपान वन गई है । इस भक्ति से साधारण मनुष्य में भी असाधारण 
सज्ननोचित गुण आ जाते हैं ओर वह अन्त में संत हो जाता है। 
वह अपने भीतर रासराज्य के सुख की प्राप्ति करता हे । तुलसी के संत 
के लक्षण अत्यन्त विशद हैं | जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को कवि ने ध्यान 


( १८४ ) 


में रखा है। लौकिक आचार-विचार, वैयक्तिक और कौटुम्विक 
सस्वन्ध सभी को ध्यान में रखते हुए कबि ने अपने संत के आदश 
का निर्माण किया है । वास्तव में उनके संत की परिभाषा आजकल के 
आदश नांगरिक की परिभाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । उसमें 
आस्तिक भाव ओर उनके अनुसार आचरण अतिरिक्त रहे जो सोने 
में सोहागा का काम द्वेते हैं । तुलसी व्यक्ति को हरिभक्ति-पथ पर चला 
कर उसे देवता बनाने का प्रयास करते हैं। चाहे उनका माग ठीक-हो 
या न हो, उन्होंने पूर्ण मानव (राम) और पूर्ण नागरिक में जिन गुरों 
की कल्पना की है वे प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति ओर प्रत्येक देश में 
उपादेय हैं । 





१३--राजनीति 
शमचरितसानंस में राजनीति का स्थान धर्म ने ले लिया है। 
वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड के केकेयी-दशरथ-ग्रसंग से यदि 
घामिकता का आवरण हटा लिया जाय तो एक विशद राजनीतिक 
समस्या सामने आ जाती है । वह समस्या यह हे-- 
अथ राज्षो वभूवेवं बृद्धस्य चिरजीवन:ः । 
प्रीतिरेपां कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति॥ 

( अयो० सग १ श्लो० ३४ ) 
दशरथ सोचते हें कि मेरे जीते जी राम राजा कैसे हो सकेंगे ? 
यह क्‍यों ? इसलिए कि उन्होंने कैकेयी से विवाह करते समय उसे 
बचन दे दिया था कि वे उसके पुत्र को राज्य देंगे । इसी समस्या को 
हल करने के लिए भरत को ननिह्ाल भेजा जाता है? और युधाजित 

१--कस्यचिक््य कालस्य राजा दशरथः सुतम्‌ | 
भरत॑ कैकेयी पुत्र ब्रवीद्रशुनन्दनः ॥ 
श्रय॑ करेकयराजस्य पुत्रों वसतति पुत्रक। 
त्वाम नेठुमागतो वीर युवाजिन्मातुलस्तव ॥ 





५ (5४ ) हे 


ओऔर जनक की उपेक्षा की जाती है, तथा राज्याभिपेक का कास 
अत्यन्त सावधानी ओर शीघ्रता से क्रिया जाता है ।१ चास्तव में 
वाल्मीकि के अयोध्याकांड के मूल में जद्ों राजा दशरथ का मानसिक 
संघर्ष हैः वहाँ एक अत्यन्त विपम राजनीतिक परिस्थिति भी उठ 
खड़ी हुई है. । युधाजित और भरत की ओर से चिद्रोह की संभावना 
है । तुलसी ने इस प्रकार की कोई योजना नहीं की । रामचरितमानस 
में न कामजनित मानसिक संघर्ष हे, न राजनीतिक संघर्ष, यद्यपि सारा 
काम इतनी शीघ्रता से होता है कि पाठक को सन्देद्द होने लगता है. 
कि कोई राजनीतिक कारण मूल में अवश्य है। तुलसी ने देव का 
सहारा लिया है ओर इस प्रकार अपने काम को सरल करना चाहा 
है--गई गिरा मति फेर ।” साथ ही वाल्मीकि की प्रजा तुलसी की 
प्रजा से अधिक तेजस्वी है। राजा दशरथ को भय है. कि भरत को 
राज दिये जाने पर चह कहीं विद्रोह न करे ।१ रामायण में गुह, 
भरद्वाज आदि के वाक्यों में राजनीति-तत्त्व प्रगट होते देँ। उनमें 
भरत से राजलिप्सा की आशंका की जाती है। तुलसी के भरद्वाज 
इस विपय में एक शब्द भी नहीं कहते | उनके निषाद के क्रोध का 
कारण भी रामभक्ति है, राजनीति में राम का पक्ष ग्रहण करना नहीं । 
राजनीति तुलसीदास का विपय नहीं हे । कुछ आलोचकों का 
विचार हे. कि तुलसीदास ने पराजित हिन्दू जाति को राजनीतिक 
जागृति उत्पन्न करने फे लिए राम की वीरोपासना पर वल दिया है, 


£१--न तु केकयराजानं जनक था नराधिपः। 
त्वरया चानयामास पश्चात्तो श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥ 

२--स बृद्धस्तरुणीं भागां प्राणेम्योडपि गरीयसीम्‌। 
कामी कमलपतन्नाक्षी भुवाच वनितामिदम्‌ || 

३--तौ च याचस्व भर्तारं भरतध्याभिपेचनम्‌ | 
प्रताजन' च रामस्य वर्षारित च चतुर्दश ॥ 
चतु॒र्दशद्दि वर्षाणि रामे ग्रत्नाजिते चना [ 
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिर: पुत्रों भविष्यति ॥ 





( १८६ ) 


परन्तु यह बात किसी भी अंश में ठीक नहीं है ।१ जहाँ-जहाँ मानस 
में राजनीति के सिद्धान्त आये हैं, वे प्रासंगिक हैं ओर इसका कारण 
यही है कि रामचन्द्र राजा भी थे। तुलंसी ने उनके आदर्श राज्य का 
वर्णन किया है और इसी प्रसंग में उन्हें राजनीति के सामान्य सिद्धान्त 
भी रखने पड़े हैं । तुलसी का काव्य आध्यात्मिक अधिक है. लोकिक कम | 
इसी से इश्षमें राजनीति का वर्शन नहीं है। वाल्मीकि का काव्य ऐति- 
हासिक महत्त्व रखता है। तुलसी का बहुत अल्प केवल ग्रासंगिक रूप से । 
तुलसी के राजनीति के सिद्धान्त दोहावली, कथवितावली, विनय- 
पत्रिका और मानस में ही प्रधान रूप से मिलते हैं । इनमें मानस इस 
दृष्टि से विशेष महत्त्वपूर्ण है । उसी में तुलसी ने रामराज्य का विशद 
चित्र उपस्थित किया है | यहाँ यह भूल नहीं जाना चाहिए कि राम- 
राज्य आदर्श राज्य है, जिसमें प्रत्येक जन रामभक्त है। उसमें हिन्दू 
दर्ष को उभाड़ने की चेष्टा नहीं की गई है। वह भक्त की कल्पना है, 
राजनीतिक्ष की नहीं | 
राजा ईश्वर का अंश हे ।* उसका धर्म श्रजा को सुख देना 
है ।१ वह सब पर समहष्टि रखता है ।४ थों वह 
राजनीतिक उच्चतम सत्ताधारी "है परन्तु वह धर्स के विपय 
सिद्धान्त , सें राजगुरु या पुरोहित ओर पग्रजाहित के 
विपय में मंत्री की सम्मति लेना अवश्यक समभता 
१---“राजनीति की (इन) दुःखपूर्ण परिस्थितियों से ऊबकर ठुलसीदास 
ने अनेक स्थलों घर राजनीति के आदशों' का निरूपण किया है |? 
--डा० रामकुमार वर्मा, ० ४८८ 
२--साथु, सुजान, सुशील दपाला। 
ईश अंश भव राम कृपाला ॥ (:छु० ग्ं०, ४० १७) 
३-जास राज प्रिव प्रजा दुखारी | 
सो उप अवसि नरक अधिकारी || ( बढ़ी ए० १८५ ) 
४--मेखिया मुख चाहिए. खान पान कहेँ एक | 
पाले पोषे सकल अंग तुलसी सद्दित विवेक ॥ ( बद्ी घ्रृ० र८० ) 


( ९८७ ) 


और 


है ।१ वह सत्यत्नतीः, निर्भोकश, सदा सतक* ओर स्वावलम्बी” होता 
है। बह आश्रम धर्म का पर्ण रीति से परिपालन करता हे ६ वह 
प्रत्येक व्यक्ति को उचित सम्मान ओर उचित श्रेय देने से नहीं 
चूकता ० 

राजा की नीति सामन, दाम$, दण्ड१०, भेद१९ से परिचालित 


१--मुदित महीप्रति मन्दिर झाए। 
सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए ॥ 
कंद्ि जब जीव सीस तिनन्‍्द नाए | 
भूप सुमंगेल बचन सुनाए ॥ 
प्रमुदित माँद्दि कद्दैठ गुर आज | 
रामदिं राय देहु जुबराजू॥ 
जी पाँचद्दि मत लागदइ नीका। 
करहु दरपि द्विय रामदिं टीका ॥ ( वही ए० १४६ ) 
२--खुकुल रीति सदा चलि श्राई | 
प्रान जादि पर वचन ने जाई ॥ ( वद्दी प्र० १६८ ) 
३--निज भुजबल पे बेर बढ़ावा | 
देइद्ी उतर जो रिपु चढ़ि श्रावा ॥ ( वही ४० ४०७ ) 
४--बोली बचन क्रोध करि भारी। 
देस कीस के सुरति बिसारी ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती। 
सुधि नहिं तव सिर पर आराती || (बढ़ी प्ृ० ३०४ ) 
५--देखिए, राम का चरित्र जो सम्पूर्णतयः जागरुकता और कर्तव्यपथ में 
सतर्कता का प्रतीक दे । 
६--अ्रन्तह उच्चित नृपहिं बनवासू | 
वय विलोकि हिय होइ हरासू ॥ ( वह्दी ० १७६ ) 
उ--मुम्दरे बल पे रावश मारा। (वद्दी प्रृ० ४श्८ ) 
८, ६, १०, ११--साम दाम अदझ दंड विभेदा। 
लप उर बसहधिं नाथ कह वेदा ॥ ( वही १६८ ) 


( श्८८ ) 


होती है | वहू समय-समय पर इनको सतकता से व्यवहार 
करता है ।१९ - 
तुलसीदास ने मानस में प्रजा-चित्रण नहीं किया है। तुलसीदास 
की प्रजा किसी प्रकार आदशे प्रजा नहीं है। वह 
» प्रजा. राजा की प्रत्येक चात का, चाहे वह अनन्‍्यायपूर्ण, ही 
हो, उल्लंघन नहीं करती । वह राजभक्त है। रामभक्त 
है । परन्तु उसका जैसे अपना कुछ भी व्यक्तित्व नहीं है। उसमें कहीं 
भी तेज नहीं, दपे नहीं, जाग्रति नहीं। वह मूक पशु मात्र है जो 
 राजाज्ञा के डंडे पर नाचती है । यदि राजनीतिक जाग्रति तुलसी का 
ध्येय होता, तो वह तेंजस्वी प्रजा की अवतारणा करने से नहीं चूकते | 
सच तो यह है कि भारतीय स्म्रति ग्रंथों में भी प्रजा का कहीं भी 
व्यक्तित्व नहीं है. फिर मानस में उन्तका ढढ़ना व्यर्थ है | 
तुल्लसी ने रामराज्य का बड़ा सुन्दर हृदयआही चित्र 
हमारे सामने रखा हे-- 
राम राज बैठे त्रयलोका | हरपित भए गए सब सोका। 
वयरू न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विपमता खोई ॥ 
वबरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग | 
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग || 
देहिक देविक भीतिक तापा। राम राज नहिं काहुहि व्यापा॥ 
सब नर करहिं परस्पर श्रीती | चलहिं स्वधरम निरत श्रुति नीती ॥ 
चारिड चरन धर्म जग माहीं | दूरि रहा सपनेहूँ अध नाहीं || 
रास भगति रत नर अर नारी। सकल परम गति के अधिकारी | 
१२०-मंत्र कहाँ निज मति अनुसारा | 
दूत पठाइअ बालि कुमारा ॥ 
काञु हमार तासु छद्वित होई। 
रिप्रु सन करेह्ु बतक्टी सोई॥ ( वही पृष्ठ ३७७ ) 
नाथ बैर कीजे ताददी सॉं। कल 
बुधि बल सक्रिश्न जीति जाददी सो |] ( वही पृष्ठ ३२७२ ) 


रामराज्य 


हट सन कल्लिलण न 


( १८९ ) 


अलप मृत्यु नहिं कवनिड पीरा | सच सुंदर संच बिरुज सरीरा॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥। 
सब निदेभ धर्म रत पुनी। नर अरू सारि चतुर सब गुनी।॥। 
सब युनग्य पंडित सब ग्यानी। कृतग्य नहिं. कपर सयानी ॥ 

राम राज नभगेस सुठु सचराचर जग माहिं। 

काल कर्म सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं ॥ 
भूमि सप्त सागर मेखला | एक भूष रघुपति कोसला। 
भुब्नन अमेक्र रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछु बहुत न तासू॥ 
सा महिमा समुकत प्रभु केरी। यह बरनत हीनता घनेरी॥ 
सोच महिमा खगेस जिन्ह जानी । फिरि एहिं चरित तिन्हहूँ रति सानी ॥। 
सोड जाने कर फन्न यह लीला | कहहिं महा सुनिवर दमसीला ॥ 
राम राज़ कर मुख संपदा । विप्र चरन सेवक सर नारी॥ 
एक नारि ज्रत रत सब मारी। ते सन वच क्रम पति हितकारी ॥ 

दंड जतिन्ह कर भेद जहँ नतेक नृत्य समाज । 

जीतहु मनिहि सुनिअ अस, रामचन्द्र के राज ॥ 
फ्लहिं फरहिं सदा तरु कानन | रहहिं एक संग गज पंचानन ॥ 
खग मग सहज वयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर श्रीति वढ़ाई॥ 
कृजहिं' ख्ग स्ग नाना दूंदा। अभय चरहिं चन करहिं अनंदा ॥। 
सीतल सुरभि पचन बह मंदा | गुंजत अलि ले चलि मकरंदा॥ 
लता घविटप माँगे मधु चवहीं । मनभावतो घेनु पय ख्रवहीं ॥ 
ससि संपन्न सदा रह धरनी | त्रेता भे कृत जुग के करनी॥ 
प्रगर्टी गिरिन्ह विविध सनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहहिं. बर वारी । सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
सागर निज मरजादा रहहीं। डारहिं. रत्न तटन्हि चर लहहीं।। 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा | अति प्रसन्न दस दिसा विभागा ॥ 

विध्रु महिपुर मयूखन्हि रवि तप जेतनेहि काज । 

माँगे चारिद देहिं जल रामचंद्र के राज॥ न 
(तु० म्रं०, प्र० ४७४--४७७) 





१४०-दाशूनिक ओर धार्मिक सिद्धान्त 

तुलसी के दाशनिक और धार्मिक सिद्धान्तों के संबंध में बहुत कुछ” 
लिखा गया है| रामचरितमानस का कोई भी आलोचक उनकी ओर 
से उदासीन नहीं हो सकता । इस ग्रन्थ में साहित्य गोण है । घर्म ही 
कथि को परिचालित कर रहा है ओर चकि देश में घर्म ओर दशोन 
साथ-साथ चलते हैं, अतः मूल में घार्मिक ग्रन्थ होते हुए भी वह दर्शन 
के मल तत्त्वों को भी हमारे सामने रखता है। इस अध्याय में हम 
दर्शन और घम के उन सिद्धान्तों तक ही सीमित रहेंगे जो तुलसी का 
मोलिक मत ग्रगट करते हैं । 

परन्तु यह जानना सरल नहीं कि तुलसी अपने दाशेनिक 
सिद्धान्तों में कहाँ तक्र मोलिक हैं | पहले इस समस्या को हल करना 
होगा । उसके पश्चात्‌ हम यह देखने की चेष्टा करेंगे कि तलसी के 
दाशंनिक विचार किस प्रकार एक केन्द्र पर आ सकते हैं, वह किस 
दाशनिक विचारधारा के पोपक हैं ओर उनका क्‍या महत्त्व हे । 

तुलसी के रामचरितमानस के आध्यात्मिक विचारों का आधार 
क्या रहा होगा, इसके विपय में सन्देह नहीं है | अध्यात्म रामायण 
में राम को विष्ण का अवतार सिद्ध करके उनकी भक्ति की प्रतिष्ठा 
वहुत पहले ही की जा चुकी थी | यह्‌ ग्रन्थ प्रत्येक राम-बम-प्रेमी के 
सामने रहा होगा, अतः तुलसी ने इसकी ओर सहायता के लिए 

बश्य देखा होगा | यदि यह तक ठीक है तो अध्यात्म रामायण ओर 

रामचरितमानस के आध्यात्मिक विचारों की ठुलना से ही हमें अपने 
अध्ययन का आरम्भ करना चाहिए | 

अध्यात्म रामायण ओर रामचरितमानस दोनों अ्न्थों में आध्या- 
व्मिक विचार एवं सिद्धान्त गीताओं ओर स्तुतियों के रूप में ही कहे 
गए हैं। मानस के प्रारम्भ में भूमिका-स्वरूप में भी तुलसी ने इस 
प्रकार के कुछ विचार रक्खे हैं, जेसे सत्संग-महात्म्य, नाम-्मद्दात्म्य, 
मानस-महात्म्य, परन्तु उनका विस्तार अधिक नहीं है । हम पुस्तक 
के अवान भाग की ओर मुड़े बिना नहीं रह सकते । 

2५० 


: ०५४20 9७/४/४06 ७४५9४ 


ञ 


( १९१ ) 
(१ ) शामगीता लक्ष्मण के प्रति-- 
अध्यात्म रामायण 
४.-- - शरीरादि अनात्म पदाथी में जो आत्मबुद्धि दोती है 
उसी फो माया कहते हैं । उसी के द्वारा इस संसार की कल्पना हुई 
है। है कुल्नन्दन ! माया के पहले पहल दो रूप माने गए हैं. ॥२१-- 
॥ एक चिज्ञेष, दूसरा आवरण । इनमें से पहली विक्षेय-शक्ति ही 
महत्तत्व से लेकर त्रद्मा तक समस्त संसार की स्थल ओर सूक्ष्म भेद 
से कल्पना करती है ॥२३॥ ओर दूसरो आवरूणु-शक्ति सारे ज्ञान 
को आवरण करके स्थित रहती है | यह सम्पूण विश्व रज्ज़ु में सपे- 
भ्रम के समान शुद्ध परमात्मा में माया से कल्पित है । विचार करने 
पर यह कुछ भी नहीं ठहरता। मनष्य जो कुछ सवेंदा सनते, देखते 
आर स्मरण करते हैं, वह सब स्वप्न और मनोरथों के समान असत्य 
है | शरीर ही इस संसार-रूपी वृक्ष की हृढ़ मृत है ॥२४--२६॥ डसी 
के कारण पुत्र-कलत्रादि का बंधन है, नहीं तो आत्मा का इनसे क्‍या 
संचंध है. ॥२७,। पांच स्थल भूत, पंचतन्मात्राएँ, अहंकार, बुद्धि, दश 
इन्द्रियाँ, चिदाभास, मन ओर मूल प्रकृति,हुन सब के समृह को क्षेत्र 
सममना चाहिए। इसी को शरीर भी कहते हूँ ॥श८ -२५९॥ 
निरामय परमात्मा रूप जीव इन सब्र से प्रथक्‌ है। अब मैं उस 
जीव को जानने के कुछ साधन भी चताता हैं सुनो ॥३०॥ 


रामचरितमानस 


में अर मोर तोर तें माया। जेहि वस कीन्हे जीव निकाया ॥ 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ॥ 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या ऊपर अविद्या दोऊ॥ 
एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस /जीव परा भव क्रूपा॥ 
एक रचे जग भुन बस जाकें। प्रश्ु भ्रेरित नहिं निज बल ताकें॥ 
माया ईस न आपु कहूँ, जान कहिआ सो जीव । 
बंध मोच्छ पद स्व पर, माया प्रेरक सीच ॥ 


( १९२ . ) 
अध्यात्म रामायण 


जीव और परमात्मा यह पर्यायवाची शब्द हैं, अतः इसमें भेद्‌- 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दम्भ ओर हिंसा 
आदि का त्याग करना, सत्र सरल भाव रखना, मन, वचन ओ 
शरीर सच्ची भक्ति से सदुगुरु की सेवा करना ॥३१श॥ वाद्य और 
आन्तरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन, वाणी और 
शरीर का संयम करना, विपयों में प्रवृत्ति न होना ॥३३॥ अहंकार- 
शून्य रहना, जन्म, झत्यु, रोग, बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार 
करना, पुत्र, सखी ओर घन आदि में राग तथा स्नेह न करना ॥३४॥ 
इप्ठ ओर अनिष्ट को प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, मुझ 
सर्वात्मा राम में अनन्य वुद्धि रखना ॥३५॥ जन-समूह से शून्य पवित्र 
देश में रहना, संसारी लोगों से सदा उदासीन रहना ॥३६॥ 
आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का विचार 
करना--इन उक्त साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है ।!३७॥ 

जिस शुद्ध ज्ञान से ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, 
देह और अहकार आदि से विलज्ञषण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा 
है वही मेरे मत से निश्चित ज्ञान हे। जिस समय इसका साज्षात्‌ 
अनुभव होता है उस समय इसी को विज्ञान कहते हैँ ॥३८--३६।॥ 
आत्मा सर्वत्र पृणं, चिदानन्द स्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि 
डपाधियों से शून्य तथा परिणामादि विकारों से रहित है ॥2०॥ बह 
अपने प्रकाश से देह आदि उपाधियों को प्रकाशित करता हुआ भी 
स्वयं आवरण-शुल्य, एक अद्वितीय ओर सत्य ज्ञान आदि लक्षणों 
ब्राला तथा संगरहित स्वप्रकाश और सब का साक्षी-ऐसा विज्ञान से 
' जाना जाता है। जिस समय मनुष्य को आचाय आर शाम्र के 
उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है उसी 
समय मल अविदया अपने काय और साथनों के सहित परमात्मा में 
लीन हो जाती दे ॥2१--25३॥ अविद्या की इस लयावस्था को ही मोक्ष 


( १९३ ) 


कहते हैं, आत्मा में वह ( बंध और मोज्ञ ) केवल उपचार मात्र है। 
( वास्तव में आत्मा की वंधावस्था झओ ओर मुक्तावस्था नहीं है वह तो 
सदा ही मुक्त है ) | हे रघुनन्दन लक्ष्मण ! तुम्हें मैंने यह ज्ञान, विज्ञान 
ओर वेराग्य के सद्दित परमात्मा रूप अपना सोक्ष-स्वरूप सुनाया। 
किन्तु जो लोग मेरी सक्ति से विमुख हैं, उनके लिए में इसे अत्यंत 
छुलम मानता हूँ ॥४०--४५।॥ 
रामचरितमानस 
ग्यान मान जहँ एकहू नाहों। देख ब्रतद्म समान सब साहीं॥ 
कहिआ तात सो परम विरागी। ठन सम सिद्धि तीनि ग़ुन त्यागी ॥ 
धर्म ते विरति जोग तें ग्याना | ग्यान सोक्ष प्रद वेद बखाना॥ 
जातें वेगि द्रवर्ड में भाई! सो मम भगति भगत सुखदाई ॥ 
सो स्वतंत्र अचलंच न आना | तेहि अधीन ग्यान विग्याना ॥॥ 
भगति ताप अनुपस सुख सूला | मिलइ जो संत होड़ अनुकूला ॥ 
अध्यात्म रामायण 
“अब में अपनी सक्ति के कुछ वास्तविक उपाय बताता हूँ, 
सावधान होकर सुनो ॥४०॥ 
मेरे भक्त का संग करना, निरंतर भेरी और भेरे भक्तों की सेचा 
करना, एकादशी आदि का ब्रत करना, मेरे पर्वदिनों को मानना ॥४८॥ 
मेरी कथा के सुनने, पढ़ने ओर उसकी व्याख्या करने में सदा प्रेम 
करना, भेरी पूजा में तत्पर रहना, मेरा नाम-कीतेन करना ॥४६॥ 
अतः मेरी भक्ति से युक्त पुरुष को ज्ञान, विज्ञान ओर वेराग्य 
आदि की शीघ्र श्राप्ति दोती है ऑर फिर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है॥५१॥ 
रापचरितमानस ' 
भगति के साधन कहे बखानी | स॒गम पंथ मसोहि पावहिं प्रानी ॥ 
प्रथमहिं थिप्र चरण अति प्रीती। निज निज कर्म निरत श्रति रीती ॥ 
एहि कर फल पुनि विपय विरागा | तब सम धर्म उपज-अनुरागा॥।॥ 
93 


( १५०२ .) 
अध्यात्म रामायण 


जीव ओर परमात्मा यह पर्यायवाची शब्द हैं, अतः इसमें भेद- 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अभिमान से दूर रहना, दम्भ और हिंसा 
आदि का त्याग करना, सत्र सरल भाव रखना, मन, वचन ओर 
शरीर सच्ची भक्ति से सदगुरु की सेवा करना ॥३२॥ वाद्य और 
आन्तरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मों में तत्पर रहना, मन, वाणी और 
शरीर का संयम करना, विषयों में प्रवृत्ति न होना ॥३३॥ अहंकार- 
शून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापे आदि के कष्टों का विचार 
करना, पुत्र, खी ओर धन आदि में राग तथा स्नेह न करना ॥३४॥ 
हृष्टठ ओर अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त को सदा समान रखना, मुझ 
सर्वात्मा राम में अनन्य बुद्धि रखना ॥३५॥ जन-समूह से शून्य पवित्र 
देश में रहना, संसारी लोगों से सदा उदासीन रहना ॥३६॥ 
आत्मज्ञान का सदा उद्योग करना तथा वेदांत के अर्थ का विचार 
करना--इन उक्त साधनों से तो ज्ञान प्राप्त होता है !३७॥ 

जिस शुद्ध ज्ञान से ऐसा बोध होता है कि मैं बुद्धि, प्राण, मन, 
देह और अहकार आदि से विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा 
हैं चही मेरे मत से निश्चित ज्ञान हे। जिस समय इसका साक्षात्‌ 
अनुभव होता हे उस समय इसी को विज्ञान कहते हैँ ॥३८--३६॥ 
आत्मा सवंत्र पूणं, चिदानन्द स्वरूप, अविनाशी, वृद्धि आदि 
उपाधियों से शून्य तथा परिणामादि विकारों से रहित है. ॥४०॥ बह 
अपने प्रकाश से देह आदि उपाधियों को प्रकाशित करता हुआ भी 
स्वयं आवरण-शुन्य, एक अद्वितीय ओर सत्य ज्ञान आदि लक्षणों 
बाला तथा संगरहित स्वश्षकाश ओर सब का साज्षी--ऐसा विज्ञान से 
ज्ञाना जाता है। जिस समय मनुष्य को आचाय ओर शास्त्र के 
उपदेश से जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान होता है उसी 
समय गल अविद्या अपने काय आर साधनों के सहित परमात्मा में 
तीन हो जाती है ॥2१--४३॥ घअविया की इस लयावस्था को ही मोक्ष 


( १६४ ) 


गुरु पद्‌ पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चोथि भगति सम॒ गुन गन करइ कपट तजि गान ॥। 


मंत्र जाप सम दृढ़ विस्वासा | पंचम भजनु सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सीलु विरति बहु कर्मा । निरत निरन्तर सज्मनु धर्मा ॥ 
सातवें सम मोहिसय जग देखा | मो तें सन्त अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें जथा लाभ सन्‍्तोपा | सपनेहु नहिं देखइ परदोपा ॥ 
न्वम सरल सब सन छुल हीना । मम भरोस हिय हरप न दीना ॥| 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें।॥ 


दोनों स्थानों में दी हुई नवधा भक्ति की तुलना इस प्रकार की 
जा सकती है-- 


अध्यात्म मानस 
१--सत्संग । २२ १--सत्संग (संतन्‍्ह कर संगा) । 
२--कथा-कीतेन । २३ २--कथा-कीर्तन ( रति मम कथा 
प्रसंगा ) 
३--गुण-कथन । २३ ३--गुरुसेवा (गुरु पद पंकज सेवा) 
४--भगवत वाकक्‍्यों की ४-शुसगान (मम गुन गन करइ 
व्याख्या । २३ कपट तज गान) । 
५४--गुरुसेवा । २४ ४--मंत्र-जाप, भगवान में दृढ़ 
विश्वास, भजन । 


६--पवित्र स्वभाव, यम-नियमादि ६--दम, शील, विरति, सज्जन-घर्म 
का पालन ओर मेरी पूजा में... का पालन | 


प्रेम होना । २४ 
७--राममंत्र की सांगोपांग ७--सारे संसार की समभाव देखना 
उपासना करना । २४ और रासभक्तों को राम से भी 


अधिक मानना | 
८--रामभक्तों की पूजा करना, ८--थोड़े लाभ में संतोप, सपने में 
समस्त प्राणियों में राम की दूसरे का दोष न देखना । 


( १९४ ) 


श्रवनादिक नव : भक्ति दृढ़ाहीं। मस लीला-रति अति मन माहीं || 
संत-चरन-पंकज - अति प्रेमा। सन क्रम बचन भजन छह नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। सब मोहिं कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 
मम शुन गावत पुल्क सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीरा॥ 
काम आदि मद दंभ न जाके। ताप निरंतर बस मैं ताके॥ 
बचन करम मन सारि गति भजन करहिं निष्काम | 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महूँ करें सदा बिश्राम ॥१॥ 
भगति जोग सुनि अति सुख पावा। 
ललिमन भ्रश्सु चरनन्हि सिरु नावा॥ 
(२) रामगीता शवरी के प्रति-- 
अध्यात्म रामायण 

मैं संक्षेप में अपनी भक्ति के साधनों का वर्णन करता हूँ । उनमें 
पहला साधन तो सत्संग ही कहा गया है ॥ झ० १०, १२ ॥ मेरे जन्म- 
कर्मो' की कथा का कीतेन करना दूसरा साधन है, मेरे गुणों की चर्चा 
करना यह तीसरा उपाय है! ओर मेरे वाक्यों की व्याख्या करना 
उसका चौथा साधन है ॥२३॥ हे भद्दे ! अपने शुरुदेव की निष्कपट 
होकर भगवद्‌ बुद्धि से सेवा करना पाँचवा, पवित्र स्वभाव, यम- 
नियमादि का पालन ओर मेरी पूजा में प्रेम होना छठा, तथा मेरे 
मन्त्र की सांगोपांग उपासना करना सातवाँ साधन कहा जाता 
है. ॥२४--२५॥ मेरे भक्तों की मुकसे भी अधिक पूजा करना, समस्त 
प्राणियों में मेरी भावना करना। शमदमादि सम्पन्न होकर वाह्म 
पदार्थो' में आसक्त न होना-यह मेरी भक्ति का आठवाँ साधन हे 
तथा तत्त्व-विचार नवाँ है | हे भामिनि ! इस प्रकार यह नौ प्रकार की 
भक्ति है । ॥२६--२०।॥ 

रामचरितमानस 
नवधा भगति कहे तोहि पाहीं | सावधान सुतु धर मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति सन्तन्ह कर संगा | दूसरि रति सम कथा प्रसंगा ॥ 


( १६४ ) 


गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान । 
चोंथि भगति मम॒ गृन गन करइ कपद तजि गान ॥ 


मंत्र जाप सम इृढ़ विस्वासा | पंचम भजनु सो वेद प्रकासा ॥ 
छठ दम सीलु विरति वहु कमों | निरत निरन्तर सज्जनु धर्मा ॥ 
सातवेँ सम मोहिमय जग देखा । मो तें सन्त अधिक करि लेखा ॥ 
आठवें जथा लाभ सन्‍्तोपा | सपनेहु नहिं देखइ परदोपा ॥ 
नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरोस हिय हरप न दीना ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोर । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें॥ 


दोनों स्थानों में दी हुई नवधा भक्ति की तुलना इस प्रकार व 
जा सकती है-- 


अध्यात्म सानस 
१-सत्संग । २२ १--सत्संग (संतन्ह्‌ कर संगा) । 
२--कथा-कीतेन । २३ २-कथा-कीतेन ( रति मम कथ् 
प्रसंगा ) 
३-गुण-कथन । २३ ३--गुरुसेवा (गुरु पद पंकज सेवा 
४--भगवत वाक्यों की ४-गुणगान (मम गुन गन कर 
व्याख्या । २३ कपट तज गान) । 
४--शुरुसेवा । २४ ४--मंत्र-जाप, भगवान में ह 
विश्वास, भजन । 


६--पवित्र स्वभाव, यम-नियसादि ६०--दम, शील, विरति, सजन-घः 
का पालन ओर भेरी पूजा में. का पालन । 


प्रेम होना। २७ 
७--राममंत्र की सांगोपांगय ७--सारे संसार को समभाव देखन 
उपासना करना | २४५ आर रामभक्तों को राम से | 


अधिक मानना | 
८--रामभक्तों की पूजा करना, ८--थोड़े लाभ में संतोष, सपने २ 
समस्त प्राणियों में रामकी दूसरे का दोप न देखना। 


( १६६ ) 


भावना करना और शमदमादि 
सम्पन्न होकर वाह्म पदार्थों 
में आसक्त न होना | २६ 
६--तत्त्व-विचार । २७ ६--छलहीन व्यवहार, रामभरोसा, 
वीतराग भाव (हछद॒य में हपे 
विपाद न हो ) | 
(३ ) राम के निबरास-स्थान के संबंध में वाल्मीकि का कथन-- 
अध्यात्म रामायण 
१--जो शांत, समदर्शी ओर सम्पूर्ण जीवों के प्रति द्वेषहीन हैं 
अहर्निश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका निवास- 
स्थान है. ॥५४॥ 
२--जो धर्म ओर अधर्म दोनों को छोड़ कर निरन्तर आपका 
ही भजन करते हैं, हे राम, उसके हृदय-मंद्रि में सीता सहित आप 
सुखपूवक रहते हैं ॥४५५॥ 
३--जो आप ही के मंत्र का जाप करता है, आप ही के शरण 
में रहता है तथा इन्द्रहीन और निःस्प॒ह है, उसका हृदय आपका सुन्द्र 
सन्दिर है ॥४६॥ 
४--जो अहंकार-शून्य, शांतभाव, राग-ह्वष रहित और म्तर्पिड, 
पत्थर तथा सुबरण में समान दृष्टि रखनेवाले हैं, उनका हृदय आपका 
घर है ॥५७॥ 
४--जो तुम्हीं में मन ओर बुद्धि को लगा कर सदा संतुष्ट रहता 
है और अपने समस्त कर्मो को तुम्हारे ही अपण कर देता है, उसका 
सन ही तुम्हारा शुभ गृह है ॥श८।॥ 
६-जो अग्निय को पाकर द्वोप नहीं करता ओर प्रिय को पाकर 
हर्पित नहीं होता तथा यह ग्रपंच माया-मात्र हे ऐसा निश्चय कर सदा 
आपका भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है ॥।४६।। 
७--नो (कु, जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना और 


के. 


॥ 


बढ 


कैश 


( १५९७ ) 


नष्ट होना ) इन छः 'विकारों को शरीर में ही देखता है, आत्मा में 

नहीं, तथा क्षधा, ठृपा, सुख-दुःख और भय आदि को प्राण ओर वुद्धि 
के ही विकार मानता है. और स्वयं सांसारिक धर्मों से मुक्त रहता 
है, उसका चित्त आपका निज गृह है ॥६०-३१॥ 

८--जो लोग सत्य स्वरूप, अनन्त, एक निर्लेपष, सर्वेगत और 
स्तुत्य आप परमेश्वर को समस्त अन्तःकरणों में विराजमान देखते 
हैं, हे राम! उनके दछृदय-कसमल में आप सीताजी के सहित 
निवास कीजिए ॥६२५॥ 

९--निरन्तर अभ्यास करने से जिनका चित्त स्थिर हो गया है, 
जो सर्वेदा आपकी चरण-सेवा में लगे रहते हैं तथा आपके सनाम- 
संकीतंन से जिनके पाप नठ्ठ हो गए हैं उनके हृदय-कमल में सीता 
के सहित आपका निज संग्रह है ॥६३॥ 


रामचरितमानस 
१“जिन्‍्ह के श्रवन समुद्र समाना | कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 
भरहिं निरन्तर होहिं न पूरे। तिनन्‍्हके हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे ॥ 
२-लोचन चातक जिन्ह फरि राखे । रहहिं दरस जलघर अभिलापे ॥ 
निदरहिं सरित सिंधु सर भारी | रूप बिंदु जल होहिं सुखारी | 
३--जस तुम्हार सानस विमल हंसनि जीहा जाम । 
मुकताहल गुन गन चुनइ राम वसहु हियें तासु ॥ 
४-प्रभ्लु प्रसाद सुचि सुमग सुबासा | सादर जासु लह॒इ नित नासा॥ 
ठुम्हहिं निवेदित भोजन करहीं | अ्भ्रु असाद पट भूपन घरहीं ॥ 
सीस नवर्हिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेपी ॥ 
कर नित करहि रामपद्‌ पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा॥ 
चरन राम तीरथ चलि जाहीं। राम वसहु तिनन्‍्ह के मन माँहीं ॥ 
४--मंत्रराज़ु नित जपहिं तुम्हारा | पूजहिं तुम्हर्हिं सहित परिवारा ॥ 
तरपन होम करहिं विधि नाना । विम्र जेंबाइ देंहि बहु दाना। 
तुम्ह तें अधिक गुरुहिं जिय जानी । सकल भाय सेवहिं सनमानी ॥ 


( श्ध्ए ) 


सु करि साँगहि एकु फल्लु राम चरन रति होउ | 
तिन्हके मन मंदिर बसहु सिय रघुनन्दन दोड || 
६--काम मोह मद मान न मोहा | लोभ न छोसम न राग द्रोहा ॥ 
जिन्दके कपट दंभ नहिं साया | तिन्ह के हृदय वसहु रघुराया || 
७-सव के प्रिय सब के हितकारी | दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य“प्रिय बचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥ 
तुम्हहिं छाड़ि गति दूसर नाहीं | राम वसहु तिन्‍्ह के मन माहीं ॥ 
८--जननी सम जानहिं पर नारी। धनु पराव विष तें विष भारी ॥ 
जे हरपहिं पर संपति देखी,। दुखित होहिं पर विपति विसेखी ॥ 
जिन्हृहि रास तुम्ह प्रान पियारे | तिन्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 
९--स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात। 
सन मंदिर तिन्‍्ह के बसहु सीय सहित दोड आत।। 
१०--अबगुन तजि सब के गुन गहहीं। विश्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ 
नीति निपुन जिन्ह कइ जगलीका | घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका॥। 
११--शुन तुम्हार समुमइ निज दोसा । जेहि|सबसाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
रास भगत प्रिय लागहिं जेही | तेहि उर बसहु बैदेही॥ 
१२--जाति पाँति धनु घरम बड़ाई। प्रिय परिवार सदनु सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्ह॒हिं रहइ उर लाईं | तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥ 
१३--सरगु नरकु अपवरगु समाना | जहँ तहँ देखि घरे घनु बाना ॥ 
करम वचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥ 
१४--जाहि न चाहिआ कवहूँ छुक तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरन्तर तासु मन सो राउर निज गेहु॥ 
अध्यात्म ओर रामचरितमानस की आध्यात्मिक एवं धार्मिक 
गीताओं के अध्ययन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट हो जाती हैं:-- 
१--तुलसी ने दाशेनिक सिद्धान्तों ( जीव, त्रह्म, माया, प्रकृति ) 
पर अधिक बल नहीं दिया है । अध्यात्म रामायण की प्रत्येक गीता 
में दशन का पुट है। कहीं कहीं तो जी उबा देने चाला विस्तार मिलता 
है। तुलसी ने दशशन की ग्रंथियाँ सुलकाने को अपना ध्येय नहीं 


( १९९ ) 


बनाया है। जहाँ उन्होंने अध्यात्म के स्थलों का साथ रखते हुए 
दाशनिक प्रसंग लिये हैं, वहाँ भी वह उन्हें पारिभापिक शब्दों द्वारा 
व्यक्त नहीं करते, सीधी सादी सरल शैल्ली में उन्हें सममा देते हैं । 
लक्ष्मण को दिए हुए भक्तियोग को तुलनात्मक दृष्टि से देखने से 
यह बात साफ हो जायगी। कम से कप्त शब्दों में दशन की केवल 
प्रचलित सामान्य बातों का कथन करके यह भक्ति, धर्म ओर समाज- 
नीति की ओर बढ़ गए हूँ। सारे ग्रन्थ में उनका दृष्टिकोश यही 
रहा है । 

र-अध्यात्मकार ने भक्ति का महत्त्व माना हे, परन्तु उन्होंने 
ज्ञान को ही अधिक ऊँचा स्थान दिया है। भक्ति होने से ज्ञान शीघ्र 
प्राप्त होता है, यह दृष्टिकोण है। तुलसी का मत है कि भक्ति स्वतंत्र 
है उसे ज्ञान का सहारा नहीं चाहिए, वास्तव में ज्ञान-विज्ञान उसके 
आधीन हैं। दोनों धर्म-प्रन्थों में यह बड़ा मौलिक मतभेद है । 

३--अध्यात्मकार ने भक्ति के साधम ओर नवधा भक्ति आदि 
को अपने ढंग पर वन किया है, परन्तु उन्होंने भक्ति की कोई 
व्यवस्थित पद्धति भक्तियोग की पूरी तफ़सील उपस्थित करने की चेष्टा 
नहीं की। तुलसी ने इस ओर विशेष मौलिकता दिखाई। जहाँ 
अध्यात्मकार क्रियायोग ( कर्मकांड ) को भी एक साधन मानता है, 

वहाँ तुलसी का एकमात्र साधन ( परन्तु कहीं साध्य भी ) भक्ति है। 

४--छुलसी का ध्याल भक्त-हृदय के परिष्कार की ओर है, अतः 
उन्होंने कोई ऐसा अवसर हाथ से जाने नहीं दिया जहाँ संतमत 
( तुलसी-मत ) की व्याख्या करनी आवश्यक जान पड़ी। उन्होंने 
सत्संग, काम, क्रोष, लोभ, मोह, दमन, इन्द्रिय-निम्रह, वर्णाश्रम पालन, 
गुरुपूजा, रामाश्रय की भावना जेसे गुणों के ज्ञान की ओर ही 
अधिक ध्यान दिया है क्योंकि यही गुण भक्ति के पथ को प्रशस्त 
करने वाले हैं । 


४-लगभग सभी स्थलों पर तुलसी अधिक से अधिक मौलिक 


( २०० ) 


होने की चेष्टा करते हैं। उनको कई सहायक भी मिल जाते हैं -- 
उनका अपना नेतिक दृष्टिकोण और काव्य का प्रयोग । 
६--अध्यात्मकार ने कथागप्रवाह का विशेष ध्यान नहीं रकखा | 
उनकी गीताएँ कथाप्रसंग को वड़ी देर तक स्थगित किए रहती हैं । 
तुलसी की शेज्ञी को हम संक्षेप रेली कह सकते हैं। उन्होंने कहीं- 
कहीं अध्यात्म की किसी गीता को उसी पूण रूप में परन्त आश्चये- 
जनक संक्षेप में हमारे सामने रक्खा है | उदादरण के लिए हम राम 
का बह उपदेश लेते हैँ जो उन्होंने वालि की मृत्यु के पश्चात्‌ तारा को 
दिया है ।--अध्यात्म में यह ज्ञानोपदेश २२ श्लोकों पर अवलम्बित 
है । जिनमें परिस्थिति का विशेष ध्यान न रख कर अध्यात्मकार तारा 
के मुख से दाशनिक प्रश्न कराकर राम से उसका समाधान कराता 
है. । तुलसीदास को यह बताने की चिन्ता नहीं है! कि जीव नित्य और 
चैतन्य रूप है फिर सुख-दुःखाढ़ि का सम्बन्ध किससे होता है ?” 
वह अत्यन्त संक्षेप में कहते हैं--- 
तारा विकल देखि रखबुराया। दीन्द ग्यान हरि लीन्ही माया || 
दवि6ति जल पावक गगन समीरा । पंच रहित अति अधम सरीरा || 
प्रगट सो तनु तव आगे सोवा । जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोबा ॥ 
उपजा ज्ञान ** >>० >००० ००० ० ००० ० १ ९--११ ( कि० ) 
७--तुलसी का उद्देश्य निगुण त्रह्म,. सगण ब्रह्म और दाशरथि 
राम में एकात्मता स्थापित करना है. ( निगुण त्रह्म--सगमुर्ण अहम ल+ 
दाशरथि रास ), एसीलिए उन्होंने दाशरथि राम में सगुण त्रह्म ओर 
निर्गुण ब्रह्म का निरूपण किया है। (निगुण ब्रह्म सगुण वपु- 
धारी रास )-- 
आदि अंत कोड जासु न पावा | सति अनुमानि निगम जस गावा ॥ 
विन्नु पद चलइ सुन विनु काना | कर विनु करम करइ विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | वितु वानी वकता बड़ जोगी॥ 
तन विनु परस नयन विन देखा | ग्रहद घान विन्नु वास असेसा ॥ 
असि सव भाँति अलोकिक करनी | महिमा जास जाय नहिं बरनी ॥ 


( २०१ ) 


जेहि इसि गावहिं वेद घुध जाहि धरहि' मुनि ध्यान । 
सोइ दशरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ता 
साधारण शब्दों में हम तरह्म को निरगुण अथवा सगुण कहते हैं, 
परन्तु वास्तव में वह अलौकिक है, अतः उसके गुण अलौकिक हैं; 
उन्हें उन शब्दों में प्रगट नहीं किया जा सकता जिनसे हम साधारण 
परिचित वस्तुओं के गुण प्रगट करते हैं । 
तुलसी का राम सम्बन्धी दृष्टिकोण, संक्षेप में इस प्रकार है-- 
निगुस रूप ब्रह्म की ज्ञानी वन्दना करते हैं; सगुण रूप का मुनि ध्यान 
करते हैं; चही दशरथ-सुत राम हैं. जो भक्तों के लिए अवतीण हुए हैं। 
त्रह्म वास्तव में “अगुण अरूप अलख” है. परन्तु प्रेम के कारण भक्त 
उसमें गुणों का आरोप कर लेते हैं, ओर वह सगुण रूप सी भक्त 
की भावना ओऔर तनन्‍्मयता के कारण उतना ही सत्य है. जितना 
निगुण । भक्त की भावना ही अच्यक्त ब्रह्म के व्यक्तीकरण ( स्थूली- 
करण ) का कारण हे-- 
अगुण अरूप अलख अज जोई। 
भगत श्रेंस वस सगुन सो होई ॥ 
जो गुन रहित सगुन सोइ कैसे। 
जलु हिम-उपल विल्लग नहिं जैसे ॥ 
८--अध्यात्म रामायण में दाशरथि रास को विष्णु का अवतार 
माना गया है | तुलसी राम को विष्णु का अवतार भी मानते हैं। इस 
प्रकार उनके परमत्रह्म रास विष्णु भी हो जाते हैं और तब वे उन्हीं 
की तरह आयुधों और श्रीव॒त्स से भ्रूषित होते हैं। बास्तव में विष्णु 
को परत्रह्म, अव्यक्त, अनादि सत्ता के वरावर अध्यात्म में ही रख दिया 
गया है, और इसलिए तुलसी को कोई अड्चन नहीं पड़ी । 
परन्तु भावना की ऊँचाई पर पहुँच कर वे रास को विष्णु से 
ऊँचा ही मानते हैं, वहाँ ( विधि हरि रूद्र नचाचन हारे ) अध्यात्म का 
प्रभाव छूट जाता है. । यह सब होते हुए भी तुलसी ने अपने अध्यात्म 


( २०४५ ) 


में एक महत्‌ नवीनता रखी है | उनके मत में राम का नाम उनसे भी 
बड़ा है। अतः “शब्द ब्रह्म”? ( “राम” ) सर्वोपरि हैं । 

जो हो, मानस का अधिकांश भाग दाशरथि राम की भक्ति के 
प्रचार के उत्साह से ही व्याप्त है | 

६---अध्यात्म रामायण के विरुद्ध तुलसी ने ऐसे अनेक प्रसंगांतर 
विपयों को भी रामगीताओं में स्थान दिया हे जिनसे उनके अध्यात्म - 
जगत्‌ पर विशेष प्रकाश पड़ता है। ये विपय हँ--अह्य-सेवा, संत- 
असंत, संतों के गुण, अध्यात्म की दृष्टि से स्री की अवहेलना का 
उपदेश ( नारदगीता ) ओर भक्ति तथा ज्ञान के उचित स्थान का 
निरूपणु | 

तुलसी के दाशनिक सिद्धान्त किस दर्शन सम्प्रदाय को मान कर 
चलते - हैं, इसमें मतभेद है। (१) श्री एकरसानन्द सरस्वती, * 
विजयानन्द त्रिपाठी? आदि सज्जन उन्हें शांकर अद्वोत का समर्थक . 
मानते हैं । पं० गिरिधर शर्मा ने तो यहाँ तक कहा हे--“दावे के 
साथ कहा जा सकता है. कि शांकर अहछ्त के विरुद्ध पड़ने वाले 

साम्प्रदायिक विचार रामायण में हैं ही नहीं ।?१ (२) कुछ सज्जन 

अधिक सतेक हैं। उन्होंने केवल यह स्वीकार मात्र किया है कि 
रामायण सें कई जगह शंकराचाय का मत अहम किया गया है।*४ 
(३) श्री जयरासदास दीन! और श्रीरामपदार्थ दास आदि तुलसी 
को विशिष्टाह्न तवादी मानते हैं ।५ (४) कुछ विद्वानों का कथन है' 
कि तुलसी ने दशन-घाराओं का सामझस्य उपस्थित किया है ।६ 


१--कल्याए?, १३, २ 
- २--वही 

३--४० अ०, शरा भाग 

४--नगेन्द्रनाथ वसु ; (हिन्दी विश्व-कोष,” भाग ६, पृ० ६८६ 
ई--“कल्याण? : वेदांतांक, प० ६०१ 

६--लाला सीताराम 


( २०३ ) 


(४) श्री रामदास गौड़, ओर रामनरेश त्रिपाठीः शश्नृति विद्वानों 
का कहना है कि तुलसी ने दाशनिक भावों की अवतारणा के लिए 
ही रामचरितमानस के चार घाटों की कल्पना की है'। प्रत्येक घाट 
पर वक्ता के द्वारा एक विशेष दर्शन सम्प्रदाय के मत का प्रतिपादन 
किया गया है | (६ ) एक मत यह भी है. कि गोस्वासी जी का कुकाव 
यदत्यपि अद्वीत की ओर है तथापि हैँ वे विशिष्टाह्रोतवादी ।१ (७) एक 
महत्त्वपूर्ण मत पं० रासचन्द्र शुक्ल ने उपस्थित किया है--“परमार्थ 
दृष्टि से--शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से+तो अद्वोत मत गोरवामी जी को 
मान्य है, परन्तु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धान्त के अनुसार भेद 
करके चलना वे अच्छा समभते हैं ।”४ डा० बलदेवप्रसाद मिश्र 
इस मत के समथक हैं ।५ 

संक्षेप में, तुलसी के दाशेनिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में यही सतवाद 
प्रचलित है । 

दर्शनशासत्र के अन्तर्गत ब्रह्म, जीव, माया की स्थिति, प्रकृति 
अथवा संसार की सत्यता-असत्यता, मोकत्त ओर मोक्ष के साधन इन 
वातों पर विचार किया जाता है । नीचे हम यही शीपक देकर तुलसी 
के कुछ विचार देंगे :-- 

व्रह्म 


ब्रह्म निगुण भी है, सगुण भी | उसके ये दो रूप हैं। दोनों 
रूपों में ब्रह्म व्यापक और निराकार है।। सगण ब्रह्म अन्तर्यामिन्‌ 
भी है| दोनों अ्रह्म, ( निर्गुग और सगुण ) अवतार लेते हैं। तुलसी 
को सगुण रूप अधिक प्रिय है.। उनके मत में सगुण और निगुण 

१--रामचरितमानस की भूमिका 

२--रामायण टीका की भूमिका 

र--डा० ग्रियर्सन 

४--तु० अं०, ३रा भाग, पू० १४५ 

५--तुलसीदर्शन', पृ० २१३ 


( २०४ 2 


रूप में विशेष भेद नहीं। निर्गुण ही भक्त की धारणा में (या उसके 
प्रेमचश ) सगण सुन्दर रूप धारण कर लेता है जो अधिक सरल है । 
परन्त यह सगण रूप भी रूप-विशेष ( विष्ण ) ओर अवतार-विशेष 
( राम ) के रूप में अधिक सुलभ है। वास्तव में ब्रह्म के निग ण, 
सगगण, ( महा- ) विष्ण और राम रूप एक ही है। यह केवल जल का 
अधिक अधिक घनत्व ओर रूप प्राप्त करने जैसा है । तुलसी इसमें 
से प्रत्येक के लिए राम शब्द का ही प्रयोग करते हैं, अतः उनकी 
परिभापा में हम ब्रह्म ( राम ) के इन रूपों को निग॒ ण राम, सगश 
रास, सहाविष्ण रास और अवतारी राम कह सकते हैं । 
ईश्वर 

ईश्वर की कल्पना दाशनिक नहीं, धार्मिक है। यह निरुपाधि 
ब्रह्म का ही नाम रूपमय छपाधियुत रूप हे । इसी रूप में ब्रह्म कर्ता- 
धघर्ता है । उपाधि रहित ब्रह्म कठृत्व से परे है, परन्तु ईश्वर बनन्‍्ध- 
मोज्षप्रद, सवेपर ओर माया-प्रेरक है | तुलसी “ईश्वर” या “ईश” 
शब्द का अ्योग ब्रह्म के साम्यवाची के रूप में भी करते हैं। 

जीव 

(१) जीच अद्म ही है। ब्रह्म ओर जीव में कोई भेद नहीं। जीव 
ईश्वर की तरह ही अजन्मा, नित्य, निर्विकार है, परन्तु वह माया 
के बश में हाकर अपने ईश रूप को नहीं जान पाता था भूल जाता 
है । (२) जीव अनेक £।(३) जीव स्वतंत्र नहीं है। माया उसे 
घमाती रटती है । भगवान की ऊृपा के त्रिना जीब का साया के चक्र 
में छटकारा पाकर ईश्वर रूप हो जाना अमसम्मव हे। जीव ओर 
श्राय की विभिन्नता का कारण माया का नार्श हरि की कृपा के बिना 
नहीं ही सफता | इस हृष्टिकोगै से कदम और जीव भिन्न-मिन्न हैं । 
थ्रष्ा ग्रीर जीव के इस भेद का कारगा असभिमान ( अद्ृकार ) है। 
इुसफा लाश भक्ति से होना ढे। अतः भक्ति ईश्वरन्प्राप्ति का 
साथन है । 


( २०४ ) 


ग्राया 
. (१) सृष्टि की विवते रचना का कारण साया है। (२) सांसा* 
रिकता (में औ मोर तोर तें ) माया. है। इसे हम अविद्या भी कह 
सकते हैं।(३) वह विचर्त में सतप्रतीति की सामथ्य रखती है । 
(४) माया मूलतः जड़ है। हरि आश्रित है। असत्य है। परन्तु 
ब्रह्म पर आश्रित डोने के कारण सत्य जान पड़ती है। इस प्रकार 
माया बस्तुतः मिथ्या है, परन्तु मिथ्या होने से कुछ नहीं होता क्‍योंकि 
वह उतले पर भी भय उत्पन्न करके दुःख देती ही है। ( ५ ) गुण-दोष, 
नामरूप सायाकृत है।(६) यह माया श्रीरामचन्द्र ( ब्रह्म ) की 
दासी है, वे लट की तरह उसे नचा सकते हैं। (७) माया के इन्द्र- 
जाल का परिहार राम-कृपा से ही हो पाता है । (८) माया और भक्ति 
में भक्ति ईश्वर को अधिक प्रिय है। माया भक्ति के आगे अपने 
इन्द्रजाल का विस्तार नहीं करती । (६ ) माया के दो रूप हैँ (क) 
विधा--इस रूप में माया विवर्ति के द्वारा सृष्टि की रचना करती है । 
समस्त गुण इसके वश में हैं। परन्तु यह स्वतन्त्र नहीं, इसका बल 
हरि पर आश्रित है । वैसे यह वलहीन जड़ है| ( ख ) अविया--इस 
रूप में माया अत्यन्त दुःख देने वाली है । इसके द्वारा सनुष्य आवागमन 
में पड़ा रहता है। सांसारिकता का कारण यही है । 
ा .भऊति 
* प्रकृति और उसके तत्त्वों से उत्पन्न यह संसार सत्य है (हो ताहे त), 
असत्य - है. ( अद्वौत ) या -सत्यासत्य दोनों है (विशिष्टाह्नत ) । 
सुलसी से विश्व को श्रह्मरूप ही माना है और उसी आम्रह से प्रणाम 
किया है । इस हृष्टिकोण से प्रकृति सत्य है-- 
अव्यंक्तमूलमानादि तरु त्वचः चारि निमसागम भने। 
घट कंध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने॥ 
फल जुगल विधि कट सधुर वेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे। 
 पलल्‍्लत फूलत नवल लित संसार विटप नमासहे ॥ 


( २०६ ) 


विराट रूप की कल्पना के पीछे भी इसी तरह की भावना है। 

परन्तु यह दृष्टिकोश ब्रह्म की दृष्टि से है। मनुष्य ( जीव ) की 
दृष्टि से तुलली संसार को अदूधुत ( अनिवेचनीय ) मानते हैं। 
विनयपत्रिका में उन्तका एक पदे हैं--- 

केसव कहि न जाय का कहिए। 

देखत तब रचना विचित्र अति समुझ्ति सनहि सन रहिए ॥ 

सून्‍्य भीति पर चित्र रंग नहि तनु बिनु लिखा चितेरे | 

( आमास मात्र जैसे सीप में चाँदी ) 
धोए मिटै न मरे भीति दुख पाइय यहि तनु हेरे ॥ 
( सत्य-असत्य ) ( सत्यता का अनुभव ) 
रविकर नीर बसत अति दारुन सकर रूप तेहि माँदी | 


( असत्य ) 
बदनहीन सो असे चराचर पान करन जे जाँही ॥ 
( अनुभव में सत्य ) 


कोड कह सत्य श_ूँठ कह कोऊ जुगल प्रबल करि माने । 
(द्वैत ) ( श्रद्देत).. ( विशिशक्वेत ) 
तुलसिदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहिचाने॥ 
(तीनों दृष्टिकोण अपूर्ण, अतः भ्रम हैं ) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसीदास तीनों प्रचलित वादों को 
भ्रम मानते हेँ। विवर्तेवाद, परिणामवाद इत्यादि वाद” उनके 
हृष्टिकोण पर पूरे नहीं उतरते । उनका मन्तठ्य है. कि यह 
कौतुक--खेल--रहस्थात्मक है, बुद्धि और उसके द्वारा स्थापित वादों 
के परे है। इस पद से किसी भी दाशेनिक मतवाद की पुष्टि 
, नहीं की जा सकती। यह तुलसी का मौलिक दृष्टिकोण हैः जो उनके 
उस दृष्टिफोश से मिलता-जुलता हे जिससे वह रामलीला को देखते 
ध। डा० रामकुमार वो लिखते हैं--इस पद से ज्ञात होता 
है कि वे शंकर के श्रद्ग तवाद के प्रतिपादक होते हुए भी उसे भ्रम 


( २०७ ) 


मानते थे,” परन्तु सच तो यह है कि उक्त पद से ऐसा कोई भी 
सनिष्कषे नहीं निकाला जा सकता। 
मोक्ष और उसके साधन 
मोक्ष के तीन रूप तुलसीदास को स्वीकार हैं--सायुज्य, सारूप्य, 
सालोक्य । भक्त की भावना ओर साधनावस्था की दृष्टि से इनमें से 
कोई एक रूप उसे प्राप्त होता है। सगुण भक्त होने के कारण तुलसी 
को सालोक्य विशेष प्रिय है । 
तुलसी ने मोक्ष के दो साधन माने हैं, चेसे हिन्दू चिंतन में मोक्ष 
के तीन साधन हैं--कर्म, ज्ञान और भक्ति, परन्तु तुलसी ने कर्म को 
विशेष महत्त्व नहीं दिया है उनके लिए ज्ञान ओर भक्ति ही मान्य है । 
ग्यान सोच्छुप्रद्‌ वेद! चखाना । 
ज्ञान का अर्थ है आत्मानुभव अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म के भेद 
का नाश | 
सोहमस्मि इति बूत्ति अखंडा। 
दीपसिखा सोह परम प्रचंडा॥ 
असम अनुभव सुख सु प्रकासा। 
तव भव मूल भेद भ्रम नासा॥ 
भक्ति की मान्यता तो रामचरितमानस में अनेक स्थानों पर है। 
परन्तु तुलसी ने दोनों में विचित्र सामःजस्य उपस्थित किया है। 
भक्ति ओर ज्ञान में कोई भेद नहीं, क्‍योंकि दोनों का लक्ष्य और 
परिणाम एक है, परन्तु भक्ति सुगम है ओर ज्ञान दुले भ । भक्ति में ज्ञान 
ओर विरति को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है । एक प्रकार से यह्‌ 
दोनों भक्ति के निचले अंग या उस तक पहुँचने के सोपान-दंड बना 
दिये गये हैं ओर इस तरह उन पर भक्ति की महत्ता प्रतिपादित 
की गई है। 


दोनों के साधन भी लगभग एक हैं। ज्ञान के साधन हें--योग 


१-- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मकु इतिहास,” पु० ४६८ 


( श०८ ) 


गुरु, विराग, सत्संग, भक्ति ( रास-प्रेम ) | भक्ति के साधन अनेक हैं, 
जिनमें प्रसुख हें--श्रद्धा और विश्वास, विवेक और बैराग्य और प्रभ्रु- 
प्रेम, नाम-जप, सत्संग, ग्रेमासक्ति ।१ दोनों के लिए हरि कृपा अपेक्षित 
है,* ज्ञान के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है'। परन्तु गोस्वामी जी के 
अनुसार उसकी प्राप्ति भी भगवान्‌ की अनुकम्पा से ही होती है (१ 

तुलसीदास के समय में साधना की दो और पद्धतियाँ--बैराग्य 
ओर ज्ञान ( विवेक ) की--थीं | तुलसी ने अपने भक्ति-पथ में उन्हें 
भी सम्मिलित कर लिया । उन्होंने भक्ति को आत्मानुभूति पर आश्रित 
वैयक्तिक साधन नहीं रहने दिया, वरन उसमें ज्ञान को महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया । भगवान्‌ ने कहा है, “ज्ञानी भक्त मुझे विशेष प्रिय है ।” 
इस प्रकार ज्ञान और बैराग्य की दो धाराओं को आत्मसात्‌ करने 
से तुलसी की भक्ति को विशेष बल मिला । 


घामिक सिद्धान्त 


तुलसी के धार्मिक आदर्शों ओर सिद्धान्तों के अध्ययन करने के 
लिए वेराग्य-संदीपिनी, रामचरितमानस और विनयपत्रिका ये तीन 
ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं । श्री वलदेवप्रसाद मिश्र ने अपने त्न्थ “ुसली- 
दर्शन” में रामचरितमानस के आधार पर इस विपय में विशेष 


१--तुलसीदर्शन?, ७वाँ परिच्छेद 

जोग ते ग्याना ( तु० औ० ३ ०८-४ ) 

विनु गुर होइ कि ग्यान | ( ४८३-८ ) 

ग्यान कि होइ विराग बिनु ( ४८३-८ 

बिनु सतसंग विवेक न दोई | ( ४-२१ ) 

जोंग कुजोगु ग्यान अग्वानू 

जईँ नहिं राम ग्रेम परघानू । ( ८२-१५ ) 
२---सी जानइ जेद़ि रेहु जनाई । जञानत तुम्दद्दि तुम्दद्धिं दों जाई ॥ 
३--विशेष अध्ययन के लिए. मानस का श्ञानदीयक प्रकरण देखिए | 


( २०६ ) 


ध्यध्ययन उपस्थित किया भी है। इस अध्याय में अनेक स्थाने, 
हम उनके ऋणशी हैं । 


घामिक क्षेत्र में तुलसी ने वही काम किया जो दाशनिक क्षेत्र में 
उनसे दी शताब्दी पहले रामासुजाचाये कर चुके थे। रामानुज ने 
जनमत में प्रचलित सभी धर्मं-उपासनाओं को अपने दाशेनिक चिंतन 
में स्थान दिया ओर उन्हें शास्र का सहारा देकर ऊपर उठाने की 
चेष्टा की | इसी तरह तुलसी ने भी विभिन्न उपासना पद्धतियों, उपास्य- 
देवों और धार्मिक मतों में सामथःजस्य उपस्थित किया । 


उस समय की धार्मिक स्थिति विचित्र थी | छोठे-मोदे अनेक धर्म- 
सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे। शेब, शाक्त, पुष्टिमार्गी, रामभक्त, गोरख- 
पंथी ( जोगी ), सूफी संत (निराकारवादी ), स्माते ( पंचदेवों के 
उपासक ) और विन्दुमाधव, सूर्य आदि अनेक देवी-देवताओं के 
ज्पासक धम के क्षेत्र को विभिन्न टुकड़ियों में वाॉँटे हुए थे। हिन्दी- 
प्रदेश में शैव, शाक्त, पुष्टिमार्गी और संतों की प्रतिद्वन्द्रिता थी । 
तुलसी ने पहले तीनों को अपने स्माते बैष्णब धर्म में मिलाने की 
चेष्टा की । रामचरितमानस के द्वारा विभिन्न धार्मिक मतों को एक 
घाट पर लाने का स्तुत्य प्रयत्न किया । 


सारे रामचरितमानस में शिव को प्रमुखता दी गई है :-- 

१-शिव राम के सब से बड़े भक्त हैं । 

२--राम और शिव परस्पर ऐक दूसरे की चन्दना करते हैं। 
दोनों एक दूसरे को गुरु मानते हैं । 

३--तुलसीदास रामकथा को शिव के मुंह से ही कहलवाते हैं । 

४--राम शंभ्ुु की स्थापना करते हैं और शिवभक्ति की महिमा 
स्वीकार करते हैं । 

४--शिव-विवाह और पावेती-परिणय की कथा को रामचरित- 
मानस में स्थान दिया गया है, यद्यपि इसकी विशेष आवश्यकता 
नहीं थी । 


0०९० 


( २१९० ) 


“इसके अतिरिक्त तुलसी ने स्वतंत्र रूप से इस प्रसंग पर “'पावेती- 
संगल” की सवना की है । 

रामचरितमानस में तुलसीदास शक्ति की प्रार्थना के लिए 
स्थान निकाल लेते हैं !! विनयपत्रिका में तो इस सम्बन्ध में कितनी 
अन्य रचनाएँ मिलती हैं । 


(१) पुष्टि या ईश्वरानुग्रह पर बल ओर (२) बाल-रूप की 
डपासना । तुज्लसी ने स्थान-स्थान पर रास के अनुग्नह का कथन किया है । 
जितले ऋषि-मुनि रास के सम्पक सें आते हैं वे उनसे कृपा की ही याचना 
करते हैं।र बाल-इष्टदेव-पूजा का एक प्रा प्रसंग काकभ्लुशुण्डि के 
चरित्र में मिलता है ।१ स्वयम्‌ शिव को वाल-रामोपासक सिद्ध गया 
है ।४ पुष्टिसार्ग ऋष्ण को केन्द्र सान कर चलता है।। तुलसी ने 
स्वतंत्र रूप से कऋृष्णगीतावली की रचना कर डाली है. 

१--नहिं तव आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाव वेद नहिं जाना ॥ 
भवभय विभव पराभव कारिनि | विस्व विमोद्दिन स्वत्रस विहारिनि ॥ 
२--अब करि कृपा देहु वर एहू | निज पद सरसिज सहज सनेह ॥ 
सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहिं तुम्हहिं होइ जाई ॥ 
तुम्दरिहि कृपा तुमहि रघुनन्दन | जानति भगति भगत उर चन्दन ॥ 
सुख भगति मनि उर बस जाके | दुख लवलेस न सपनेहुँ ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेद जग माहीं | जे मनि लागि सुजतन कराहीं | 
सो मनि जद॒पि प्रगयट जय अदहई | राम क्रपा बिनु नहि कोउ लहई || 
३--जत्र जब राम मनुज तन धरद्वीं। भगत हेतु लीला बहु करहीं ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। वालचरित बिलोकि द्र्पार्क ॥ 
जन्म महोत्तव देखें जाई। वरप पाँच तहँ रहे लोभाई 
इष्टदेव मम बालक रामा | सोमा वषुष कोटि सतकामा ॥ 
निज प्रभ्म॒ बदन निद्धारि निद्धरी । लोचन सुफल करँ उरगारी ॥ 
लघु बायस बपु घारि इरि संगा | देखर्ड बाल चरिंत बहु रंगा ॥ 
(3० /85४---७५ ) 


( २११ ) 

तुलसी का धर्म रामभक्ति है । उनका रासचरितमानस भक्ति-काव्य 
है या भक्ति-महाकाव्य है । इस भक्ति के स्वरूप का निर्धारण करना 
आओऔर सक्ति रस के आलम्वन भगवान रामचन्द्र के रूप' और गण की 
कथा कहना तुलसी का मंतठ्य हे। भक्ति ही तुलसों का अभिमत 
सिद्धान्त है, दशन नहीं, यह अनेक प्रकार से स्पष्ट है रे 

१--प्रत्येक कांड के मद्गलाचरण में राम-भजन अथवा रामभक्ति 
का ही प्रतिपादन किया गया है ।* 

२--मानस में जो ऋषि-मुनिः , देवता३ , धर्म ग्रन्थ* अथवा पात्र+ 
रास के सामने आते हैं, वे उनसे उनकी भक्ति का ही वरदान 
माँगते हें | 

३--तुलसीदास राम६ अथवा अन्य देवताओं से» राम की भक्ति 
माँगते हैं। अन्य व्यक्तियों की वन्‍्दना वे उनके रामभक्त होने के 
नाते ही करते हैं । 


१--यत्यादप्लवमेकमेव द्वि भवांभोधेस्तितीर्पावताम | 


बन्देदे तमशेपकारणपर रामाख्यमीशं हरिम्‌ | . (बआलकांड ) 
सुखाम्बुजभ्री रघुनन्दनस्य में सदास्तु सा मम्जुलमंगलप्रदा | 

( अयोध्याकांड ) 
सीतालचमणसंयुत्त पथिगतं रामामिराम॑ भजे |  ( अरण्यकांड ) 


सीतान्वेषणतत्यरौ पयिंगती मक्तिप्रदी तौ द्वि न: । ( किष्किन्धाकांड ) 
*  बन्देंह करणाकर खुबरे भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुज्षव निर्भरां में | ( सुन्दरकांड ) 
जानकीकरसरोजलालितो चिन्तकस्य मनभुज्जसद्धिनो | (उत्तरकांड) 
२--सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। 
सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु॥ 
( स्वायंभुव मुनि, बा० १५० ) 
बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न माँगठं बर, आना | 
पद कमल पराग रस अनुरागा मम्र मन मधुप करे पाना ॥ 
( ऋषिपत्नी अहल्या, बा० २१० ) 


( २१० ) 


'इसके अतिरिक्त तुलसी ने स्वतंत्र रूप से इस प्रसंग पर “पावती- 
मंगल” की सवना की है । 

रामचरितमानस में तुलसीदास शक्ति की श्राथना के लिए 
स्थान निकाल लेते हैं !! विनयपत्रिका में तो इस सम्बन्ध में कितनी 
अन्य रचनाएँ मिलती हैं । 

(१) पुष्टि या ईश्वरानुग्रह पर बल और (२) बाल-रूप की 
उपासना | तुलसी ने स्थान-स्थान पर राम के अनुग्रह का कथन किया है | 
जितने ऋषि-मुनि राम के सम्पक में आते हैं वे उनसे कपा की ही याचना 
करते हैं ।* बाल-इष्टदेव-पूजा का एक पूरा प्रसंग काकभ्लुशुण्डि के 
चरित्र में मिलता है ।१ स्वयम शिव को बाल-रामोपासक सिद्ध गया 
है. ।४ पुष्टिमार्ग कृष्ण को केन्द्र मान कर चलता है। तुलसी ने 
स्वतंत्र रूप से ऋष्णगीतावली की रचना कर डाली है । 

7 नहिं तब आदि मध्य अवसाना | अमित प्रमाव बेद नहीं जाना ॥ 
भवमय विभव पराभव कारिनि | त्रिस्व विमोद्दिन स्वत्नस विहारिनि ॥ 
२--अब करि कृपा देहु वर एहू | निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥ 
सो जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्हहिं त॒म्हहिं होह जाई ॥ 
तुम्दरिद्दि कृपा तुमह्दि रघुनन्दन | जानति भगति भगत उर चन्दन ॥ 
सुख भगति मनि उर बस जाके | दुख लवलेस न सपनेहँ ताके ॥ 
चतुर सिरोमनि तेइ जग माही | जे मनि लागि सुजतन कराहीं ॥ 
सो मनि जद॒पि प्रगट जग शअ्रद्ई | राम कृपा बिनु नदिं कोउ लहई ॥ 
३--जग्र जब्र राम मनुज तन धरदीं। भगत हेतु लीला बहु करी ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित बिलोकि हृस्पाऊँ॥ 
जन्म मद्दोत्तव देखे जाई। बरप पाँच तहँ रहें लोभाई ॥ 
टदेव. मम बालक रामा | सोमा बपुपषर कोटि सतकामा ॥ 
निम प्रम॒ बदन निद्दारि निदारी | लोचन सुफल करें उरगारी ॥ 
लघु बायस बयु घरि इरि संगा | देखर्ट बाल चरित बहु रंगा ॥ 

( उ० ७४-७५ ) 


( २९१ ) 

तुलसी का घर्म रामभक्ति दे । उनका रामचरितमानस भक्ति-काव्य 
है या भक्ति-महाकाव्य है । इस भक्ति के स्वह्प का निर्धारण करना 
ओर भक्ति रस के आलम्बन मगवान्‌ रामचन्द्र के रलूप'और गण की 
कथा कहना तुलसी का मंतठ्य है। भक्ति दी तुलसो का 'अभिमत 
सिद्धान्त है, दर्शन नहीं, यह अनेक प्रकार से स्पष्ट है| :--+ | « 

१--प्रत्येक कांड के मद्गलाचरण में राम-भजन अथवा रामभक्ति 
का ही प्रतिपादन किया गया है |! 

२--मानस में जो ऋषि-मुनिः , देवता? , धर्मग्रन्थ” अथवा पात्र+ 
राम के सामने आते हैं, वे उनसे उनकी भक्ति का ही वरदान 
माँगते हैं । 

३--तुलसीदास राम६ अथवा अन्य देवताओं से" राम की भक्ति 
माँगते हैं। अन्य व्यक्तियों की वन्‍्दना वे उनके रामभक्त होने के 
नाते ही करते हैं। 


१--वद्यादप्लवमेकमेव दि भवांभोधेस्तितीपविताम्‌ । 


बन्‍्देश  तमशेपकारणुपर रामाख्यमीशं हरिमू॥ . (ब्रालकांड ) 
सुखाम्वुजभ्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मज्जुलमंगलप्रदा | 

( अयोध्याकांड ) 
सीतालचमगुसंयुतं पथिगत॑ रामामिराम॑ मजे |. ( अरण्यकांड ) 


सीतान्वेपणतत्परी पथिगती भक्तिप्रदौ तो दि नः । ( किष्किन्धाकांड ) 

वनन्‍्देहं ककणाकर रघुवर भूपालचूडामणिम्‌ ॥ 

भक्ति' ग्रयच्छ रघुपुनज्ञच निम॑रां में | ( सुन्दरकांड ) 

जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनमुद्भसद्चिनौ || (उत्तरकांड) 
२--सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु | 

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु॒ दमहि कृपा करि देहु॥ 

( स्वायंभुव मुनि, वा० १५४० ) 
बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न माँग बर आना | 
पद कमल पराग रस अनुरागा मम्र मन अधुप करे पाना ॥| 
( ऋषिपत्नी अ्रहल्या, बा० २१० 


प्रसीद मे नमामि ते | पदाम्बुजमक्ति देहि में ॥ 
. ( अन्रि, अरण्य ० ४ ) 
मम हिय॑ वसह्ु निरन्तर सग्रुन रूप श्रीराम । 
(शरभंग, अरण्य० २) 
अनुज जानकी सहित प्रभु चाप-बान-घर राम | 
मम हिय सदन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ 


( सुतीक्षण, अरण्य० १३ ) 
यह वर मागउेँँ कृपानिकेता | बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ 
आवधिरल भगति विरति सतसंगा | चरन सरोरुह प्रीति अभंगा || 

( अरण्य० १२ | ६) 
राका रजनी भगति तव राम नाम सोइ सोम | 
अपर नाम उड्ुगन विमल बसह्ुु भगत उर व्योम | 
: ( नारद, अरण्य० ४८ (क) ) 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहठि श्रीराम | 
( सनकादि, 3० ३४ ) 
नाथ एक बर मागर्दे राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रमु पद कमल ,कबहें घंटे जनि नेहु ॥ 
( वशिष्ठ, 3० ४६ ) 
भगत कल्पतर प्रगुद दित कृपासिन्धु सुखधाम | 
सोइ निज भगति मोदि प्रदु देहु दया करि राम ॥ 
( काकभु०, उ० ८४) 
इ--लापनायक दे वरदान मिर्द | चरनांगुज प्रेम सदा सुभद ॥| 
( श्रम, ल॑० ११२ ) 
देदटि अनुज समेत । 
मम दृदय करदू निकेत ॥ 
मोहि जानिये नित दास | 


४ अभगति श्मानियास ॥ ( इन्द्र, लैं० 


_्छ 
कि 
अच्छ्कि 
जे 
ह] 
जल 


( २९१३ ) 


बार बार बर माँग हृदयि देहु भौरक्ष | 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग ॥ 
( शंकर, उ० १४ (क) ) 
४--करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव यह बर माँगहीं | 
मम बचन कर्म विकार तजि तव चरन अनुणगहीं ॥| 
(वेद, उ० १२ छुं० ८ ) 
पू--ब्रार बार माँग कर जोरे। 
मनु परिहरद चरन जनि भोरे || ( जनक, बा० ३४श३ ) 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँती। 
सब तजि भजन करें दिनराती ॥ ( कि० ६॥११ ) 
जेहि जोनि जन्मी कर्मबस तहूँ रामपद अनुरागँ | 
( वालि, कि० छो० २ )* 
अब कृपाल निज भगति पावनी | - 
देहु सदा सिवर मन भावनी॥ ( विभीषण, सुन्दर० ४८४ ) 
६--कामहि मारि पिआरी ,जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
( उत्तर० १३० ) 
७--माँगत छुलतीदास कर जोरे। बसहिं रामसिय मानस मोरे॥ 
( वि० १०, गणेश से ) 
वेद पुरान प्रगट जसु जागे | तुलसी राम भगति बरु माँगे | 
( वद्दी, भगवान. भास्कर से ) 
देहु कामरिपु रामचरन रति तुलसीदास कहँ कृपानिघान । 
तुलसीदास जाचक जसु गावै | विमल भगति रघुपति की पावे ॥ 
तुलसीदास हरिचरन कमल वर देहु भगति अ्रविनासी । 
देद्दि कामरिपु श्रीराम पंकजे। भक्ति भय इरनि गत भेद माया ॥ 
( वही, शब्जूर से ) 
देहि या मोहि पन प्रेम यह नेम निज राम | 
४ घन स्थल ठुलसी पपीहदा | ( वही, भवानी से ) 


(| £9४ 9) 
एल्चलसी वा पान अस्य उववाओं थे गागमसति का सरदान 


रू 


माँगन £ । * 
9अ्ययय्ग सगधान घने मंद से प्रयनी भांति की मरा प्रति 
परादित करते है 77* राप्त के अति कायन करते हुए कफिमुनि मों यटा 


ः मर] थक ०+ आकर की  व्तबध उह लक कि अभी ४० 
सझ करन हैं, एं सानस के शारत पर्र्पर कथा पकने भे इसा 


पर चले नेते हैं ।' 
६“पन्य की फामिद्धि भी रामभक्ति है | - 


- गुलसी सब सीर वार सॉिरत स्मुडंस सौर विनरत मंच ४८ 
देह रुबीर पद प्रीति निर्मर माद | ( बढ़ी, गंगा से ) 
थ ञपनवा5: परिजन सरित बिदेह | शाहि राम पद गूर सनेद्र ॥ 
, मनवर्ठ अयम भगत के सरगना । जाम नेम बत जाई ने बरस ॥ 
गम सस्न पंकज समन जाम । लुगुभ मधुप इस लजद ने पासू ॥| 
प्रमयर्ठे पयनकुमार खल-बन पायक स्थानधन । 
जाम ददय शआगार बसहिं राम सर साथ भर ॥ 
बन्‍्दर्ड पद सरोज सब केरे। ने बिनु काम सम के नेरे॥ 
६--प्रथ ने भरम न काम रुचि गति चहीं निरत्रान | 
जनम जनम रति रामपद्‌ यह बरदानु न आन ॥ 
( भरत प्रयाग से, अयो० २१०४ ) 
१०--अचन करम मन मोरि गति मजन कर्िं निहकाम | 
तिन्‍्द के हृदय कमल महूँ करों सदा विभाम ॥ 
( लक्ष्मण से, अ्रण्य० १० ) 
नव महुँ एकठ जिन्‍्ह के होई। नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें | सकल प्रकार भगति हृद तोरे ॥ 
( शवरी से, अरण्य ३५।३-४ ) 
शुनागार संसार दुख रहित ब्रिगत संदेह | 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥| 
( नारद से, श्ररएय० ३६ ) 


( २१४ ) 


७--जैसा हम पहले कह चुके हैं रामचरितमानस के प्रत्येक पात्र 
के दो व्यक्ति हैं--एक भक्त का, दूसरा कथा के अनसार कर्मों द्वारा. 
निर्धारित | दूसर शब्दों में रामभक्ति रामचरितमानस के समस्त पात्रों 
में व्याप्त है। इस दृष्टिकोण से अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि 
परिवार के लोग, प्रजन, परिजन, ऋषि, मुनि, कोल, किरात, ऋच्ष , 
वानर ओर रासच्ष सभी राम के ईश्वरत्व से परिचित हैं. और राम की 
भक्ति का महत्व जानते हूं। स्वयम प्रतिनायक रावण भी यह बात 
जानता है, परन्तु यह जान कर कि तमसू-पर्ण देह से भजन होना 
सम्भव नहीं है इसलिए राम-लोक को प्राप्त करने के लिए ही उनका 
विरोध करता है। इसी से हम देखते हैं कि लक्ला-युद्ध के बाद 





मोटि मगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग। 
काय वचन मन मम पद करेस अचल अनुराग ॥ 
( काकमृशुण्डि से, ड० ८६५ ( ख ) ) 
११--जाहि न चाहिश्र कबहुँ कद्छु तृम्द सन सहज शृनेहु | 
चसहु निरंतर तातु मत सो राउर निज गेह॥ 
(वाल्मीकि, अयो० १३१ ) 
तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फल सुन्दर ॥ 
( वशिष्ठ, 3० ४६।१-२ ) 
१२--संब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजददि जेह्दि संत | 
( विमीपण-रावण्‌, सु० रे८ ) 
नाथ भजद्ुु रघुनाथद्दि अचल होइ अश्रद्दिवात | 
( मन्दोदरी-रावण, लं० ७ ) 
आव बस्य भगवान सुखनिधान कंझनाभंवन | 
त्तजि ममता मद मान भजिश्न सदा सीताखन ॥ 
( भुशुरिड-गरंड, उ० ६२) 
१३--रामचन्द्र के भजन त्रिदर जो चह पद निरबान। 
ग्यानवंत अ्रपि सो नर पसु बिन पू छ बिपान ॥ 
(वही, उ० छ८ ( क ) ) 


( २९६ ) 


राक्षसों के मन भी रामाकार हो गए ओर भत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से मुक्त होने: के कारण' रामचरितमानस के शत्येक चरण की 
परिणति रामभक्ति अथवा राम के धाम की प्राप्ति में हुई। 
इसे प्रकार हम देखते हैँ कि तुलसी के धामिक सिद्धान्तों में 
सब से महत्त्वपूर्ण रामभक्ति है जिससे उनका अन्थ श्रद्योपांत 
आप्लाबित है । 


'परन्तु रामभक्तिति की आवश्यकता किस लिए है ? तुलसी का मत 
है कि उसके बिना मनुष्य माया द्वारा उत्पन्न किए हुए दुःखों से 
छुटकारा ही नहीं पा सकता। मनुष्य'इस संसार को सत्य और चिरं- 
तन सममे हुए है । उससे उत्पन्न दुःख-सुख भी उसे सत्य हैं, परन्तु 
बास्तव में यह संसार और उसके दुःख-छुख माया-प्रेरित और असत्य 
हैं। यह भ्रम नष्ट हो जाने पर मनुष्य दुःख-सुख के ऊपर उठ जाता 
है,, परन्तु यह भ्रम हटना द्वी कठिन है । भगवान की कृपा के बिना 
इस भ्रम का नाश होना असंभव है ।१ भक्ति इस कृपा का ही व्यक्त 
हुप है'। माया भगवान्‌ की हो चेरी है । इसो ने मनुष्य को मोह 
लया है. ।* अतः माया के स्वामी रास के आश्रय में जाने पर ही निस्तार 
४ । आसक्ति, क्रोध, लोभ--ये इस साया के ही फंदे हैं। भगवदया 
पे ही इनसे मुक्ति हो सकती है ।३ 


१--रजत सीप महुँ भास जिमि तथा भानुकर वारि । 

जदपि मृषा तिह्-ें काल सोइ भ्रम न सकद कोउ ठारि ॥ 

एहि बिघि जग हरि आश्रित रहई | जद॒पि असत्य देत दुख अहई ॥ 

.जों सपनें सिर काटे कोई | बिनु जागे न दूरि दुख होई ॥ 

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाईं | गिरिजा सोहइ कृपाल रखुराई ॥ 
२--नाथ जीव तब माया मोहा | सो निस्तरद तुम्हारी छोहा ॥ 
३--अ्रतिसय प्रबल देव तब माया | छूटइ राम करहु जों छाया ॥ 


न ५८ डे वन 5 | नै ४ नै 


( २९७ ) 


काल, कर्म और गुण के बंधनों में चैधा हुआ मनुष्य दुष्प्रवृत्तिओों 
के चक्र में घुमता रहता है। इन बंधरनों से छुटकारा पाने के दो 
साधन ईहँ--ज्ञान और भक्ति । तुलसीदास भक्त्ति को प्रश्नय देते हैं । 
उन्होंने ज्ञान और भक्ति का अंतर विस्तारपूवंक दिया है।। उनके 
तरकों का सार इस प्रकार रक्खा जा सकता है :-- 


(१) ज्ञान का पंथ कठिन है, भक्ति का सुलभ और सुखद ।४ 


(२ ) ज्ञानी जब ज्ञान की चरमावस्था को पहुँच जाता है तब 
भी माया विघ्न करती रहती है: ओर उसे शीघ्र स्थान से विना प्रयास 
के ही स्खलित कर सकती है। ज्ञान पुरुष है, भक्ति ल्री है। माया 
भी सत्री है! ज्ञान माया से प्रभावित हो जाता है, भक्ति नहीं | ख्री 
ख्री के रूप से मोहित नहीं होती ।६ 


(३ ) ज्ञान का पंथ कृपाण की धार है । उस पर से गिरते देर 
नहीं लगती | उसमें सन को रोकने अथवा स्थिर रखने के लिए कोई 
अवलम्ध नहीं है ।७५ 


(४ ) भक्ति को भगवान ज्ञान से कहीं अधिक प्रिय मानते हैं । 
वास्तव में सक्तितहीन ज्ञान उन्हें प्रिय नहीं। 


नारि नयन सर जाहि न लागा | घोर क्रोध तम निधि जो लागा ॥ 

लोभ पाँस जेहि गर न बैंघाया | सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 

यह गुन साथन तें नहि होई । तुम्हरि कृपा पाय कोई कोई ॥ 
४--छलम सुखद मारंग मह आई | भगति मोरि पुरान . श्रुति गाई ॥ 

ग्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहूँ ठेका ॥ 

करत कष्ट बहु पाव कोऊ | भक्तिहीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥ 
५--विप्त श्रनेक करे तव माया। 


६--मग्रतिहि ग्यानहिं नहि कछु भेदा | उभय हरहि भव संभव खेदा )| 
नाथ मुनीस कहहैं कछु अंतर | सावधान सुन विहँगवर ॥ 
ग्यान विराग जोंग विग्याना | ए सब पुरुष सुन॒हु हरिजाना ॥ 


( २२१ ) 


परन्तु भाया लोभ आर इन्द्रियों के विषयों का सहारा लेकर उसे 
अंत में परास्त कर देती है । माया ईश के वश में है ।६ भगवान्‌ की 
अनुकंपा होते ही माया निर्वेल हो जाती है. तथा उसके द्वारा उत्पन्न 
मानस-रोग नष्ट हो जाते हैं।ये रोग हें--मोह, लोभ, काम, क्रोध, 
विपय-मनोरथ, समता, ईष्यां, हषे, विपाद, दूसरे का दोष देखना 
आदि । 
भक्ति के साधन अनेक हैं । तुलसी के लिए भक्ति इतनी सहज 
स्फ़॒जर्ति है कि प्रत्येक कम उनके लिए भक्ति प्राप्त का एक 
भक्ति के साधन साघन हो जाता है। अतः उन्होंने प्रत्येक पसंग में 
साधनों के सम्बन्ध में एक जेसी बात नहीं कही है । 
शवरी को कही गई नवधा भक्ति में साधन इस प्रकार हैँ--( १) 
सत्संग (२) कथा में रति (३) मान-रहित गुरु-भक्ति (४) कीतेन 
(४ ) जप, भजन (5 ) सन्‍्तवृत्ति (७) अनन्यवृत्ति (८) सन्तोष- 
वृत्ति और (६) भगवदवलम्ब ।* लक्ष्मण भक्तियोग में भी यही साधन 
कहे गये हैं, परन्तु उसकी एक विशेषता यह भी हे कि वहाँ अध्यात्म 
रामायणोक्त नवधा भक्ति की ही चर्चा नहीं हे, वचरन्‌ उसके साथ ही 
भागवतोक्त नवधा भक्ति की चचा ( 'सख्रवनादिक नव भगति दढ़ाही? ) 
हो गई है । साथ ही यह भी कह दिया गया है कि भक्ति के इन उभय 
प्रकार के नवधा साधनों के आधार-स्तम्भ हँ--( १ ) ज्ञान--जो विश्र _ 
चरणों में अति श्रीति करने से मिलता है ओर (२ ) वैराग्य--जो 
“धरम ते विरति” के सिद्धान्तानुसार श्रतिरीत्या निज निज कर्म भें निरत 
होने से आता है! तथा इन दोनों का भी मूलाधार है सत्संग क्‍योंकि 
संतों की अनुकूलता के बिना तो भक्ति मिल ही नहीं सकती ।३ 
१--मायाबस्य जीव अमिमानी | ईसबस्थ माया युनखानी ॥ 
परवस जीव स्वबस भगव॑ता | जीव अनेक एक श्रीक॑ता ॥ 
मुधा भेद जद॒पि कृत भाया । विनु हरि.जाइ न कोठि उपाया.॥| 
२--मानस-पीयूप”, रामदास गौड़, प्रृ० ६६७ . 
३--ुलसी-दर्शन?, प्० २६२ प् 


भ 


( रर२ ) 


“इस प्रकार उपरोक्त ९ साधनों के अतिरिक्त तुलसी को श्रवण, 
कीतेन, स्मरण, पादसेवन, अ्चन, वंदन, दास्य, सख्य ओर आत्म- 
निवेदन भी साधन के रूप में मान्य हैं १ डा वलदेवग्रसाद गुप्त के 
अनुसार वाल्मीकि जी ने रामचन्द्र जी को जो चौदह निवास-स्थान 
वतलाए हैं, वे १४ प्रकार की भक्ति-साधनाओं को ही सामने रखने 
हैं। ये साधन इस प्रकार हैं-- 

(१) श्रवण (२) दशेन ( ३) भजन (४) सेवा (४ ), गुर 
भक्तिपूवेंक जप ( ६ ) निरविकार भाव ( ७ ) अनन्य शरणागति (८) 
कामिनी-कांचन में अनासक्ति ( ९ ) भगवान्‌ को ही सब कुछ सममना 
( १० ) परितप्त ( ११ ) विनम्र विश्वास ( १२ ) ऐश्वर्य त्याग ( १३ ) 
मुक्ति के लिए लौलुपता नहीं ( १४ ) निरीह सहज स्नेह । 
परन्तु तुलसी को इन्हीं साधनों पर विशेष आग्रह नहीं है। बे कहते हैं--- 
१-जप तप सख सम ज्ञम त्रत दाना | विरति विवेक जोग विग्याना ॥| 

सब कर फल्न रघुपत्ति पद प्रेमा | तेहि बिन कोड न पावइ छेमा ॥ 
र२ूवेद पुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल रास सनेह ॥ 
३--जप तप नियम जोग निज धरमा । ख्रति संभव नाना सुभ करमा ॥ 

ज्ञान दया शम तीरथ मज्जन | जहँलगि धर्म कहत म्रुति सज्जन! 

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका !! 

तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फलु सुन्दर || 
४--वीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई ॥ 

नाना करमस धरस त्रत दाना | संजम दम जप तप मख नाना ॥ 

भूतदया द्विज गुरू सेवकाई | विद्या विज्नय विवेक बड़ाई॥. 

जहँ लगि साधन वेद वखानी | सब कर फल हरि भगति भवानी । 

१--श्रवणु कीर्तन विष्णेः स्मरण पादसेवनम्‌ | 

श्रर्चन॑ वन्दनं दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदन | 
( श्रीमदभागवत, ७-५ २३ ) 


( २०३ ) 


धान-दीपक प्रसंग में भक्ति मणि और मानस-रोग प्रकरण में 
भक्ति संजीवनी वटी सम्बन्धी चौपाइयों में क्रमशः '( £ ) सद्अन्था- 
नुशीलन (२) सुमति ( ३ ) विरति विवेक ( ४) सदभाव, और (१) 
गरूवाक्य में विश्वास ( ज्ञान ) (२) विषयों से निवृत्ति ( बैराग्य ) 
ओर (३ ) श्रद्धापर्ण हरिसक्ति की चर्चा है। इन दोनों प्रसंगों में 
ज्ञान और वैराग्य--विवेक ओर विरति--को प्रयाप्त महरच दिया 
गया है ।” इन प्रप्तंगों को देखने से विदित होता है. कि गोस्वामीजी 
ने ज्ञान ओर वेराग्य को भी भक्ति के साधनों में अच्छी प्रधानता 
दी है. ।” 
सच तो यह है कि तुलसी ने उन सब साधन-क्रियाओं को गअहण 
कर लिया है जो किसी भी प्रकार श्रतिसम्मत हैं| उनमें यदि राग को 
स्थान मिला है तो विरति और विवेक ( ज्ञान ) को भी-- 
है श्रुतिसम्भत हरिभक्ति पथ संजुत विरति विवेक । 
तेहि न चलद्दि नर मोह बस कलपहिं पंथ अनेक || 
उनकी भक्ति की कल्पना में दृदय-तत्व की इतनी प्रमुखता नहीं है. कि 
वे ज्ञान को तिलांजलि दे दें। वास्तव में उन्होंने ज्ञान और वैराग्य 
को भक्ति के प्रमुख साधन एवं भक्ति के पूवे की अवस्था माना है-- 
मरसी सज्जन सुमति कुदारी | ग्यान विराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोदूइ जो प्रानी | पाव भगति मनि सब सुखखानी ॥ 
( ४०३, १-र ) 
विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जइ पाइय सो हरिभगति देखु *खगेस विचारि॥ 
( ४०३, ९-१० ) 
भक्त के लक्षण... उेगसीदास भक्त ओर संत को एक मानते हैं । 


उन्होंने उनके लक्षण विस्तारपूर्वंक लिखे हैं, वे इस 
प्रकार हैं--* 


१---6लसी-दर्शन, पृष्ठ २६७ 
२--पौरगीता, उ० ४६ 


( शर२४ ) 


(१) सरल स्वभाव (२) शुद्ध मन ( न मन कुटलाई ), (३) 
संतोषी ( जथा लाभ संतोष सदाई ), (४) ईश्वर में अनन्य भाव _ 
( मोर दास कहाय नर आसा ), ( ४ ) वैर-विश्नह-रहित (६) विरागी 
(आस न), (७) त्रास रहित (८) निरानन्द्मय ( सुखमय ताहि 
सदा सब आसा ), (९) अनारंभ ( १० ) अनिकेत ( ११ ) अमानी 
( १२) अनघ ( १३ ) अरोप ( १४ ) दक्ष (१४) विज्ञानी ( १६) 
प्रीति-सदन ( १७ ) सत्संगी ( सज्जन संसर्गां ), ( १८ ) त्यागी ( न 
सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ), ( १९) भक्ति पक्त में भी हठी ( भगति 
पच्छ हठ ) (२० ) शाढ्थ-रहित ( नहि शठताई ), ( २९१ ) श्रद्धालु 
( तके से दूर, दुष्ट तक सब दूरी वहाई ), ( २२ ) राम के गण शाम में 
लीन ( मन गन नामरत ), (२३ ) मसता, मद, सोह रहित ( गत 
ममता मोह )। दूसरे स्थल्ष पर वह संतों के लक्षण में लिखते हैं-- 


( १) षुट्विकारजित्‌ (२) अनघ (३) अकाम (४) अचल 
(४ ) अ्किंचन (६) सुखदाता ( सुचि सुखधाम ), ( ७) अमित 
बोध (5) अनीह (९) मितभोगी (१०) सत्य-सारग्रही, (११) 
कवि-कोविद ( १९) जोगी ( १३) सावधान (१४ ) मान-मद्हीन 
(१५) धीर धर्म मति परम प्रवीन ( १६ ) गुनागार ( १७ ) संसार- 
ठुख रहित ( १८ ) विगत संदेह ( १९.) भगवान के श्रति अनन्य भाव 
( तजि मस॒ चरन सरोज प्रिय तिनन्‍्ह कहूँ देह न गेह ), ( २० ) निज गन 
खस्रवन सुनत सकुचाहीं ( २१ ) पर गन सुनत अधिक हरपाहीं ( 
सस सीतल (२३ ) नाहिं त्यागहिं नीति (२४ ) सरल झुभाउ (२५ ) 
सबन सम प्रीति ( २६ ) जप तप ब्रत संचय करने वाला (२७) गरु 
गोविन्द विश्न पद पूजा (४२८) अश्रद्धावान (२६) मेतन्री भाव 
(३० ) दयावान ( ३१ ) मुदित होकर भगवान के चरणों में प्रीति 
( ३२ ) विरत (३३ ) विवेकी (३४ ) विनयी ( ३५ ) विज्ञानी ( ३६ ) 
वेद पुरान में यथा-वोघमय ( बोध जथारथ ), ( ३७ ) दंभ-मान-रहित 


१--नारद से राम, अर० ४३---४६ 


( श२४ ) 


ईदंभ सान मद करहि न काहू), ( ३८ ) सन्‍्मार्गी ( मूलि न देहिं कुमारय 
पाउ ), ( ३९ ) श्रवन-कीतेन-आनन्दी (गावहिं सुनहिं सदा तव लीला), 
( ४० ) स्वार्थरहित ( हेतुरद्वित ), (४९ ) परार्थी ( परहिंतरतशीला ) 
णक तीसरे स्थल पर :-- 

(१) बुराई के बदले में मलाई! । (२) विषय अलंपट (३) 
शील गुनाकर (४ ) दूसरे के दुःख में दुःख, सुख में सुख ( ४ ) सम- 
भाव, अभूतरिपु (६) मदरहित (७) विरागी (८) लोभम-अमपं- 
हर्पे-मयहीन (९) कोमलचित्त ( १०) दीनों पर दयालु (११) 
मन-वचन-कर्म से रामभक्त ( १२) सब को सम्मान देने वाला और 
आपमानरहित (१३) कामरहित ( निष्कासी ), ( १४ ) नामानन्दी 
(सम नाम परायन ), ( १५) शान्त ( १६ ) विरत ( १७ ) विनयी (१८) 
शीतल ( १९ ) सरल ( २० ) मेत्री भाव धारण करने वाला (२१) 
द्विज-पद-प्रीति (२२) धर्मजन-मैत्री .( २३) सम-दम-नियम-नीति 
नहिं डारहिं ( २४ ) मिपट्टभापी (परुप वचन कवहू नहिं बोलहिं), ( २५ ) 
निंदा-स्तुति उसय सम (२६ ) भगवद्भक्तत ( ममता सम पदक॑ज ) 
साथ ही हमें यह समझ लेना चाहिए कि तुलसी की असंत की 
परिभाषा क्या है ? तुलसी के शब्दों में--- 

सुनहु॒ असंतन्‍्ह केर सुभाऊ। भूलेहु संगति करिय न काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई | जिमि कपिलहि घाले हरहाई।॥। 
जहाँ कह निंदा सुनहिं पराई। हरपहििं मनहें परी निधि पाई ॥ 
कास क्रोध मद ज्ञोभ परायन । निर्देय कपटी कुटिल मलायन॥ 
बयरु अकारन सब काहू सों | जो कर हित अनहित ताहू सों ॥ 
झूठई लेना भूठइ देना | कूठहई भोजन भ्ूठ  चवबेना ॥ 
बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा। खाहिं महा अहि हृदय कठोरा॥ 

परद्रोही परदारस्त, परघन परअपवाद । 

ते नर पाँवर पापमय, देह धरें मनुजाद॥ 


१--भरत के प्रति रामगीता | उ० ३७-१८ 
श्ध्र 


( २२६ ) 


लोभइ ओढ़न लोभइ डासन | सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन॥ 
काहू की जों सुनहिं बड़ाई | स्वास लेहिं जनु जूड़ी आई | 
जब काहू के देखहिं बिपती। सुखी भए सानहूँ जग नृपती ॥ 
स्वारथरत परिवार बिरोधी। लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ 
मातु पिता गुरु विम्र न सानहिं। आपु गए अर घालहि आनहिं || 
करहिं सोहवस द्रोह परावा।| संतसंग हरिकथा न भावा ॥ 
अवबगुन सिंधु मंदसति कामी | वेद विदूषक परधन स्वामी ॥ 
विप्रदोह परद्रोह विसेपा | दंभ कपट जिये घरें सबेपा।॥। 
( उ० ३९--४० ) 
तुलसी की सक्ति-भावना दास्य है-- 
ठुलसी की भक्ति- सेवक सेव्य भाव विनु भव न तरिश्र उरगारि | 
भावना भजहु रामपद पंकज अस सिद्धांत विचारि॥ 
स्वयं भ्रगवान्‌ रामचन्द्र की उक्ति है--- 
मम माया संभव संसारा। जीव चराचर विविध ग्रकारा ॥। 
सब सम प्रिय सव मम उपजाए। सब तें अधिक मनुज मोहि भाए ॥ 
तिन्‍्ह महेँ ह्विज द्विज महँ श्रुतिधारी । तिन्ह महँ निगम धरम अनुसारी ॥ 
तिनन्‍्ह महँ ध्रिय विरक्‍त पुनि ग्यानी | ग्यानिह तें अति भ्रिय विग्यानी ॥ 
तिन्ह्र तें पुनि मोहि प्रिय निज दासा | जेहि गति मोर न दूसरि आसा ॥ 
पुनि पुनि सत्य कह तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोड नाहीं ॥ 


इसमें भगवान ने क्रमशः वैदिक धर्मचारी, विरकत, विज्ञानी 
ओर भकक्‍त ( दास ) को उत्तरोत्तर अधिक प्रिय कहा है | 

सत्य भावना का आलंबन भगवान का ऐश्वय रूप है'। रामचरित- 
मानस में भगवान के इस रूप का परिचय विशेष रूप से मिलता 
है।। राम को ब्रद्यपर कहा गया है। विष्णु, शिव, ब्रद्मा उनकी स्तुति 
करते दिखाए गए है । अनेक अलेोकिक कार्य उनके सभी समपन्न होते 
६ ओर मनुष्य, देवता, धर्म-प्रन्थ, राक्षस, ऋषि-मुनि, यहाँ तक कि 


कन्या 


( #स७ ) 


पृथ्यी भी उनकी स्ुति करफे उनकी कृपा-वाचना करती है। दास्य फे 
उपासक भक्त फी इन्ट्रियां भगवान के ऐेश्वय से स्तव्घ, चकित ओर 
ध्यनुप्रागित रहती हैं । 

परन्तु इस दास्य भावना में जेनेदिक देशों की सी बात नहीं है। 
घालयव में यह भगवान से दूर दे दी नदीं। बह स्थवयम भगवान के 
पेश्वय में भाग लेता है। तब विभेद कहां ? 


इस दास्य भावना में तुलसी ने अत्यंत गदरो तन्‍्मयता का मिश्रण 
कर दिया दे जिसके लिए उन्होंने चार उदाहरण उपस्थित किए हैं :-- 


( १ ) चातक का प्रेम | २ | 
(२) काम नारि पियारि जिमि, 
(३ ) लोभिट्दि प्रिय ज्ञिमि दाम ।* 
(४५ ) जिमि अविवेकी पुरुष सरीरदि ॥१ 
( ४ ) मीन का प्रेम ।४ 
साथ दी उन्दोंने अपनी भक्ति में शरणागति को भी महत्त्वपूर्ण 
थाने दिया है-- 
मोरे जिय भरोस इृढठ़ ृनादी। भगति विरति न ग्यानु मन माही ॥ 


नहिं दृढ़ सतंसगा जोंग जप जागा | नहदिं दृढ़ चरन कमल अलुरागा ॥ 
एक बानि कंगना निधान की। सो प्रिय जाके गति न आन की ॥ 
हू | 





/।. £+जत जस भाजन चावक मीना । 
मेम प्रेम निज निपुन प्रवीना ॥ 
जज्नदु जनम भरि सुरति विसारठ | जाचत जज़ु पत्रि पाइन डारड ॥ 
चातक रठनि घदे घटि, जाई | बढ़े भ्रेमु सब भाँति भज्नाई॥ 
कनकद्दि बान चढ़द जिमि दाहटे | तिमि प्रियतम पद नेम नियाहे ॥ 
२, ३--उत्तर० १३० (ख ) 
४--ठुल० ग्रं०, २९४-४ 


( रशरप ) 


इसी लिए कथा-प्रसंगों में तुलसी ने राम के शरणागत-वत्सल रूप 
को कई बार प्रकाशित किया है । 


वास्तव में ज्ञान, कर्म और भक्तियोग में सामझ्जस्य उपस्थित 

करने की भावना भंगवदगीता और श्रीमद्भागवत में भी मिलती है । 
तुलसी का प्रयत्न भी ऐसा है। उन्होंने निष्काम कर्म पर स्पष्टतः चल 
नहीं दिया है, परन्तु ज्ञान और भक्ति का मेल करने की चेष्टा सारे 
उत्तरकांड में दिखलाई पड़तो है। उन्होंने श्री शह्ल॒राचार्य के ज्ञान- 
योग और श्रीवल्लभाचाये के भक्तियोग को एक केन्द्र पर लाने की 
चेष्टा की है। उनकी भक्ति को हम अहोत भक्ति कह सकते हैं जिसमें 
कर्म, ज्ञान ओर भक्ति का समुच्चय है । इसे ही पराभक्ति, ज्ञानोत्तरा- 
भक्ति ओर वैधी-भक्तित कहा गया है'। शक्लराचार्य भो ऐसा ही 
मान कर कहते हें-- 

सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्‌ । 

सामुद्रो हि तरद्गः क्‍्वचन समुद्रो न तारंगः ॥ 
खअद्ेत मतवादी श्री मधुसूदन सरस्वती का यह कथन गोस्वामी जी. 
के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है-- 


ध्यानाभ्यास समाहितेन मनसा यन्तिगुणं निष्कियम्‌। 
ज्योतिः किचन थोगिनो यदि पर पश्यंति पश्यंतु ते ॥ 
अस्माक॑ तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाडिचरं। 
कालिंदीपुलिनेपु यत्कमपि तन्‍नील॑ तमो धावति॥ 
तुलसीदास जी ने भी कहा है-- 
जे जानहि ते जानह स्वामी | सगुन॒ अगुन उर अंतर्यामी ॥ 
जे। कोसलपति राजिब सयना। करउ सो राम हृदय सम अयना ॥ , 
ज्ञानातरा भक्ति का क्रम हे कि ज्ञान के द्वारा निर्मुण ब्रह्म में 
खास्था, फिर उसके अनन्तर सगुगा ब्रह्म को निर्गुण का प्रतीक मान 
कूर उसकी भक्ति | केवल द्वान द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति दुप्कर है। गीता 


सका दाद + 


( २२९ ) 


वासुदेवः सर्वेमिति स महांत्मा स ठुलेभः । 
इसी प्रकार भागवतकार भी कहते हैं--- 
श्रेय: श्रुति सक्तिमुद्स्य ते विभो क्लिश्यंतिये केवल चोध लच्घये । 
तेपामसों क्लेशल एच शिष्यते नान्यद्थथा स्थूल तुपाबधातिनाम्‌ ॥ 


इन्हीं मतों का अनुसरण करते हुए ओर इनसे भी आगे बढ़कर 
तुलसीदास उन लोगों को जड़ कहते हैं जो केवल ज्ञान के लिए श्रम 
करते हैं-- 

जे असि भगति जान परिहरहों । केवल ज्ञान हेतु ख्म करहीं।॥ 
ते जड़ कामघेनु गृह त्यागी । खोजत आक फिरहिं पय लागी ॥ 


तुलसी की भक्ति का रूप क्‍या है ? रामचरितमानस में कहीं भी 
भक्ति की व्याख्या या परिभाषा नहीं है, परन्तु अनेक सन्दर्भा' से पता 
चलता है कि “अनन्य, अहेतुक, अविरल और अविचल भगवत्‌- 
प्रेम को उन्होंने भक्ति समझा है ।१” अध्यात्मकार की रामभक्ति ज्ञान 
पर आश्रित है। वास्तव में अध्यात्म रामायण में ज्ञान की महिमा 
भक्ति से अधिक है । उसका क्रम है भक्ति से ज्ञान की ओर जो मोक्ष 
का कारण है । गोस्वामी जी का क्रम इसका उल्टा है। वस्तुतः तुलसी 
त्ते अपनी भक्ति का तरव भागवत से लिया है'। उनकी भक्ति सेव्य- 
सेवक भाव की है, परन्तु यहाँ सेवक ओर सेव्य अधिक निकट हो 
' गये हैं। भक्त ( सेवक ) अपना अहंकार भाव नष्ट करके भगवान्‌ 
(सेव्य ) के अत्यन्त निकट पहुँच जाता है। सेव्य सेवक का कृतज्ञ 
है, सेवक सेव्य का। यह ऋृतज्ञता बीच के बाधा-वन्धरनों को तोड़ 
देती है | यही दृष्टिकोश भागवत में भी मिल जाता हे--- 


१--मानसहंस? प्ृ० १४१ 
, देखिए--पूजनीय प्रिय परम जहाँते ! 
.. मानिय सब॒हि राम के नाते ॥ 
देखिए---चातक वाली युक्तियाँ। 


(२३० 


अहं भक्तपराधीनो ह्मस्वतंत्र इंच हविज | 
साघुभिगेस्तददयो भक्तेभेक्तजनप्रियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्भकते साधुभिर्विना । 
श्रियं चात्यंतिकीं ब्रह्मम येपां गतिरहं परा॥ 
ये दारागारपुत्राप्तान प्राणान्वित्तामिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरण भाताः कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे ॥' 
तुज्ती ने अपनी भक्ति भावना को स्थिर करने के लिए राम के 
वैभव ओर ऐश्वय का वड़ा सुन्दर चित्र उपस्थित किया है, परन्त 
वास्तव में' उनका और उनके इष्टदेव का सम्बन्ध बहुत कुछ 
प्रकार है--- 
यस्तु आशिप आशास्ते नस शभ्रृत्यः स वे वशिक। 
आशासानो न बे भ्रृत्यः स्वामिन्यशासिता आत्मने ॥ 
न स्वामी भ्रृत्यतः स्वाम्यमिच्छुन्यो राति चाशिपः। 
अहँ.. त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्यं च स्वाम्यनपाश्रय: ॥ 
नान्‍्यथेहावयोरर्थों राजसेवकयोरिव | 
यदि रासीस मे कामान्वरांस्त्व॑ चरदरपभ ॥। 
कामानां. हद्यसरोह॑ भमवतसर्तु बणे वरान्‌ |! 


इसीलिए जहाँ भक्त की ओर से निष्करामता और अहंकार हटाने पर 
चल दिया गया है, वहाँ भगवान्‌ की दयाद्रता, भकतवत्सलता और 
करुणा को | स्वामी सेवक एर निरपेक्ष प्रेम करता है ओर सेवक अनन्य 
भाव से म्वामी से प्रेम करता है । यह तुलसी ओर राम का सम्बन्ध 
| भक्त भगवान के ऐेश्वय से परिचित है, परन्तु यह ऐश्वये भक्त 
ओर भगवान के वीच में बाधक नहीं हुआ हे । इस भक्ति के दृढ़ होने 
में ममत्व ( अहंकार ) ही सबसे बड़ा बाधक हे. । 
भक्तित क्‍यों की जाय ? (१ ) आत्म-शुद्धि के लिए | सत्संग आदि 
के गण इसी के साथन या फलस्वरूप मनष्य को प्राप्त होते हैं । 


पिच 





श--स्कन ६, शअ्रध्याय ४, श्लोक ६३--६५ | 


*प्ण 


( २३१ 2) 

मनुष्य संसगे-जन्य दोपों से बचता है। (२) आत्मशांति के लिएं। 
यह आत्मशांति अविदा ( अज्ञान ) के नष्ट होने से उत्पन्न होती है । 
भावनाओं के एकपमुख हो जाने पर दुःख के कारण मोह, अहंकार, 
ममत्व आदि भक्‍त को आप ही छोड़ देते हूँ । इनके छूटने का दूसरा 
मार्ग ज्ञान है, परन्तु ज्ञान जो कठिनता से प्राप्त होता है, वह भक्ति 
द्वारा सरलता से प्राप्त हो जाता है। (३ ) इसका फल शीघ्र ही ओर 
अल्प प्रयास से मिल जाता है । (४ ) इसमें साधन और सिद्धि की 
पूर्ण एकता है। जो रामभक्ति साधन है, वह राम का रूप भी है। 
#इससे यह समभाना चाहिए कि जितना कुछ साधन वन पड़ा उतनी 
ही सिद्धि प्राम हुई । इससे यही हुआ कि जितनी भक्ति वत जाय उतना 
ही एक अविनाशी संस्कार हो जाता हे ।” (४ ) ज्ञान-विज्ञान भक्ति 
पर आश्रित हैं, भक्ति अन्य साधन निर्षेक्ष ( स्वतंत्र ) हे । 


भक्ति के साधनों के सम्बन्ध में हम अन्यत्र विचार कर चुके हैं । 
यहाँ हमें यही बता देना है कि तुलसी के इन सब साधनों को संतों 
आर अन्य चैष्णव सम्प्रदायों ने भी एक-सा माना है। तुलसी की 
मोलिकता शंकर की भक्ति के साधन रूप में हे-- 

संकर“भजन बिना नर भगति न पावइ मोर । 

भागचत में शंकर परम वेणष्णव माने गए हँ-“धेष्णवानां यथा शम्प्ुः ।2 
इस प्रकार शेवमत को भागवत धर्मे के, अन्तर्गत करने की थोड़ी 
चेप्टा भागवत में ही हे। शिव को परम वैष्णव मान लिया गया 
है। तुलसी ने इस मत को कथा के रूप सें अंगठ किया | उनके शिव 
भी परम रामभक्त हैं। तुलसी अपने समय के शेव-वैष्णुव-विरोध 
से भी प्रभावित हुए हैं, अतः उन्होंने 'शिवभक्ति को रामसक्ति 
का एक अंग मान लिया है जिससे वैष्णव शंकर का विरोध न कर 
सकें। साथ ही वह शिव से राम का जो सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं, उसे ध्यान में रख कर कोई भी शैव राम को कुत्साभाव से नहीं 
देख सकता। हट 


( २३२ ) 


वास्तव में तुलसी के लिए भक्ति ही जीवन-रस है--- 
राम भगति बिनु सच्र सुख केसे । 
*  लवश विना बहु व्यंजन जैसे॥ 
यह उनका मौलिक मत हे । इससे उनकी साधना पर विशेष प्रकाश 
पड़ता है। साथ ही भक्ति का एक वह रूप भी उन्हें प्रिय है जहाँ 
वह स्वयम्‌ साध्य है, साधन नहीं। जान पड़ता है जीवन के अंतिम 
दिनों में वे भक्ति के इस रूप की ओर अविक बढ़ गए थे | विनय- 
पत्रिका के पद इसके प्रमाण हैं। तुलसी की भक्ति-भावना का विकास 
इस प्रकार है--- 
(9 ) स्माते-भाव लिए हुए रामभक्ति, 
(२) अनन्य रामभक्ति राम तक पहुँचने के लिए, 
(३ ) रामभक्ति स्वयम्‌ साध्य रूप में, 
(४) नामभक्ति | 
परन्तु यह्‌ विभाग कोई निश्चित सीमा निर्दिष्ट नहीं करते। जीवन 
के सभी भागों में तुलसीदास में यह भावना-धघाराएँ थोड़ी बहुत 
ध्वलती रही हैं, परन्तु इनमें से एक क्रमशः मुख्य रही होगी ! 
पहले हम अह्व त सिद्धान्तों पर विचार करेंगे-- 
१--संसार की स्थिति क्या है ? 
संसार आभास मात्र है, जेसे रज्जु में सपे का आभास हो या 
सीपी में रजत या भानुकर,में वारि-अ्रम-- 
यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः । 
यत्सत्त्वादखपेव भाति सकल॑ रज्जी यथाहेश्रेमः ॥ 

2" ( मज्लाचरण ) 
भूठेउ सत्य जाहि विन जाने | जिमि भ्लुजंग बिनु रजु पहिचाने | 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागें जथा सपन भ्रम जाई॥ 

( शंकर का मंगलाचरण ) 
रजत सीप महँ मास जिमि जथा भानुकर वारि। 
जदृपि म्षा तिह काल मह भ्रम न सकइ कोछ टारि ॥ 


की 


व 


( २३३ ) 


शएदि धिधि क्षत हरि आश्रित रहई । जद॒पि असत्य देत ठुग्य आहई।। 
जी सपने सिर फार्े कोई । विनु जागेल दूरि दुस्य होई ॥ 
नुलसी का संसार-विपयक सिद्यात बढुत कुछ विवर्तबाद हे । 
विवनयादी सत्‌ से अनिर्धयनीय पदाथ (मिल्या ) की उत्पत्ति 
मानते £ | 
२-+जीच और झाप की स्थिति 
जीव ओर शर्म मे फाई भद नहीं। 
सोइ जानइ जेहि देह जनाई। जानन तुम्ददि तुम्द्ि झोश जाई ॥ 
तुम्दरिदि फपा नुम्दहि रबुनन्दन । जानहि भगत भरति उर्‌ चन्दन ॥ 
हु (शोस रूअदा, भक्ति से शान, शान से भेद मिटने पर मोक्ष ।) 
सो ते ताहि तादि नद्दि भेदा । घारि धीचि इध गावद्दि बेदा ॥ 
(तल्ममर्ति) 
परवस जीव स्थववस मगबन्ता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 
मुधा भेद जद॒पि छूत माया! बिनु हरि जाइए न कोटि उपाया ॥ 
(माया कृत भेद) ( अक्ष-साज्ञाकार से भेद का नाश होता है ) 
पाया चस परिद्धिन्‍्न जड़ जीव कि ईस समान । वास्तव में जीव 
ओर जअठ्य का भेद व्यवह्ारयस्था में है । परमाथविस्था में तुलसीदास 
खभेद ही स्वीकार करते हैं। अद्व त में भी भक्ति का स्थान है'। जीव- 
ब्रष्म के अभेद को स्वीकार करते हुए भी शंकराचार्य भक्ति का आदर 
करते हैं । यही नहीं, भक्ति के सामने मुक्ति का निरादर भी फरते हैं--- 


लीड ललललज 5 


१--उंसार की लेकर तीन वाद चले हैं। (१) शआरम्भवादी उत्पत्ति से 
पूर्व अ्सत्‌ कार्य की सत्‌ कारण से उत्पत्ति मानते हैं, जैते मृत्तिका से घट तथा 
तन्तु से पट । (२) परिणामवादी सत्तू से सत्‌ की उत्पत्ति मानते हैं। जैसे दूध 
मे दी श्रीर (३) तौसरे विवर्तवादी हैं जो रस्सी में साथ, सीपी में चाँदी और 
रविकर में जल जैसी संसार की स्थिति मानते हैं | तुलसी का भिद्धान्त है --राम 
सत्य है, उसका शान रुत््य है । यद्द जो सब सत्य दिखाई पड़ता है यद फैचल 
व्यावद्ारिक सत्य ई। वास्तव में इससत्य की स्थिति विवर्त जैसी है | शान प्राप्त 
दोने पर जगत का बोध दो जाता दे | 


हक 


( १३४ 9) ह 


काम्योपासनकाथ यन्त्यनु दिन॑किबख़ित्कलं॑ स्वोप्सितं । 
केचित्स्वगेसथावर्गमपरे योगादियज्ञाज्षिमिः ॥ 
अस्माक॑ यदुनन्दनांधि युगल ध्यानावधानाथिनाम्‌ । 
कि लोकेन दसेन कि नृपतिना स्वर्गापबर्गे श्च क्रिम ॥ 
मानस-+- 
अस विचारि हरिभगत सयाने | 
मुक्ति निरादर भ्रगति लुभाने ॥ 
अद्वेठ भक्ति के दो भेद मानते हँ--भेद-भक्तित, जिसमें साधक 
अह्म में लीन न होकर तत्सानिध्य से मोक्ष-सुख का अनुभव करता 
है; दूसरे अभेद भक्ति, जिसमें साधक त्रह्म में, लीन हो जाता है-- 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहि भेद भगति बर दयऊ। 
तजि जो के पावक दहि हरि पद लीन भट्ट जहँ नहिं फिरे ॥ 
अध्यात्म रामायण की स्तुतियाँ दाशेनिक कथनों से पूर्ण हैं। 
अध्यात्म के राम ज्ञान-स्वरूप हैं अतः स्त॒तियों में भक्ति के साथ 
ज्ञान को स्थान मिल्रा है। अध्यात्मकार के दाशनिक विचार समभकने' 
के लिए स्तृतियाँ भी उतनी ही महत्त्वपृण हँ, जितनी गीताएँ, परन्तु 
मानस की स्तुतियाँ-- 
१-भावुक भक्‍त का उद्गार मात्र हैं, 
२-उनमें दर्शन के ऊँचे सिद्धान्त नहीं हैं, 
३--क्राब्यकला उच्च कोटि की नहीं है | अध्यात्म में तो उसका 
नितान्त अभात्र है | 
->छनन्‍्दों की विभिन्‍नता के कारण रुचिकर हैँ । अध्यात्म की 
क्तुतियां उसी छन्द में हैं जिसमें सारी कथा कहीं गई है | तुलना से 
पता चलता है कि यद्रपि तुलसीदास ने अध्यात्म के स्थलों पर ध्यान 
रखा दे परन्त बेसे वे एकदम मोलिक हैं। मानस में क्ति का 
फ्रोग क्रियास्मक टोने के कारण और उसकी रचना के समय तक 
आध्यात्मिक विकास अधिक न होने के कारगा इन स्तृतियों में उस 
ब्रेयकिकता, तन्‍्मयता, उत्साह और आत्म-समपण का दशेन नहीं 


( रइईई ) 


मिलता जो विनयपत्रिका के स्तोत्रों ओर स्तुतियों में हे । इसका एक 
कारण यह भी है कि कवि को दूसरों के माध्यम से बोलना पड़ा है' 
आर उसका आदश संस्कृत स्तोत्र रहे हैं जो ज्ञान-मंडित होते थे और 
आत्मानुभृति एवं चेयक्तिक भावना से शून्य रहते थे । 

अध्यात्म के प्रत्येक स्तोत्र के भाव एक-से रहते हैँ । उनका 
विषय है--विष्यु रूप राम की सहत्ता, जीव और उसकी उपाधियों 
का वर्णन, र्जु-सपे का दष्टान्त और ज्ञान की महत्ता और भक्ति 
से ज्ञान की प्राप्ति तथा ज्ञान कीग्राप्ति से सोक्ष-प्राप्ति। तुलसी की 
स्तुतियों में स्तुतिकार की भक्ति-सावना के ही दशेन होते हैं। उनकी 
म्त॒तियों भें राम के रूप-सौन्दय, उनके भक्तवत्सलता से प्रेरित 
अलौकिक कार्यों का संकेत और भगवान्‌ से भक्ति-याचना का 
ही प्राधान्य है। तुलसी ने चार अवसरों पर स्वुतियाँ कहलाई है-- 
१--राम-जन्म-प्रसज्ञ पर ब्रह्मा और कौशल्या की स्तुत्तियाँ॥ २-- 
राम के अलौकिक कृत्यों पर। ३--ऋषि ओर देवता आदि के मिलने 
पर जो राम का रहस्य जानते हैं। ४--राक्षसों के विध्यंस और 
रामृराज्यरोहण पर सारी स्तुतियाँ राम से की गई हैं, केवल एक ही 
स्तुति अन्य देवता से सम्बन्धित है । यह स्तुति श्रुशुण्डि के गुरु ने 
राम से कही है । यह स्त॒ति अध्यात्म में नहीं है । अध्यात्म में गरुड़- 
काकधुशुंडि प्रसड् ही नहीं हे। ऊपर तालिका में जो स्तुतियाँ दी 
गई हैं उनमें तुलसी की मौलिक स्तुतियाँ ये हँ--न्नह्मा की स्तुति, 
अत्रि की स्तुति, जयन्त की रहुति, श्ुशुंडि की स्तुति ओर मन्दोदरी 
की स्तुति । युद्ध-विजय पर अध्यात्म रामायण में सब देवता एक साथ 
स्तुति करते हैं, परन्तु मानस में देवता, ब्रह्मा, इन्द्र और शिव 
अलग-अलग स्त॒ृति करते हैं | कुछ स्थलों पर मानस में स्त॒ति का 
संकेतमात्र है अथवा कथन- है कि व्यक्ति-विशेष ने स्तति की। 
अधिकांश स्त॒तियों में विचारावज्ञी का कोई क्रम नहीं है ओर न 
३ का उच्च रूप दिखलाई देता है। सब से सुन्दर स्तुति वेदों 
की है। रे - 


५ | २३६ ) 


अध्यात्म का कथा-भाग इतना थोड़ा है. और गीताएँ तथा 
स्ततियाँ इतनी अधिक हैं और इतनी शीघ्र पग-पग पर मिलती 
हैं कि उनसे कथा में' व्याधात पड़ता हैः और सन्तुज्नन नहीं रहता। - 
मानस में स्तुतियाँ छोटी ओर कम होने के कारण इस प्रकार की 
कठिनाई उपस्थित नहीं होती। स्तुति उस समय कही जाती है' जब 
कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और हृदय भक्ति-भावना 
को भ्रहण करने के लिए तैयार रहता है। नाटकीय दृष्टिकोण से ये 
स्तुतियाँ श्रीक नाटकों के 'कोरस” की तरह हैं. जो राम के देवत्व को 
बतलाती हैं ओर कभी-कभी ग्रत्यत्ञ और कभी-कभी अप्रत्यक्ष रूप 
से घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं। अध्यात्म में स्तुतियों का रूप 
स्वतंत्र हैं । लेखक उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से स्तवन के लिए 
चाहता है क्योंकि सरतुति के साथ उनके फल भी दिये गये हैं। 
मानस की कुछ स्तुतियाँ कथा-भाग में ही आ जाती हैं और कुछ 
स्वतंत्र हैं । जो स्ततियाँ स्वतंत्र हैं उनमें भी कथा-“प्रसड्श की ओर 
संकेत रहता है | जहाँ यह वात भी नहीं रहती वहाँ उनका 
प्रयोग स्तृति के रूप में हो सकता है। 
अध्यात्म की स्तृतियाँ बड़ी बड़ी हैं, तलसी की स्त॒तियाँ अत्यन्त 

संक्तेप में हैं । जेसा हम ऊपर लिख चुके हैं. इस संक्षेप का कारण 
यह है कि तुलसी ने दशन के जटिल सिद्धान्तों (ब्रह्म, जीव, माया 
आदि के सम्बन्ध निरूपण ) को उनमे स्थान नहीं दिया हे | उदाहरण 
के लिए अध्यात्म रामायण; सर्ग तीन, श्लोक २०-२८ में कोशल्या की 
स्तुति इस प्रकार हे-- 

देव देव नमस्तेडउस्तु शपब्लचक्रगदावर । 

परमात्माउच्युतोडनन्तः पृर्णस्तव' पुरुषोत्तम: ॥ 

बदन्त्यगोचर' वाचां बुद्धबादीनामतीन्द्रियम्‌ । 

तवां वेदबादिनः सत्तामान्न॑ ज्ञानेकविग्रहम्‌ ॥ 

व्वमेव मायया विश्व स्जास्यवसि हंसि च। 

सत्त्वादिगुणसंयुक्तस्तये.. एव्मलः सदा ॥ 


( २३७ ) 


करोपषिव न कर्ता त्वं गच्छूसीब न गच्छसि ! 
श्रशोपि न श्रणोसीव पश्यसीव न पश्यसि ॥ 
अप्राणो छ्मनाः शुद्ध इत्यादि अ्रतिरत्रवीत्‌ । 
समः सर्वेषु भूतेयु तिष्ठन्नापि न लक्ष्से ॥ . * 
अज्ञानध्वान्तचित्तानां व्यक्त एबं सुमेधसाम्‌ | 
जठरे तब हृश्यन्ते त्रह्माण्डः परमाणवः || 
तस्व॑ समोदरसम्मूत इति लोकान्विडम्बसे । 
भक्तेपु पारवश्यं ते दृष्टं भेज्य रघुत्तम ।॥ 
संसारसागरे... सग्ना पतिपुत्रधनादिपु । 
अमासि सायया तेड्य पादमूलमुपागता ॥| 
देव त्वद्रपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे । 
आवणोतु न भां साया तव विश्वमोहिनी ॥ 
भानस १--१६२ में यह स्तुति केवल छः पंक्तियों में है--- 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता । 
सायागुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥ 
करुना सुखसागर सब गुन आगर जेहि गावहि' श्रुति संता | 
सो मम हित लागी जन 'अनुरागी सयउ प्रगठ श्रीकंता ॥ 
ब्रह्मांड निकाया निर्मित साया रोम रोस अति वेद कहे। 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत घीर मति थिर न रहे ॥ 
इसी अकार मानस में परशुराम की स्तुति छः पंक्तियों में है जहाँ 
अध्यात्म रामायण में इसका बड़ा विस्तार है ओर अनेक जटिल 
दाशनिक बातें कही गई हैं। वास्तव में तुलसी ने अपनी स्तुतियों को 
इतना सरल कर दिया है कि उनकी लगभग सभी स्ठुतियाँ एक ही 
प्रकार की हो गई हैं। केवल भगवान्‌ की जय पुकार कर, उनकी शोभा 
का वन कर और उन्तकी भक्ति का वरदान माँग कर समाप्त हो जाती 
हैं। संक्षेप में तुलसी की स्तुतियाँ सरल हैं; ज्ञान, दर्शन आदि से दूर 
हैं और भगवान्‌ के गुण-कथन और भगवान्‌ से भक्ति की याचना कर 
पूर्ण हो जाती हैं। अध्यात्म रामायण में भक्त साथा से छुटकारा 


( रहे ) 


पाना चाहते हैं. ओर सायुज्य या सारूप्य मुक्ति मॉँगते हैं, भक्ति की 
याचना नहीं करते । इससे प्रगट है कि तुलसी की स्ततियोँ उस राम- 
भक्ति-भाव से प्रेरित हैँ जिससे सारा मानस भरा पड़ा है। परन्त यह 
भी रपष्ट हूं कि थे स्तुतियाँ रचना-कला, विचार-क्रम और भावना की 
गहनता की दृष्टि से अधिक प्रीढ़ रचनाएँ नहीं हैं । 





भर शी 
१५-प्रतीकार्थ अथवा साधना 


तलसी के आलोचकों ने रामचरितमानस के भीतर किन्हीं 
सन्निदित प्रतीकार्थ अथवा साधनाथे के उद्घाटन की चेष्ठा की है। 
इन लोगों का प्रयत्न बहुत इसी प्रकार के अर्थ निकालने का है जो 
जायसी के पदमावत के अन्त में स्वयम्‌ कवि ने दे दिये ह और 
सुफी साधना पद्धति को हमारे सामने रखते हैं । वाल्मीकि रामायण 
में इस तरह कोई प्रतीक नहीं है, न अध्यात्म रामायण में हमें इनके 
दशन होते हैँ, परन्तु रामोपासक सम्प्रदाय का एक वर्ग रामचरित को 
सम्प्रदायिक अथ में ही लेता रहा है जो एक प्रकार से प्रत्तीकार्थ (या ु 
साधनाथ ) ही है। श्री १०८ स्वामी प्रकाशानन्द जी महाराजने 
आत्म-रामायण” में रासकथा के प्रतीक इस प्रकार स्थापित 
किये हैं :-- 


अयोध्या पंशकोश न 
दशरथ । जीव 

कोौशल्या विधृत्तिजन्य वृत्ति 

कैकेयी विषय-दोष-दृष्टि सहित प्रवृत्ति 
सुमित्रा भक्ति 

' रामचन्द्र ज्ञान 


लक्ष्मण विवेक 


( २३६ ) 


भरत । चैराग्य 
शत्रुन्न विचार 
विश्वामित्र विश्वास 
चशिछ चेद 
ताड़का अआंति 

यज्ञ हे ईश्वराधना 
सारीच काम 
गौतम त्तप 
अहल्या क्ष्मा 
जनकपुर संसार 
जनक विदेह 
घनुष अहंकार 
सीता शांति 
परशुराम प्रेम 
उर्मिला नम्नता 
मांडवी विरति 
श्रुतिकीर्ति क्षमता 
सुमन्त सुकर्म 

रथ सअखरुंड 
बन निभय 
गंगाजी ब्रह्मविद्या 
केबट जिज्ञासा 
नौका घारणा 
भरद्वाज उपराम 
त्रिवेणी इडा, पिंगला, स॒पुम्नाः 
वाल्मीकि दंभ | 
चित्रकूट कूटस्थल 


जयन्त कम . 


( 


चाणु 
ध्यप्ति 
अमनुसुया 
सुतीच्ण 
शगत्स्य 
पव्म्चचटी 
सूर्पनखा 
खरद पणु 
कपट मृग 
जटायु 
शवरी 
पंपासरोचर 
नारद 
वालि 
स॒त्रीव 
हनुमान 
अंगद्‌ 
तारा 


कन्या ( स्वयंग्रभा ) 


लंका 

समुद्र 

जल 
विभीपण 
बाटिका 
आद्रा 
चुड़ामणि * 


२४० 


हा 


2 


अक्रिय 
अकर्म 
ध्रृति 
शम 
अद्देत 
जितेन्द्रियता 
तृष्णा 
मोह, 
नाम रूप 
धर्म 
प्रीति 
गंभीरता 
निष्काम कर्म 
लोभ 
संतोप 
सत्संग 
अक्रोध 
तितिक्षा 
शुद्धचित्त 
तपपुंज 
सतोगुण 


, शंका 


आशा 
मनोरथ 
/ ६१२ 
विहित कर्म 
अशोक 
श्री मुख-वाक्य 
श्रद्धा... 
/ 


( २४१ 


रामेश्वर 
घुल 
मेघनाद 
शक्ति 
सुलोचना 
सुपेण 
द्रोशगिरि 
संजीवन 
कुम्भकरणु 
अहिरावण 
मकरध्वज 
रावस 


नहीं बनती । ! 


मानस में एक परिपूण साधता-पद्धति स्थापित करने की चेष्टा 
डा० साताप्रसाद गुप्त ने अपने तुलसी सम्बन्धी अध्ययन में की है । 
कई दृष्टियों से यह एक नया प्रयस्त है। उनका आधार “नास-महात्म्य” 
प्रकरण ( बा० २४५, २६, २७ दोहे और उनकी चौपाइयाँ ) है. । उनके 


+ सक्‍तता 
मति 
अनुराग 
सत्‌ शास्त्र 
मद्दावाक्य 
क्रोध 

द्व्प 
निर्तोभ 
अज्ञानर 


इन शअतीकों को रामकथा पर घटाने की चेष्टा करते ही यह स्पष्ट हो 
जायगा कि इनमें से चहुत से केवल “कल्पना के आधार पर खड़े किये 
गये हैं। अन्य यद्यपि ठीक उतरें, तो भी उनसे कथा को नया रूप 
मिलने के सिवा ओर कोई विशेष वात सामने नहीं आती । राम-रावण 
का युद्ध ज्ञान-अज्ञान का संघर्ष सान्र रह जाता है।। कोई साधना-पद्धति 


अध्ययन का सार इस प्रकार रक्खा जा सकता है :-- 
अमृत्व या अमरों का नगर 


अचधपुरी 
दशरथ 
कौशल्या 


१६ 


विपयी जीव 
« 'बिवेक 
१--विवरण ( छ, च 


) थे) 


जहा 
बलि 


कैकेयी 


सुमित्रा 
राम 


लच्मण 
भरत 
शत्रुन्न 


विश्वामित्र 
मारीच 

सुवाहू 

ताड़का 

चशिए्ठ 
अहल्या 

इन्द्र 
विदेहनगर 
विदेह (जनक) 
सीता 


चाप 


( श४२ ) 

देशुत्व ८ संसारत्व ८ संसार ( विराोबी प्रकृ- 
तिरयो का एकन्नीकरण ) 
भगवद-अपण 
सगुण ब्रह्म या निर्मुण ब्रह्म जो वास्तव में 
हृष्टिकोणों को भिन्नता के कारण जय के दो 
भिन्न रूप जान पढ़ते हैँ । बासदेव 
ब्रह्मन्तत्त्व (+- ज्ञान ) | ५ 
जीवतत्त्व, शेपनच्अनंत, चेतन्य, संक्रपण 
मन-चुद्धि-तत्त्व, प्रग्ुन्न, प्रेस 
अहंकारतत्व, अनिरुद्ध या लीला का 
प्रतीक मान सकते हैँ । 
विश्वप्रेम 
दुराशा की छाप 
दुराशा से उत्पन्न दुःख 
डुराशा 
श्रुति 
अऋतया 
वह मूल स्रोत जिससे इन्द्रियाँ शक्ति 
पाती हैं। 
विदेहत्व 
विज्ञानी 
सीता दो गअ्रतीकों के रूप में उपस्थित 
की गई हैं। एक तो माधुये, रति के 
साधन के रूप में जो परमात्व-तत्त्व 
में लीन होना चाहता है | दूसरा सिद्धि के 
रूप में जिसे प्राप्त करने की चेष्टा की 
जाती है | 
सव-भय 


परशुरास 


परशुरास का घसुप 


भरत 


अयोध्यावासी 


मंथरा 
लक्ष्मर 
सुमंत्र 
निपाद 
चित्रकूट 
कोल-किरात 


( २४३ ) 


१--ब्रह्म और साधक के बीच में 
वाधा-स्वरूप राजसिक अहंकार । 
२--साधक (अंत में सात्विक साधक बन गये) 
सन्देह 
प्रेम को साधना के रूप में अहण करने वाले 
साधक । 
पशुभाव, वीरभाव या दिवय भाव के साधक 
( अयोध्या के निवासियों की ब्ह्म-विपयक 
साधना में उत्तरोत्तर विकास होता गया है) 
तसस्‌ 
एकांतिक धमं का अनुसरण करने वाले साधक । 
शुभ मंत्रणा या विचार 
विनय 
साधक का चित्र 
प्रेम को साधना के रूप में स्वीकार करने 
वाले साधक | 


निषाद का ज्योतिषी सुमति 


जयंत 
पंचवटी 


जटायु 
रावण 
शूपंणखा 
खर 

दूषण 
लंका 
अशोक वन 


ऐन्द्रिय शक्ति कसम 

पंचग्राण जिनका नियंत्रण योगियों की साधना 
की पहली सीढ़ी है । चह साधना-स्थिति जब 
साधक पंचप्राण में अवस्थित हो जाता है | 
योग 

मोह 

अविदयया माया 

क्रस्ता 

दोप 

शरीर 

आननन्‍्द्सय कोप 


शचरी 
पंपासरोचर 
ऋष्यमूक 


स॒ग्रीव 
हनुमान 
बालि 
तारा 
अंगद 
स्वयंप्रभा 
जासवन्त 
संपाती 
सिन्धु 
सुर्सा 
सिहिका 
विभीपण 


विभीपण का घर 
राश्िसिनियाँ 


मंदोदरी 
त्रिजटा 

हनुमान 
मेघनाद 


( २४४ ) 


नवधा भक्ति 

भक्‍त-हृदय ॥ 
मोन (जो प्रत्येक प्रकार की साधना के लिए 

आवश्यक है |) 

सख्य भाव 

दास्य भाव 

अभिमान ( सात्विक ) 

सद्वुद्धि 

बुद्धि 

अंतद्देशेन 

ज्ञान 

हठयोग 
सन्देह 
सत्व 
तमस्‌ 

विज्ञान 
विज्ञानमय कोप 

आपसुरी वृत्तियाँ 

सद्वुद्धि 

इडा, पिंगला, सुपुम्ना ( नाड़ी त्रिक्‌ ) 

देवदूत ह 

ऐसी सिद्धि जिससे प्रकृति पर विजय प्राप्त 
करने की शक्ति हो जाय | 


राम का बह तीर जो 

उन्होंने समुद्र को 

सोखने केद्देतु प्रत्यश्ञा. ब्रद्ममावना 

पर धारण किया था। * 


नल 


लोक-संग्रह 


( २४४ ) 


नील यज्ञ-भावना, कर्मयोग 
सेतु. .'€ अनासक्ति युक्त कर्ममार्ग 
शिव भगदूभक्ति में दीक्षित होने की योग्यता 


सिद्ध करने वाला चिह्न । 
रावण का विलास त्रह्मवाणी को भ्रुज्ञा देने के प्रयत्न 
ओर ऐश्वये में जीव इन्द्रिय सुखों से आनन्द 
प्राप्त करने की जो चेष्टा करता है. 


उसका रूपक | 

ब्रह्मयाण ब्रह्ममावना 

जासवन्त नीति 

सुपेण (वैदु) . धर्से 

कालनेमि कपट 

संजीवनी आत्मविद्या 

संजीवन पर्वत. बेद्‌ 

कुंभकरण साधन के सार्ग में आनेवाली दो वाघाएँ-- 
आलस्य ओर निद्रा के आनन्द । 

गरुड़ राजयोग 


रथ (रावण का) भौतिक सम्पत्ति 

रथ (राम का) आत्मिक सम्पत्ति 

रथ (इन्द्र का) दैवी सम्पत्ति 

पुष्पक विसान देवी सम्पत्ति 

रामराज्य आत्मराज्य 

इन प्रतीर्कों में उन्होंने सारे कथानक को घटाने का प्रयत्न 
किया है, परन्तु किसी प्रकार भी रूपक-पद्धति सामने लाने में थे 
असफल रहे हैं. | रामचरित जेसी वृहद्‌ कथा में जो एक बड़ी पट-भूमि 
पर अनेक पात्रों एवं रसों के साथ-साथ आगे बढ़ती है, किसी 
प्रकार की रहस्यमयी रूपक-पद्धते खोज निकालना असम्भव है। 
हमारे यहाँ की प्रवृत्ति यह रहो है. कि हम प्रत्येक स्पष्ट विषय को भी 


( रष्ट६ ) 


अपनी सूक्मान्वेषिणी एवं तक-प्रधान बुद्धि द्वारा अगम्य एवं रहत्व- 
मय बनाते रहे हैं। तुलसी जेसे रामभक्त, स्पष्ट वादी एवं जागरूक 
साधक के काव्य में सुफी कवियों जेसी रहस्य-पद्धति खोजना व्यर्थ 
की उधेड़बचुन है। डा० गुप्त ने इस साथना-पद्धति को विशेष बल 
देकर उपस्थित ,भी नहीं किया है ओर अपने प्रकाशित ग्रन्थ 'तुलसी- 
दास” (जो उनके थीसिस का हिन्दी-ऋपान्तर है) में उन्होंने थीसिस! 
के वे प्रप्ठ छोड़ दिये हैं जो तुलसी के प्रतीकों से सम्बन्ध रखते हैं 
इससे जान पड़ता है कि वे या तो झपने तकों को अभी उतना 
सचल नहीं समभने ओर अधिक अकाटय प्रमाणों की खोज में हें 
था वे प्रतीक-सम्बन्धी अपनी खोज से सन्तुष्ट नहीं हुए । तुलसी की 
रचनाओं से यह स्पष्ट है कि किसी विशेष राम-संप्रदाय की ओर न 
उनका आग्रह था, न उन्होंने किसी संप्रदाय को नोंव डाली। 
परन्तु वाद में अयोध्या में उनके काव्य एवं उनकी साधना को लेकर 
संप्रदाय चल पड़े । इन सम्प्रदायों पर अपने समय की बलबती 
धाराओं का प्रभाव पड़ना अनुचित नहीं है । दूसरे, कोई भी साधना 
सम्प्रदायवद्ध होकर रहस्य, प्रतीक अथवा 'गुद्य” की ओर ही ऋकती हे | । 

वात यह है कि स्वयम्‌ मानस के अनेक स्थलों से पाठक भ्रम 
में पड़ जाता है. कि वह जो कुछ पढ़ रहा है उसके पीछे कहीं 
दूसरे ही अर्थ तो नहीं हैं। तुलसीदास स्थान-स्थान पर कह देते हैं. 
कि रामकथा वास्तव में रहस्यकथा है-- 

सूमह्धि रास चरित सनि मानस । 


गुपुत जह जो जेहि खनिक ॥ (बा० ८) 
करन चहरडें रघुपति गुन गाहा | लघुमति मोरि चरित अवगाहा॥ 
हा (बा० २-५) 


जेहि यह कथा सुनी नहिं होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
कथा अलौकिक सुनहिं जे ग्यानी। नहिं आचरज करहि' अस जानी | 
रामकथा के समिति जग नाहीं। असि ग्रतीति तिनन्‍्ह के मन माहीं 
नाना भाँति राम अवबतारा | रामायण शत कोटि अंपारा॥ 


( २४७ 9 


कल्प भेद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक मुनीसन्ह गाण॥ 
फरिआ न संशय अस उर आती | सुनिय कथा सादर रति मानी ॥ 
राम अनन्त अनन्त गुन, अमित कथा विस्तार | 
सुनि आचरजु न मानिहहिं, जिन्हके विमल विचार ॥ 
(बा० ३२-५-३ ३) 
वास्तव में ठुलसी ने रामकथा को 'रहस्थ” के रूप में ही देखा 
है और वे इसी बात को श्रद्धालु पाठक को स्पष्ट करना चाहते हैं । 
रामकथा को तुलसी ने किस प्रकार साधारण नर-काञ्य से उठाकर 
रहस्यमय ओर अलौकिक बना दिया, यही हम शआआगे समभने की 
चेष्टा करेंगे । 
(१) यह अलज्ञीकिक का चरित्र है ।* 
(२ ) यह त्र्म की लीला हे । ब्रह्म स्वयम अज्ञेय है; अतः उसकी 
लीला भी अज्नेय हे | 
) यही लीला सदेव एक सी नहीं रहती । यह नानात्व प्रधान 
है ।* ब्रह्माण्ड अनन्त है। प्रत्येक त्रह्मांड में अयोध्यापुरी, सरव तथा 
धअन्य तीथांदि हैं और उनके ही अंश रूप भरत, लक्ष्मण और शत्रध्न 
भी सदा उनके साथ ही जन्म लेते हैं । तुलसी की कल्पना के अनुसार 
राम प्रत्येक कल्प में अवतार लेते हँ। इस अनंतता, स्थान-विशेप 
ओर काल-विशेष के प्रभाव के वाहर होने के कारण ही 'रामचरित 
उसी प्रकार अगम, रहस्यमय ओर फेवल अनुभूति-साध्य ही हे जिस 
प्रकार आजकल के चेज्ञानिकों को रष्टि-विपयक धारणा ।३ 
१- कथा अलौकिक 
२--एक श्रनोद्द अरूप श्रमामा | अज॒ सचिदानन्द पर धामा || 
व्यापक विस्वरूप भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
( बा० १८ ) 








रइ--नाना भाँति राम अचतारा | 
कल्प भेद हरि चरित्त सुहाए | 


( रछ८ ) 


(४) निर्गुण ब्रह्म का सगुण हो जाना ही रहस्यात्मक है। 
वास्तव में अवतार को भावना ही रहस्यसयता पर स्थित है'। तभी तो 
“जन्म होना” न कह कर “ग्रगट होना” कहा गया है। जैसे कृष्ण 
के सम्बन्ध में भांगवतकार ने कहा है | इस तरह रामावतार आयोजित 
होता है।४ इसी प्रकार तुलसी ने भगवान्‌ को अयोध्या में ही 
छोड़ कर कथा की समाप्ति कर दी है जैसे उनके रास की कथा को 
समाप्त करने से राम के जीवन कार्यों में एक बार फिर रहस्य की 
स्थापना हो जाती है | 

(४) अनेक स्थान पर चरित्र ही अलोकिक है। वास्तव में जिस 
प्रकार सूरदास ने क्ष्ण के जीवन को भागवत की अलोकिकता ओर 
रहस्यमयता से मुक्त करके उन्हें यथाथ के स्पर्श से सामान्य मसनुष्य-- 
बालक और प्रेमी--के धरातल पर खड़ा करने की चेष्टा की है, उसके 
ठीक विपरीत तुलसी का प्रयास है। जिन्होंने राम के चरित्र को लोकोत्तर 
बनाने की चेष्टा की है । इस कारण भी कुछ रहस्यमयता की गई है । 

(६) ठुलसी स्थान स्थान पर ल्ौकिक चरित्र के साथ कहते चलते हैं. 
कि यह तो अलोकिक क्रीड़ा-मात्र है । वह रामचरित की अलीकिकता 
ओर रहस्यमयता को भुला देना नहीं चाहते । इसी लिए बह पाठक से 

7 ५ औउदर माँ सुनु अ्रंडजराया । देखेझँ बहु ब्रह्मएड निकाया ॥ 
अंडकोस प्रति-प्रति निज रूपा | देखे जिनस अनेक अनूपा ॥ 
अववपुरी प्रति भवन निद्वरी | सरजू भिन्न मिन्न नर नारी॥ 
दशरथ कोौसल्या सनु ताता | ब्रिवरिध रूप भरतादिक श्राता | 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा | देखेडें बाल बिनोद अपारा ॥ 

भिन्न भिन्न में दीख सब्र श्रति विचित्र हरिजान। 
गगनित भुवन फिरेंदे प्रश्न रामन देखेडें आन || 
(उ० ८१ ) 
4--मग्रे श्रगद कृपाला दीन दयाला कोसल्या हदितकारी | 
दररपित मद्ठतारी मुनि मनद्ारी अदभुत रूप विचारी ॥ ( बा० श्६८ । 





( ४९०३) 
ह 5 0 के क 50223: | 
पद्धा की चायना फरते हैं। रहस्य गो रघ़ना अध्यात्म में भी | अथफ्+ 
साद्रा में मिल्तती है यदि सलसी राम के प्साश्वस्व «मं रहरंय की भावना 
इत्पन्न फरने में किसी के हाशी £ तो धअध्यात्मकार के | सच तो यद 
कि घरिप्र फो रहम्यगय धनागे बिना अ्द्धा को पृष्ठ नहीं किया जा 
फता | भक्ति हृदय का बिधय है। उसका आधार बद्धि नहीं, श्रद्धा 
है। क्षद्राभाव फे फारण हो राम का घरित्र वृद्धि फो अग्राय होने पर 
भी सहज प्राह्म दो जाता हे, यह तुलसी का तक है । 
(६) अंतिम धात या है कि रामकथा भक्तिदायिनी है ओर 
भक्ति छी फल्पना रषग्म्यवादी होने के कारण रामकथा में भी 
पहस्यवादिता' आ जाती है । 


प्रोफ़ेसर रानाड़े ने “महाराष्ट्र में रहस्यवाद” नाम की अपनी 
धअंग्रेज़ी पुस्तक में निर्मुश संतों के साथ सगुण भक्तों को भी रदस्यवादी 
साना दै। एक दृष्टिकोण से यहू ठीक भी है। सध्ययुग की भक्ति- 
धारा श्रद्धा के आधार पर थी। उसके प्रालंचन या आश्रय अलीकिक 
चरित्र थे । उपास्य देवता के आगे मन, युद्धि और घचन सभी प्रकार 
आत्मसमपंण कर देना ही मुख्य भाव था। चाहे भक्त दारय भावना 
को मानता हो चाद्टे मधुर भाव का उपासक हो, यह शआआत्मसमपंण ही 
उसकी प्रवृत्ति के मृल में रहता था। रहस्यचादियों में भी श्रद्धा द्वारा 
आत्मसमपण को ही प्रधानता मिली है | इस दृष्टिकोण से राग और 
क्ृष्णभक्त भी रहस्यवादी कट्ाते &ैं। परन्तु सगुण भक्तों और 
रहस्यवादियों की तुलना यहीं पर समाप्त हो जाती है । सगुण भक्तों, 
ने अपने चरित्रों की कथा के पीछे कोई प्रतीक नहीं चलाए, न साधना- 
पद्धति ही उपस्थित की । एक तो कथा में प्रतीक की भावना उत्पन्न 
करने से उसके प्रवाह में बाधा पड़ती, दूसरे यह आवश्यक ही नहीं 
था । सक्रियों को एक विशेष साण्ना-पद्धति का प्रचार करना था। भक्तों 
के लिए भक्ति ही साधना थी जिसके , आधार के लिए या 'स्वान्तः 
सुखाय” अपनी भक्तिभावना को पुष्ट करने के लिए साधना रूप सें 


( २४० 9) 8 


होने अपने काव्य की रचना की | “मानस में कोई काल्पनिक 
रूपक नहीं बाँधा गया है'। यद्यपि आदि से अंत तक कथा-प्रवाह के 
साथ साथ आध्यात्मिक भाव की घारा भो उमड़ती गई है'।”१ नास 
महात्म्म प्रकरण के आधार पर मानस में रूपक ( प्रतीक ) की खोज 
करना टीक नहीं है । तुलसी ने राम के नाम को राम से वड़ा अवश्य 
कहा है। अक्षर ब्रह्म को कल्पना के मूल में भी नाम की महत्ता ही 
है ।* तुलसी ने रामकथा कहने के वाद राम नाम की महत्ता लिखकर 
शासत्र विहित कार्य ही किया है। हा, यदि उन्हें नि्गुणवादियों के 
“ज्ञास के महत्व” को ध्यान में रख कर उनकी साधना को भी सगुण 
रामभक्ति में मिला लेने की प्रेरणा न होत्ती तो वह इतना अधिक महत्त्व 
इस प्रसंग को न देते । परन्तु जहाँ उन्होंने निर्गुशवादियों की निन्‍्दा 
की हे वहाँ उनको राम-वर्म में दीक्षित करने की भी चेट्टा की है । 
यह उनकी पद्धति को आत्मसात करके अपरोज्ष रूप में नाम-प्रकरण 
की रचना के पीछे ऐसी ही कोई भावना हो सकती है । सारी राम- 
कथा कह कर फिर उस पर रूपक का आरोप करना ओर कथा प्रतीक 
रूप में उपस्थित करता असंभव था। 


१--शसमचरितमानस को कुछ विशेषताएँ ( ए० बी० पुराना ), कल्याण, 
भाग १३, सं० रे 
२->नामेव तब गोविन्द कल्नौतत्वतः शताधिकम्‌ | 
ददाह्थुच्चाग्णान्मुक्ति बिना अपष्टाज्योगतः || 
ह गीकोटिपर्न शहेपु काशी-- ( भगु० ) 
प्रयाग गंगायुत. कल्पवास: | 
यजायुत सेंद सुबर्ग दानम 
गोविन्द नाम्या ने कदाति सुत्यम ॥ (श्रत्रि० ) 
खत्तर दि. परब्रद्ा ग्रीनिन्देत्यन्नस्त्रयम | 
सस्गदुब्चरित बेन द्रदा भूयाव कल्‍्पते॥ . ( शिवसंद्विता ) 


ब 


( श८९१ ) 
राप 


सारे रामचरितमानस में जहाँ अनेक चरित्रों के दर्शान हमें होते 
है, वहाँ मुख्य रूप से फेचल एक ही व्यक्तित्व उभरता है। यह राम 
का व्यक्तित्व है । तुलसीदास ने उनके व्यक्तित्व, उनके देवत्व और 
उनके बहात्व को अनेक प्रकार से पुष्ट किया है । 

राम गोस्वामी तुलसीदास के इछ्देव हैं। उनके विपय में भक्त 


पाठक की जिज्ञासा शान्त करने के लिए ही रामचरितमानस की 
रचना हुई हे । 

मध्य युग की उपासना को समभने के लिए हमें कुछ भूमिका की 
आवश्यकता होगी । उस समय दृशंन के क्षेत्र में परत्रह्म या त्रह्म की 
महत्ता स्थिर हो चुकी थी ओर साधारण जनता तक पहुँच भी चुकी 
थी | श्रीमदूभागवत के श्रीकृष्ण ब्रह्म हो हैं। अतः तुलसीदासजी ने 
अपने राम को कहीं ब्रह्म कहीं त्रह्मपर कहा । साथ ही वेष्णव धर्म ने 
विष्णु की महत्ता स्थापित कर दी थी ओर साधारणतया राम-कृष्ण को 
विष्यु का अवतार ही समझा जाता था। तीसरी वात यह है कि 
त्रह्म का जहाँ सगुण कृष्ण रूप भली भाँति निरूपित हो चुका था, वहाँ 
उससे बहुत पहले -निग्गुंण रूप की भी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। निर्गुण- 
पन्थियों ले पूचीय मदेश को सगुण रामभावना को निमगुण रूप दे 
दिया था। कवीर कहते थे-- 


“दशरथ सुत सब लोक बखाना । राम नाम का मस्म है आना ॥” 
८ ०] 
बहुत कुछ निगुण ब्रह्म के साम्यवाची रूप में रास का प्रयोग काशी 
ओर उसके चारों ओर के गआन्तों में हो रहा था। 


इन्हीं कारणों से तुलसी को राम का ऐसा रूप उपस्थित करना पड़ा 

जो प्रचलित मन्तज्यता के विरोध में न पड़े और जिसका अपना 
स्वतंत्र व्यक्तित्व हो | उनके सामले वाल्मीकि और अध्यात्म के विष्ण 
५ के अवतार रास, निशुणियों के निशुण ब्रह्म राम ओर दाशनिकों 


( रएर२ ) 


के सगुण निर्गुण ब्रह्म थे। इन्हीं को लेकर उन्‍होंने अपने राम का 
निर्माण किया | 
१--निगृण ब्रह्म राम (निराकार) 


अनेक चौपाइयों में तुलसी ने राम के इस रूप का विवेचन किया 
है'। यह रूप साधारण मनुष्य को अचित्य है । वेद इसे “नेति नेति” 
कहते हैं। इस रूप में राम व्यापक, अलख, अनादि, अनीह, 
सच्चिदानन्द, निराकार ओर निर्मेह है । इन राम को उच्च श्रेणी के 
भक्त ओर योगी ही पा सकते हैँ ओर वह भी साधना की उच्चतम 
अवस्था सें-- 

एक अनीह रूप अनासा । अज सचब्चिदानन्द परधासा |। 

अगन अखंड अनन्त अनादि। जेहि चिन्तहि पर्मारथवादी | 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा | चिदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥ 

व्यापक अलख अनीह अज निगुन नाम न रूप | 
राम जहा परमारथ रूपा | अविगत अलख अनादि अनूपा । 
सकल विकार रहित गत भेदा | कहि नेति नेति निरूपहि वेदा ॥ 
सोइ सचब्चिदानन्द घन रामा | अज विग्यान रूप बलधामा |! 
व्यापक व्याप्य अखंड अनन्ता । अखिल अमोघ शक्ति भगवन्ता । 
अगुन॒ गिरा गोतीता । समदर्शी अनवद्य अजीता |) 
निर्मम निराकार निर्माहा। नित्य निरंजन सख सन्देहा। 
तुलसी के इन राम का रूप सन्‍्तों के राम से कुछ भी भिन्न 
नहीं हे 


धि 


२--महा विष्णु राम 
यद्यपि तुलसी विष्णु के नामों हरि आदि का द्वी अयोग राम के 
लिए करने हैं, परन्तु उनका तात्पये विष्ागु परशक्ति है! क्‍योंकि विष्णु 
सयम उसका एक अंश है । इनका रूप विष्यमु जसा हो है। यह 
साकार, एकदेशी, एकरूप हैं । इनका धाम चेकुण्ठ ऐसे ही 


का 
सागर इ-- 


( २४३ ) 


 लोचन अभिरामा तनु धनस्यामा निज पश्रायुध भुज चारी | 

भूपन चनमाला नयन विसाला शोभा सिंधु खरारी॥ 

फट्ट दुइ कर जोरी शरतुति तोरी फेट्टि विध करों अनन्ता ॥ 

मायागुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनन्ता। 

करना सुख सागर सब गन आगर जेहि गावहिं श्रति संता ॥ 

सो मम द्वित लागी जन अनुरागी भय प्रकट श्रीकंता ॥ 
दशरथ ओर फौशल्या भी राम फे इस रूप को जानते थे ओर उन्होंने 
बात्सल्य भाव से ब्रह्म फी रति उस जन्म या इस जन्म में माँगी थी ।१ 
सीताजी तो परमशक्ति दी थीं परन्तु उन्हें भी कवि भक्त ही चित्रित 
करने में अधिक आनन्द लेता है | रही कैकेयी | उसने राम के देवत्व 
को बाद में जाना । वस्तुतः राम उसे भी प्राण से प्रिय थे। भरत तो 
भक्ति के आदर्श ही हैं |? शत्रन्न भी राम के सेवक हैं ।४ जनक ज्ञानी 


भक्त हैं। उन्होंने देखते ही राम-लक्ष्मण के असली रूप को पहचान 
लिया है ।५ 


१--चाहर्ड तुग्ददि समान सुत प्रमु सन कवन दुराउ | 
सुत बिपदक तब पद रति होऊ। 
मोदि बड़ मूढ़ कद किन कोऊ ॥ 
मनि बिनु फन जिमि जल बिनु मीना | 
मम जीवन तिमि तिन्द्ृद्दि अधीना ॥ 
जे निम भगत नाथ तव श्रदृही | 
जो सुख पायद्दि' जो गति लह्टद्टों ॥ 


सोइ सुख सो गति सोइ मगति सोइ निज चरन सनेहु | 
सोइ विवेक सोहइ रहनि प्रभ॒ दमद्धि कृपा करि देहु || 


२--जेहि विधि कपट करंग संग धाइ चले श्रीराम | 
सो छुवि सीता राखि उर रटति रहत्ति हरि नाम ॥ 
या ४ 


( २४४. ) 
३--सगुण-निरगुण ब्रह्म राम 


इस रूप में राम सशुण भी हैं ओर निर्गुण भी। मूलरूप से वह 
निगंण हैं परन्तु भक्त के प्रेम के वशीमूत होकर सगुृण हो जाते हैं। 
दोनों रूपों में वह निराकार हैं । निगुण रूप में जिस ग्रकार ब्रह्म 
निराकार, व्यापक और अव्यक्त हे, सगुण रूप में ब्रह्म उसी प्रकार 
साकार, व्यापक ओर अन्तर्यामी है । तुलसी ने राम के इस रूप का 
अनेक स्थानों पर वर्णन किया है | 

जय भगवंत अनंत अनामय | अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 

जय निगुन जय जय गुनसागर | सुख मंदिर सुन्दर अति नागर 


जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानश। 
सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ ॥ 
या 
जासु कृपा कटठाचछ सुर चाहत चितवन सोइ | 
राम पदारविद रति करति स्वभावहि खोइ ॥ 
३--पुलक गात हिय सिय रघुबीरू। 
जीह नाम जप लोचन नीरू॥ 
ओर 
भरत चरित करि नेमु ठुलसी जो सादर सुनहि। 
सीय शमपद प्रेम अवसि होइ भैवरस विरति ॥ 
. ४--भरत सन्ुहन दुनड भाई। 
गो ३ प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ 
4 -सहज. विराग रूप मन मोरा। 
थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ 
ब्रक्ष जो निगम नेति कहि गावा | 
उभय वेष घरि की सोश शआवा ॥ 


( २५४ ) 


हुए फसस्य परयता मापन | नाभ प्रभया खनाम निरंजन ॥ 
संप रसंगन सथ इरालय। बंसाएू सदा एम का), परियालय ॥ 


घन अरंस ध्यूज धार परामय | 
अतजिन अरोेध इि रथ ॥ 


ल्‍ न्नि धर 
यथा संगशाननिशेगा रूप झद्या ही अयनार लेगा शै-- 
फमठ सुफर नरहरी | बामन परशुराम चपुथरों। 


डा 
श। 


४--सगुण ब्रह्म राम 


मानस में सगश राम का ही विशेष बगान है, विशेषतः साकार 
सगे राम फा | एसदे दो रूप ॥-रफ् दयराम, दूसरा दाशरसि राम | 
देव राम पीर दाशरधि राम में बह अंतर है फि जहां देवरूप का 
बगान झाया है, बढ़ा उनके छदय पर बने शुए (उर श्रीयत्स) भगुचरण 
फी भी चर्चा की गई है । इस प्रकार राम के इस रूप की 
फल्पना में बिफ्यु फा मेल हा। गया ह.। इनकी 'आकृति दाशरथि 
राम जैसे ही हे । 


शरधि राम का तुलसी दे घिशेष चवणन किया है। इस थिपय 
हे वे पंध्यातस और क्रीमद भागवत से प्रभावित है । 


सलसी की राम के नखशिख का चर्णुन अत्यन्त प्रिय है। नख- 
शिम्म बर्गन के अधिकांश प्रसंग वालकाण्ड में है। उनमें 
राम के बाल ओर किशोर रूप का चर्णगान है। एक चौपाई 
में निदियाले राम का चित्र भी || ध्ययोध्याकरांड में उस 
प्रकार के नखशिख नहीं मिलते, परन्तु राम के तापस-वेश का चर्णन 
है और उनके प्रभाव का निरूपण है | बाद के कांडों में ऋषि-मुनियों 
की स्तुतियों में ओर भक्त से मिलने के अवसर पर राम का स्वरूप 


नखशिग 


( २४५६ ) 


चरणन किया गया है । इन स्थलों पर राम-लक्ष्मण-सीता अथवा राम- 
लक्ष्मण की तापस जोड़ी का ध्यान उपस्थित किया गया है। युद्ध के 
समय के तापस-बीर वेप के च्णंन भो मिलते हें परन्तु कवि की 
विशेष रुचि इनमें नहीं है | उसे किशोर और तापस राम अधिक 
प्रियहें । 

१--चाल रूप 


काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज  वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नखजोती | कमलदलन्हि बैठे जनु मोती ॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे ! नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उद्र त्रय रेखा | नाभि गँभीर जान जेहि देखा | 
भ्रुज बिसाल भूषन जुत भूरी। हिय हरिनख अति सोभा रूरी॥ 
उन मनिहार पदिक की सोभा | बिप्र चरन देखत मन लोमभा ।॥ 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई | आनन अमित मदन छवि छाई॥ 
इ दसन अधर अरुनारे | नासा तिलक को बरने पारे।॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
विक्क्रन कच कुख्ित गभुआरे | वहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥ 
पीत झंगुलिया तनु पहिराई। (बा० १६६ ) 


२--किशोर रूप 


अदरुन नयन उर वाहु विसाला | नील जलज तनु स्याम तमाला | 


* क्रटि पट पीत करे वर भाथा | रुचिर चाप सायक दुह्ु हाथा ॥ 
(बा० २०६) 


पीत वसन परिकर कटि भाथा। चारु चाप सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचंद्न खौरी। स्यामल गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरि कंघर वाहु' बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लोचन | बदन मयंक ताप त्रथ मोचन ॥ 


( २४७ ) 


कानन्हि कनक फूल छवि देहीं। चितवत चितहिं चोरि जनु लेहीं ॥ 
खितवनि चार श्रकुटि वर वाँकी | तिलक रेख साभा जनु चाँको ॥ 
रुचिर चौंतनी सुभग सिर मेचक कुख्वित केस। 
नख सिख सुंदर वन्धु दोड सोभा सकल सुदेस ॥| 
(बा० २१६) 


कल कपोल श्रुति कुण्डल लोला। चिबुक अधर सुंदर म्रढु वोला ॥ 
कुमुदबंधु कर निंदक हाँसा। श्र॒ुकुटी विकट मनोहर नासा ॥ 
भाल विसाल तिलक भलकाहीं | कच विलोकि अलि अवलि लजाहीं | 
पीत चौतनी सिरहिं सुहाई | कुसुम कली विच बीच बनाई॥ 
रेखे रुचिर कंबु कल श्रीवाँ। जनु त्रिप्षुवन सुपमा की सीवाँ॥ 
कुझ़्र मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल । 
वृषभ कंध केहरि ठवनि बल निधि बाहु विसाल ॥ 

( बा० २४२ ) 
कटि तूनीर पीत पट वाँधे। कर सर घनुष वास बर काँधे॥ 
पीत जग्य उपयदीत सुहाए। नखसिख संजु महाछृबि छाए ॥ 

(बा० २४१) 
सोभा सीव सुभग दोउ बीरा। नील पीत जलजाभ सरीरा ॥ 
समोरपंख सिर सोहत नीके | गुच्छ बीच बिच कुम्तुम कली के ॥ 
भाल तिलक अमविन्दु सुहाएं। श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥ 
विकट भ्रकुटि कच घूघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे॥ 
चार चिवक नासिका कपोला | हास त्रिलास लेत मन मोला ॥ , 
मुख छवि कहि न जाइ मोहि पाहीं | जो विलोकि वहु काम लज़ाहीं॥' 
उर मनि माल कंयुकल ज्ीवाँ | काम कलभ कर पधुज बल सीवाँ ॥ 
सुमन समेत वास कर दोना। सांवर छुँअर संखी सुछि लाना ॥ 

केहरि कठि, पट पोत घर सुपमा सील निधान। 
देखि भानुकुल भूषनहि विसरा सखिन्ह अपान॥॥ 
जा० २३३) 


( २४८ ) 


केकि कंठ दुति स्थामल अंगा। तड्ठित बिनिन्द्क बसन सुरंगा॥आ। 
ब्याह विभूषन विविध बनाए। मंगल सत्र सत्र भति सुदाएं॥ 
सरद्‌ ब्रिमल विधु बदन सुहावन | नयन नव्रल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलीकिक सुन्दरताई | कद्दि न जाइ सन ही मन भाई॥ 
| (आ० ३१६) 
स्याम सरीर सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजाबन ॥ 
जावक जुत पद्‌ कमल सुहाए। मुनि मन मथुप रहत जिन्ह छाए।॥ा 
पीत पुनीत , मनोहर घोती | हरित बाल रवि दामिनि जोती॥ 
कल किंकिन कटिसूत्रु मनोहर | बाहु विसाल विभूषन सुन्दर ॥ 
पीत जनेड महाछत्रि देई | करमुद्रिका चोरि चित लेई॥ 
सोहत ब्याह साज सब साजे | उर आयत उर भूपन राजे ॥ 
पिञ्वर उपरना काखा सोती। दुहँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुण्डल काना | बदनु सकल सोांदर्य, निधाना ॥ 
संदर भ्रकुटि मनोहर नासा | भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
-सोहत मौरू मनोहर सा्थें। संगलमय खझुकुता सनि गार्थें॥ 
न लनिश मिल आ ( वा० ३२३ ) 
' भानस के राम के सोन्द्य-बर्णेन के कितने ही स्थलों को हम 
ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। रामचरितमानस चरित-काव्य है, अतः 
'लसमें राम के बाल, किशोर और तारुण्य की अनेक अवस्थाओं और 
-युवराज-भेप्र, विवाह-भेप, वन-भेप आदि अनेक वेप-यूपाओं के हमें 
दशन होते हैं.। इसी लिए मानस में राम का सोन्दर्य अनेक रूपों में 
पुष्ठ हुआ हे । उसमें विवाह के समय का राम का साघुयपूर्ण वेष भी 
है, ( जिसकी चोपहलू टोपी आचाये शुक्तज्षी को खटकती है ) और 
युद्ध.के समय का पुरुप-सेप भी. है । अनेक स्थलों (जैसे समुद्र-शोपण 
की अ्तिज्ञा करते समय-ओर सुवरेला की काँकी के समय ) पर असंग 
से ही रामचन्द्रजी की मुद्रा और सोन्दय की व्यंजना हो जाती 
प-चर्णन. आलम्बन के सौन्दर्य को हृदयनिष्ठ. कर देता है। 
भक्त कवियों ने इस सत्य को उतनी ही अच्छी तरह से समभा था 


>यरललल ३ इशश्फीसन तक रक्त  क 


( रृश६ ) 


जितनी अच्छी तरह से ऋझूंगारिक कवियों ने । राम और कृष्ण के रूप 
का ध्यान भक्ति प्राप्ति की पहली सीढ़ी थी। अतः सुरदास और 
तुलसीदास दोनों ने अपने इषप्टदेवों को अनेक परिस्थितियों में डाल , 
कर उनके सौन्दर्य से ठृप्ति पाने ओर उसे अपनी ध्यान-धारणा का 
केन्द्र बनाने की चेष्टा की है। तुलसी के काव्य में ऐसे अनेक स्थल 
हैँ जहाँ कवि राम की विशेष रूप-मुद्रा पर रीक कर प्रार्थना करता है 
कि वे उसके मन में इसी रूप-मुद्रा-विशेष के साथ विराजमान रहें। 
उदाहरण के लिए सुवेला की माँकी को ही लीजिए-- 
इहाँ सुचेल सेल रघुचीरा | उतरे सेन सहित अति भीरा॥ 
सिखर एक उतंग अति देखी | परम रम्य सम सुश्र विसेखी॥ 
तह तह किसलय सुमन सुहाये । लछिमन रचि' निज हाथ डसाये ॥ 
तापर रुचिर म्रदुल मगछाला | तेहि आसन आसीन कृपाला ॥ 
प्रभु करत सीस कपीस उछुंगा | वाम दृहिन दिसि चाप निपषंगा ॥ 
टुह्ं कर कमल सुधारत वाना | कद्द लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 
चड़भागी अंगद हनुसमाना । चरन कमल चापत विधि लाना ॥ 
: प्रभु पाछे .लछिमन वीरासन | कटि निपंग कर बान सरासन ॥ 


एहि विधि कृपा रूप गुन घाम रामु आसीन । 
घन्य ते नर एट्टि ध्यान जे रहत सदा लयतलीन ॥) 


राम के सौन्दर्य-वर्णन में कवि उन समस्त प्राचीन उपमानों का 
प्रयोग, करते हैं जो झआंगार काव्य में नायिका के अंगों के सोन्द्य 
के लिए निश्चित हुए हैँ। नेत्रों के सोन्दय के ऊपर तुलसीदास रीमे 
हुए हैं ओर जैसा हमने अन्यत्र कहा है उन्होंने उन्हें अनेके प्रकार से 
चित्रित किया है, कहीं उपसानों के साथ, कहीं स्व॒तन्त्र रूप से | सच तो 
है: कि तुलसी के राम छविधाम हैं, तुलसी उनकी छवि पर मुग्ध 


.हैं। उपमाओं ओर उत्प्रेक्षाओं के बीच में राम का अलौकिक सौन्दय . 


प्रस्कुटित हुआ है. ! 'गीतावली? में इस सोन्द्य में माधुये की प्रधानता 


है, 


( २६० ) 


प्रावकाल रघुवीर-बदन छंबि. चिते चतुर चित भेरे। 
होहिं. विवेक विलोचन निर्मल सुफल सुसीतल तेरे॥ 
भालु विसाल विकट भ्रकुटी त्रिच तिलक रेख रूचि राजे। 
सनहँ मदन तम तकि मरकत घनु जुगुल॒ कनक सिर साजे ॥ 
रूचिर पलक लोचन जुग तारक, स्याम अरन सित कोए। 
जनु अलि नलिन-कोस महँ वंधुक सुमन सेज सजि सोए ॥ 
विलुलित ललित कपोलनि पर कच मेचक कुटिल सोहाये | 
' मनो ब्रिधु महँ वनरूह विलोकि अलि विपुल सकौतुक आये ॥ 
सोभित ख़वन कनक कुण्डल कल लम्बित विधि भ्रुजमूले | 
मनहुँ केकि तक गहन चहत जुग उरग इन्द पतिकृूले ॥ 
अधर अरन तर दसन पाँति बर सधुर मनोहर हासा | 
मनहं सोन सरसिज मह कुलिसाने तड़ित सहित क्ृतवासा ॥ 
चारु चिबुक सुक तुण्ड विनिन्‍्दक सुभग सुउन्‍नत नासा। 
तुलसीदास छविधाम रामसुख सुखद समन भव त्रासा॥' 
परन्तु कवितावली ओर मानस में, विशेषतः कवितावली में, राम 
के परुष सौंदर्य का चित्रण हुआ है। कवितावली में युद्ध के अवसर 
पर राम के इस सोंदय को भी कवि देखता है-- 
राम सरासन तें चले तीर रहे न सरीर हड़ावरि फूटी। 
रावन घीर न॒पीर गनी लखि ले कर खप्पर जोगिन जूटी | 
सोनित छींटि छटानि जटे तुलसी प्रभु सोहें महाछूबि छूटी । 
मानों मरक्कत सेल विसाल फैलि चली बर बीरबहूटी ॥९ 
यदि राम का नर-चरित्र दी तुलसी को इष्ट होता तो इतते प्रसंगों 
में राम के नखशिख-वर्णन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, परन्तु 
उन्हें तो अपनी भक्ति-भावना 'को दृढ़ करना और उसे. उत्तरोत्तर 
विकसित करना था, इसी से वे राम के शील-निरूपण के साथ उनके 


८ . “>गीतावली 
२--कवितावली 


( २६१ ) 


शरीरमीरिये के घर्मम को नहीं भूल सझे। राम अनन्त की चार्रों 
विधतियों सो लेदर चयनीग हर थे | नुलसी की कथा में ऐेश्वय, शील, 
मेज चार माधुर्थय सभी हो स्थान मिला है। परस्यु संदिय-भिय कवि 
होने एयं पीमंद वागगन से प्रभावित होने #े कारण सुलमी ने माथुय 
भी बंद मध्य दिया है। शील के याद इसी विशुति की चचा सबसे 
अधिक है। राम मे ऐेट्यर्य का बर्शन रामयरिवमानस से डा ६ 
ओर विनयपन्निशा में पानी सुज़रामे! के टंग से उसकी व्यंजना हु 
है, परन्न सहामी भी दास्य भावना छी सीता और भगवान को भक्त 
बत्मलता के फारुण भक्त आर भगवान के बीच में फोई अन्तर खड़ा 
मरी हधा है । 


परन्तु इष्टदेव का दनसा मिश्रण फरने पर भी तुलसी सीता के 

चित्रण में इनमे संयत रहे है हि हमें उसकी सतकता पर आश्वय 
होना है। जहां उन सौदिय न्याथ ने उन्हें; इस ओर बढ़ाया, वहां चे 
मैतिक भावना की प्रवानता अर मयदि-भावत्रियता के कारण शीघ्र 
ही सेभल गये। नेसे-- 

सोह सीय नस सुंदर सारी। 
कहकर ये दूसरी ही पर्ति में शंगार को अलौकिक दी नहीं पवित्र! 
बना देते एूं--- 

जगत जननी शअनुलित छवि भारी | 

अथवा सौंदर्य फी पभिव्यक्ति के लिए व्यंजना और कल्पना 
का आश्रय लेते हैं, जसे-- 

सन्दरता कहें सुन्दर करई। 


छवि यूद दीपसिखा जनु बरई || 
या 


(छवि सथा पयोनिध होई। पस्म रूपमय कच्छपु सोई। 
सोभा रजु मंदर सिंगारू। मथे पानि पंकज निज सारू ॥ 


( रद६रे ) 


एहि विधि उपजे लब्छि जब सुन्द्रता सुख मूल । 
तद॒पि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल॥ 
सीता के नखशिख-वर्णन का प्रयत्न नहीं किया गया है। केवल 
अरण्यकाण्ड के राम के विरह-प्रत्ञाप में सीता का नखशिख 
इब्नित है-- 
हे खग म्ृग हे मधुकर ख्रेनी | तुम्ह देखी सीता म्गनयनी ॥ 


(नेत्र) (केश) 
खंजन सुक कपोत मृग सीना | मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
(नेत्र) (नासिका) (ग्रीवा) (नेत्रने (केश) (कंठ-स्वर) 
कुन्दकली. दाड़िम दामिनी ! कसत् सरद ससि अद्विभासिनी ॥ 
(दंत) (दंत). (दास) (मुख) (मुखमण्डल) . (लठ) 
बरुनपास मनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत ग्रसंसा | 
(बेणी) (भर) (गति) (गति) (कट) 
श्रीफल कनक कदलि हरपषाहीं। नेकु न संक सकुच सन माहीं ॥ 
(स्तन) (जंता) 


यह नखशिख-वरणन क्रमबद्ध नहीं है, अतः सौन्दर्य का स्पष्ट 
शआरभास नहीं होता है। वास्तव में सीता का सोंदर्य-चणंन कवि को 
अपेक्षित भी नहीं था । यहाँ जो वर्शन है; चह काव्य-परिपाटी मात्र 
है और उसके मूल में भागवत का प्रभाव है। इस वर्णन से रपष्ट है. 
कि तुलध्ी नखशिख-वण न की पद्धति से परिचित थे, परन्तु उन्होंने 
अपने समय के कवियों के प्रभाव को ग्रहण नहीं किया। कदाचित्‌ 
यह उनकी धर्म-भावना के कारण था | उस युग में जिसमें कष्ण-काज्य 
के कवि राधा का वर्णन साधारण नायिका की भाँति कर रहे थे, 

आंगार को संयमित करना अपूर्व प्रतिभा और संयम का कास था। 
तुलसी ने अपने श्रेम-भाजन उपास्य देव ओर उपास्य देवी को सब 
प्रकार से स्वच्छु रखा | उनके स्वरूप ओर पारस्परिक सम्बन्ध का 
वर्णन करते हुए उन्होंने कहीं भी चटकीले रह्ढः का प्रयोग नहीं किया । 


१६-अन्य ग्रन्थ 
:--रामलसला नहल्ू 


इसमें दीस सोहर छपी में घालद राम के नह फी कथा 
है।। मारते हे पर्याय प्राल्त में अवध से लेकर विशार तक 
धरात के पाले पीर पेठने के समय साइन में: मदण, फरने की रीति 
प्रथलित ८ । इस पर्तिक्रा में सही रोनि साई गई है इधर का 
सोहर एन्द एफ सिशेष इन्द्र दे जिसे रि्रयों पुश्नोत्सव आदि अचसरों 
पर गाती हैं ।!+ 


मिभवन्ध माछझ को सलसी कत नहीं मानते, क्योंकि “उसमें 
साइन, भाटिन आदि का शंगारप्रण बशान है 7? *« प्रियलन की इस 
अनन्‍्ध फे अमली होम में सनन्‍्देद्र टै ५ अन्य विद्वान इसे तुलसी ही 
की रचना भानते है । 

प्रन्थ के रचना-फाल के सम्बन्ध में भी मतभेद है। बावा चेणी- 
माथबदास ने उसका उल्लेग्य सं० १६६६ (१६१२ ६०) की घटनाओं 
के साथ किया दे । स्यामसुन्दरदास सं० १६४० (१४९३ ६०) 


नर्फपलीय सननत के. अल विनाओल लत ली ललल। 


१--एफ विशेष छुन्द जिमे स्त्रियाँ पुत्रन्सम्बन्धी शआानन्दोत्सवों पर गाती 
कर्श-फरी इसे सोदला मी कहते ई 

२--बरात के पहले मंहप में बर की माँ चर को नहला-धुला कर गोद में 
लेकर बैठती है श्रीर नाइन पैर के नसों को महाबर के रंग से चीततो है | इसी 
रीति को नदद्लू कहते हैँ |? (तुलसी-प्रन्थायली) 

३--ीस्वामी तुलसीदास! (बाबू श्याममुन्दरदास) 

अ--+ नवरत्नो 

५--नोट्स श्रॉनि तुलसीदास? 


( २६४ ) 


रचना-काल मानते हैँ ।* सदगुरुशरण अवस्थी ने सं० १६१६ 
(१५४६ ४०) के लगभग" ओर डा० माताग्रसाद गुप्त ने सं० १६११ 
(१४५४ ई०) के लगभग इसका रचना-काल स्थिर किया है ।5 पिछले 
दोनों विद्वानों के अनुसार यह तुलसी की पहली रचना है। 

यह नह विवाह के समय का है या यज्ञोपवीत के समय 
का, इसमें भी मतभेद है | पं० रामग्रलाम टिवेदी उसे यज्ञोपवीत 
के समय का मानते हँ। वात श्याममुन्दरदासं का कहना है कि 
गोसाई' जी ने इसे वास्तव में विब्राह के समय के गन्दे' नहछुओं के 
स्थान पर गाने के लिए बनाया हे। डा० ग्रियर्सन इसे यक्लोपचीत 
के समर्य का ही मानते हैं। सद्‌ गुरुशरण अबस्थी भी उनके मत से 
सहमत हैं. ओर उन्होंने अत्यन्त युक्ति-पूवंक अपने मत का समर्थन 
किया है. | डा० माताप्रसाद गुप्त ने उसे तुलसी कृत माना तो है पर 
सझोच के साथ आप्त वचनों का कथन करते हुए । वे उसे विवाह के 
समय का नहदू मानते हैं । 


विवाह के समय का मानने से नहछू में एक ओर कठिनाई 
उपस्थित होती है'। इस घटना का किसी राम-कथाकार ने उल्लेख नहीं 
किया | वह अवध में हुआ यह इस ग्रन्थ में हे, परन्तु राम-विवाह 
जनकपुर में हुआ था। इसका समाघान यह मानकर किया जाता हैं 
'कि नहछू जनकपुर में नहीं हो सका था, अतः बारात लौटने पर 
अवध में हुआ। परन्तु यज्ञोपवीत के समय का मानने से हमारे 
सामने इस प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती। वास्तव में इस 
« ग्रन्थ के सम्बन्ध में श्री सदगरुशरण अवस्थी के विचार सबसे 
उपयुक्त ठहरते हैं। उन्होंने बेसबाड़े के रीति-रिवाजों का आश्रय लिया 
है । उनके अध्ययन का सार इस प्रकार रखा जा सकता है :-- 


न्ा्जित_त#तनंनलनंलनहन्ै्ित+++_+5+_+__++ 


६---गोस्वामी तुलसीदास? 
७--ठुलसीदास के चार दल), प्० ६६ 
८--8ुलसीसंदर्भ?, ४०३७ 





5 


( २६५ ) 


(१) दल्ह', बन्नाग, बनरा), आदि शब्द कोई निश्चित महत्त्व 
नहीं रखते । यन्तोपवीत के समय में भी इस प्रकार के वनरे“प्रधान 
मीत गाये जासे हैं। 

(२) 'मायना यधतोपबीत के परे भी होता दे। अन्य उपचार 
(नाइन आदि का आना) दानों समय पर एकन्सा दै ।_, 

(३) उपधीत के समय 'नाचुर--नाखून काटने की क्रिया भी 
सन्‍्पन्न दोती दहे। फॉरी-फ्री केवल नाखूनों फो नदन्नी द्वारा स्पर्श 
करने का रिवाज दहै। नहछू० में नटरनी शब्द का प्रयोग मिलता है--- 

कनक चुनिन सो लसित नहनी लिए कर हो। 

(४2) लला' शब्द शिगुता का सूचक हे । 

(४) जानक्रीमद्कल के अन्तिम छुन्द की दो पंक्तियों है-- 

उपयीत ब्याह उछाह जय सियाराम महल गावहीं। 
तुलसी सकल फल्यान ते नरनारि अनुदितु पावहीं॥ ' 

“जानफकीमद्रल की रचना करके विवाहोत्सव के मह्ञगान की 
व्यवस्था तो गास्वामी जी ने कर दी । 'रामलला नहेरू! द्वारा उपचीत- 
उत्सव-गान की व्यवस्था कवि को इप्ट रही द्वागी । अन्यथा उपचीत- 
गान के लिए गोस्वामी जी रचित कोई दूसरा ग्रन्थ होना 
चाहिए था ।? 

नहछू की भाषा पूर्वो अवधी का ठेठ रूप हैः जो जायसी के 
पद्मावत से मिलता है। “रामलला नहकू में आये हुए चहुत से 
अबधी शब्द मलिक सोहम्सद जायसी द्वारा अयुक्त अवधी के शब्दों 
से मिलते-ज़ुलते हँ । रामचरितमानस की अपेक्षा रामलला नहछू 
ऋर पद्मावत की भापा में अधिक समता है ।7?? 

इस पुस्तक की रचना लोकाचार ओर जन-रचि की ओर ध्यान 
रखकर हुई है । इसीलिए झंगार ओर हास्य की प्रधानता है।इस 
खंगार के मूल में कवि की योवन-सुलभ स्त्री-सौन्दर्य-अनुरक्ति है । 

१---ठलसी के चार दल?, पृ० ८५ न्‍ 

२--४ुलसी के चार दल?, पृ० ६७ 


( २६६ ) 


उसने राजा दशरथ को सौन्दर्य-प्रिय राजा के रूप में चित्रित किया 
है. । हास्य अरपष्ट और अशिष्ट भी हो गया है। जो हो, इस पुस्तक 
से तुलसी के सम्बन्ध में विशेष मन्तठ्य स्थिर नहीं क्रिया जा सकता 
जैसा उनके श्रालोचकों ने करने का प्रयत्न किया टी क््या कम है 
कि अपनी पहली रचना में ही कबि की दृष्टि लोकभावना और राम- 
चरित में सामझस्य उपस्थित करने की ओर लगी हुई थी ओर उसने 
लोकाचार को धामिक क्रिया का रूप देना चाहा ओर उसका आधार 
रामचरित का एक अंग रखा । 
२-बरव रामायण 
इस ग्रन्थ में ६६ वरवे हैं ।' नाम यद्यपि रामायण है, परन्तु कथा- 
भाग पण नहीं है| उंसका रूप स्फुट है । प्रसंग-विशेष पर छुंद-रचना 
की गई है। अतः यह स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य इसे इस रूप में 
उपस्थित करने का नहीं रहा होगा। संग्रह-फर्ताओं ने इसे भी मानस 
के आधार पर कांडों में विभक्त कर दिया होगा। इस ग्रन्थ का 
विश्लेपण इस प्रकार है-- 


कांड छन्द-संख्या 
वातल्काँड ११ 
अयोध्याकांड ८ 
अरण्यकांड ६ 
किष्किधाकांड २ 
सुन्दरकांड १ 
उत्तरकांड २७ 


१--बरवै छुन्द में २८ मात्राएँ होती हैं | वह पूर्वी अवधी का जन-छुन्द 
मालूम होता है| इसका आकर्षण इसका लालित्य है। छुलसी के अतिरिक्त 
रहीम ने इसे नायिका-मेद के लिए प्रयुक्त किया है। अवधी भाषा जित्त सीष्ठव 
के साथ बरवे रामायण में ढली है वैसी ओर किसी छुन्द में नहीं ढल सकी | 
अवधी का नवीन स्वरूप भी इतनी सुगमता से बद्ध नहीं किया जा सकता 
जैसा प्राचीन आमीण रूप |?-रामचन्द्र शुक्ल | 


( २६७ ) 


काव्य की दृष्टि से केवल बालकांड ओर अयोध्याकांड मदर्त्वपूर 
हैं। दोनों में रस की ओर ध्यान दिया गया हे। पहले में अलझ्लार- 
निरूपण का प्रयास स्पष्ट है। मिश्रतन्धु इसे तुलसी कृत नहीं मानते 
परन्तु सदगुरुशरण अवस्थी उनसे सहमत नहीं हैँ। उन्होंने मिश्र- 
बन्धुओं के तको' का सावधानी से उत्तर दिया है और ग्रन्थ की विशद्‌ 
आलोचना की है। हिन्दों के अन्य विद्वान बाबू श्यामसन्दरदास, 
रामचन्द्र शुक्त, रामशहुर शुरू 'रसाज्!, पं० रामनरेश त्रिपाठी और 
डा० माताप्रसाद गुप्त इस ग्रन्थ को तुलप्ती की द्वी रचना मानते हैं। 

रचनाकाल के संवंध में भी मतभेद हे। मूल गोसाई'चरित ने 
रचनाकाल सं० १६६६-०० (१६१२-१६१३ ६० ) माना है। साता- 
प्रसाद गुप्त ने इसका रचनाकाल सं० १६६२-६७ (१६०४-१६०७ ई० 
के लगभग माना है। सद्गुरुशरण अवस्थी का कहना है कि यह ग्रंथ 
कवि के साहित्यिक जीवन के आदिकाल अनुमानतः सं० १६९६ 
(१५६२ ६०) की रचना है । 

“इसमें रामचरितमानस की भाँति सात काण्ड हैं--(१) वालकांड, 
१६ छुंद--राम-जानकी-छवि का वर्णन, धलनुर्भग, विवाह (आभास- 
मात्र) (२) अयोध्याकांड, ८ छंदू--कैकेयी-कोप (अभासमात्र), राम- 
वन-गसन, निपाद-कथा, वाल्मीकि-प्रसंग; (३) अरण्यकांड, ६ छंद-- 
शूपंणखा-प्रसंग, कंचन-म्ृग-प्रसंग, सीता-विरह में. राम अनुवाप; 
(४) किपफ्किन्धाकांड, २ छंद--हसुमानजी का रामचन्द्रजी से पूछना कि 
आप कॉन दें (आभाससात्र); (५) सुन्द्रकांड, ६ छन्द--जानकी का 
हसुमान से अपना विरह कहना, हनुमान का आकर रामचन्द्रजी से 
जानकी की दशा कहना; (६) लंकाकांड, ? छंद--सेना सहित राम- 
लक्षमण की युद्ध में शोभा; (७) उत्तरकांड, २७ छंद--चित्रकूट-वास- 
महिसा, नाम-स्मरण-महिमा । 

प्रसिद्ध बरवे रामायण से यह जान पड़ता है कि इसे ग्रन्थ रूप 
में कवि ने नहीं बनाया था। समय-समय पर. यथारुचि स्फुट बरवे 
बनाये थे। पीछे से चाहे स्वयम्‌ कवि ने चाहे और किसी ने 


( रृषट्षण ) 


रामचरितमानस के ढह्ढ पर कथा आभासमात्र लेकर कांड-क्रम से उन 
छन्दों का संग्रह किया ।?!! कुछ विद्वानों का विचार है कि उपलब्ध 
प्रंथ अपूर्ण है । डा० ग्रियसन ओर पं० शिवलाल पाठक का विचार 
कुछ ऐसा है। पाठकजी का कहना तुलसीदास का बरवें 
रामायण भारी ग्रन्थ हे। आजकल जो प्रचलित बरवे रामायण है, वह 
बहुत ही थोड़ी और छिन्न-भिन्न है ।” परन्तु सच तो यह है कि इस 
अपूर्ण ता का कारण सामग्री का लोप हो जाना नहीं, वरन्‌ प्रन्थ की 
स्फुटता है । जिस रूप में यह आज उपस्थित है, उसमें स्कुट बर्गो' के 
बन्ध के रूप में सजाकर रखा गया हे. । इसीज़िए प्रोफेतर सदूगुरु- 
शरण अवस्थी इसे “प्रबन्धाभास स्फुट-काव्य”' कहते 
वरवे ठेठ पूर्वी अवधी में हे। उसमें तदूमव शब्दों की प्रधानता 
है ओर शेली भी अत्यन्त सुष्ठ नहीं हे। इनमें कवि का दृष्टिकोण, 
विशेपकर पहले दो कांडों में अज्ञंकारों का उदाहरण उपस्थित करना 
ही दिखलाई पड़ता है ।१ कूट लिखने का प्रयास किया गया हे ।४ कवि 


१-- तुलसी अंथावली?, प्रस्तावना 
२--हलसी के चार दल! (पहला भाग), ए० १२४ 
+-उदकु न है उजियरिया निसि नहिं घाम। 


जगत जरत श्रस लागर मोर्दि त्रिनु राम | (निश्चयालझ्ार) 
सिय मुख रारद कमल जिमि किमि कि जाइ | 
निसि मर्नीन बढ़े, नित्र दिन यह बिगसाई ॥| €्यतिरिय ) 


सिय सु अछ् रंग मिलि अ्विक उदोत। 

हार बैलि पदिरयी. चंपक द्वोत॥  (मीलित तदूयुण) 

संपफ हरवा आग मिलि अधिक सोहाई। 

जानि परे शिय दियरे नंबर कुँमिलई ॥ (श्रमीलित तद्युग। 

गरब करदु रघुनमस्दन जनि मन माँद्वि 

देख आपनि मूरति लिये के छाोदि॥ (प्रतीप) 
इञद मास कि झंगुरिन स्ठि झअकास | 

टुसी. सूपनखदि लखन के पास ॥ 


( २६९ ) 


की वह सींस्सप्रसि लिमके दशशन नदछू में शोते हैं यहाँ भी 
मिलती है। राम-सीना को आंखों का चर्णन भी कवि का करेश्य जान 
पता है, क्योंझि ऊई छन्‍्द इस लियय में हैं। 'बरवे रामायण का 
सबसे बड़ा गए भाषा-प्रयाह हे । उसमें क़त्रमता का अभावन्सा हे । 
उसका प्रमुस्य श॒ुगा प्रमाद 8&। शब्दन्याजना, भावच्यंजना, पार 
भावन-मन्त्रगा खसाधारण है । यह एक कलात्मक प्रंथ डै । इसमें बहत 
प्रकार के अजंमकार ठयवदन हें, परन्तु एक म्थान (कूटवाले बरवे) को 
ट्रोड़कर कहीं भी अम्वयाभायिकता नरीं आई है। थे भावों आर बिचारों 
का ही उत्क्य करने हैं ।0? रूपनचणन सीतानी का ही अनिक है 
विरखनझ-प्रगन, नाम-मदिमा और अतरनी हीनता के विपय भे ऋषि की 
उक्तियाँ श्रस्थन्त सरस, भावषुण आर उत्कृष्ट हेँ। वास्तव में थे छंद 
श्वार और भक्तिभाव के मेल के कारण तुलसी की रचना को बड़े 
सुन्दर रूप में उपस्थित करते हैं। इनमें कवि, भक्त ओर कलाकार का 
पूणु सामंजस्य दे | 


अप 
३-- पावती मड़ल 


पार्वतीमदझल में ५६४ छन्दों-में शिव-पावेती-विवाह्‌ का केथानक 
कै | इस पस्तक का इृष्टिकोश धामिक द्वू । कवि ने पुस्तक के अन्त में 
इसका उद्देश्य “विवाहके अन्र॒सतर पर गान” लिखा हे। इसलिए 
लोक-रुचि अर लोकाचार की ध्यान में रखकर ही इसकी रचना 
हुई है। इसमें शिवपावती-देवत्व अधिक श्रग्फुटित नहीं हुआ है 
परन्त हैं वे इप्रदेव ही | मिश्रवन्धु पहले इस' अन्थ को तुलसी की 
रचना नहीं मानते 4३ परन्तु उनके तक शिथिल थे। हिन्दी के अन्य 





१--वुलसी के चार दल), प्र० १२४७ 

२--कल्यान काज उछुद्र ब्यादह्र सनेह सहित जो गाइई | 
तुनती उमा-संकर-प्रसाद प्रमोद मंन प्रिय पाइढई ॥ 

३--दिदी-नवस्त्? (दूसरा संझ्करण) ४० ३२ 


( २७० ) 


विद्वान इसे तुलसी कृत ही मानते हैं | रचनाकाल के संबंध में मतभेद 
नहीं हे | अ्न्थ में ही रचनाकाल दिया हुआ है-- ; 

जय “सम्बत फागुनः सुदि पाँचे गरु दिनु । 

अस्विनि विरचेडें मंगल, सुनि सुख छिनु छिनु ॥ 
तिंथि फागन सुदी ५ गरुवार अश्विनी नक्षत्र हे। महामहोपाध्याय 
पं० सुधाकर द्विवेदी के अनुसार जय सम्बत्‌ १६४३ वि० सं० (१४५८६ 
ई०) पड़ता है। 


शिवपावती-विवाह-प्रसंग. रामचरितमानस में भी है, अतः 
उससे इसकी तुलना करना अनुचित नहीं होगा। “कथानिर्वाह के 
क्रम, मध्यवर्ती घटनाओं के यथेष्ट सन्निवेश और वर्णन की पूर्णता 
आदि की ओर इस पुस्तक में इतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना 
रामचरितमानस में ।”?१ मानस में शिवजी ने पावेती की परीक्षा के 
लिए सप्तर्पि को भेजा है, यहाँ वे स्वयम्‌ ही वढु के रूप में उपस्थित हुए 
ह। “इसमें महादेवजी की बारात का तथा विवाह से पूर्व मैना द्वारा 
उनके परिछन के समय का हास्यथन्योग्य वर्णन रामायण जेसा नहीं 
है ।”२ वास्तव में पावतीमंगल पर कालिदास के कुमारसंभव का 
प्रभाव है, विशेषकर कथोपकथन में। वास्तव में रामचरितमानस 
ओर पावतीमं॑गल की कथा में भेद इतना हैः जितना संक्षेप में लिखने 
के कारण होना चाहिए था । कुमारसंभव में शिव वृद्ध वाह्मण का 
रूप बनाकर परीक्षा के लिए जाते हैं | परन्तु काठ्य-प्रसंग और हास्य- 
विनोद के लिए गोस्वामी जी कालिदास के ऋणी नहीं हैं। हास्य- 
विनोद उनकी मीलिक कल्पना हे। कालिदास ने शिव-पावती का 
घोर श्क्ञारिक वर्णन किया है! जिसका तनिक भी पुद पावतीमद्भल 
मे नहीं है.। गोस्वामी जी के शिव ओर पावती देवता हैं और 
कालिदास के मनुष्य ।?३ कुमारसंभव के प्रकृति-वर्णन, सन्ध्या और 


2--विलसी के चार दल?, प० १६८ 
२--मिश्रवन्धघु 
३-- तुलसी के चार दल, प्र० १६१ 


( २७१ ) 


रात्रि-वर्णन, रतिविज्ञास, फामदेव का प्रलोभन आदि के चित्र पावंती- 
मद्ल में छू भर लिए गए हैँ या उनका एकदम लोप दे । 

भाषण आदि से अन्त तक पूर्वी अवधी है, केवल कही-कहीं 
ब्रजभाषा फे एकाघ कारक-चिन्ह दिखलाई पड़ते 8.7?१ इसके वणन 
विशद्‌, रसपर्ण और मनोर॑जक नहीं दै। संक्षेप में कहन की शैली ने 
इस विषय में बाधा उपस्थित की है । अनेक सुन्दर घटनाओं ( घारात- 
वर्णन, भय-चर्णन, काम-दहन-प्रसंग आदि) का कथनमात्र किया 
गया है कथानिवांह ओर पात्रत्व विकास का भी अधिक ध्यान नहीं 


ग्वा गया है ।”२ विवाहों की मांगलिक क्रियाओं का विस्तृत चणन नहीं 
है? परन्तु विवाह-संबंधी रीत-रिवाज ओर कन्या-सम्बन्धी माता- 





१-५० रामचन्द्र शुक्र (तु० 4० प्रस्तावना, ० ६८) 
२--लसी के चार दल”, 9० २२० 
३लोक-चेद-विधि कीन्द लोन्द्र जल कुस कर | 
कन्यादान संकल्प कीनद धर्सन धर ॥ 
पूजे कुल गुरुदेव कलसु धिल सुभ घरी। 
लखा. द्ोम-विधान बहुरि भाँवरि परी ॥ 
बंदन बंदि, अंथि विधि करें, धुव देखेठ । 
या विवाद सब कद्ददि जनम फल पेखेठ ॥ 
४--दूलद् दुलदिनि जे तब हास अवासहि। 
रोकि द्वार 'मैना तब कौतुक कीन्हेठ॥ 
करि लद्धकीरि गौरि दर बड़ सुख दीन्हेउ। 
छ॒ुथ्मा खेलावत गारि देहि गिरिनारिदि। 
अपनी ओर निद्वारि प्रमोद पुरारिदि॥ 
सखी सुवासिनि सासु पाउ सुख सब्र ब्रिधि | 
जनवासहि त्रर चलेड सकल मड़लनिधि ॥| 
पर्सन लगे सुवार बिबुध जन सेवहिं। 
देहि गारि वरनारि मोद मन भेवहि॥ .- 


( र७छए१ ), 


पिता की चिन्ताओं को उपस्थित* करके कवि ने मोलिकता का प्रदर्शन 
किया हे । इससे यह रपष्ट हो जाता है कि तुलसीदास भारतीय जीवन 
में कितने गहरे पैठे हुए थे। कत्या* और माता-विता के संबंध३१ के 
चित्र भी बड़े उत्कृष्ट हैं ओर भारतीयता की पूर्ण रूप से रक्षा करने 
में समथ हैं । 

पावतीमड्भल में मुख्यतः पावेती का ही चरित्र-चित्रण है जिन्हें 
हम कन्या, निछावान कुमारी, इृड़त्नता तापसी ओर वधू के रूप में 
देखते हैं | अन्य चरित्र न पूर्ण हैं, न उनमें अन्य स्थानों की अपेक्षा 
कोई विशेषता है। 

“पार्वतीमद्भाल का छन्द॒ एक अत्यन्त सुवोध और प्रचलित छन्द 
है । इस छन्द को उन्होंने श्रचार की दृष्टि से ही चुना हैे। जानकी- 
मंगल के अतिरिक्त किसी भी अन्य बड़ी कृति में कदाचित्‌ उन्होंने 
इस छन्द का उपयोग नहीं किया | विवाह के लिए यह छन्द वहुत 
उपयुक्त है 7४ 


१--उमा मातुसुख निरखि नयन जल मोचहिं। 
“नारि जनसु जग जाय”? सखी कहि सोचहिं ॥१५६॥ 
सजि समाज गिरिराज दौन्ह सबु गिरजहिं | | 
बदति जननि “जगदीस जुवति जिनि सिरजहिं ॥२२५॥ 
२--कुँवरि लागि पितु बांध ठाढ़ि' भइ सोहइ | 
रूप न जाइ बखानि, जान जोइ जोहइ ॥ 
३--मभेंटि ब्रिदा करि बहुरि मेंटि पहुँचावहिं | 
हुँकरि हुँकरि सुलवाइ घेनु जनु धावहि ॥१४८॥ 
पितु-मातु पिय परिवार हरपहि निरखि पालहिं लालहीं। 
सितपाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभुपण भालहीं ॥ 
कुंवरि सयानि विलोकि माठु पित सोचहिं ॥ 
४---ठलपी के चार दल?, पहला भाग, प्ृ० २०७ 


दे ( २७३ ) 
४--जानक्री मंगल 


“पावंतीमद्गल की भोंति यह भी एक स्वण्डकाव्य है। उपास्य का 
एक घटना-स्वरूप लेकर इस तन्ध की रचना कर डाली गई है। इसमें 
ब् ५६ ्च ऋक 
१६२ मंगल छन्द ओर २४ साधारण छन्द हैं ।7१ 


इस अन्थ को सभी बिद्दान तुलसी की कृति मानते हैं। परन्तु 
रचना-काल के संवंध में मतभेद है। बाबू श्यामसुन्दरदास इसे पार्वती- 
मंगल ओर नदह॒छू के साथ की जय सं० १६४२ (१४८५ ई०) की रचना 
मानते हैं ।१ पं० रामचन्द्र शुक्कत लिखते दँ--“अ्न्ध बनाने का समय 
नहीं दिया है, केवल 'सुभ दिन रच्यो स्वयम्बर मद्लदायक” लिख 
दिया है। परन्तु पाव॑तीमन्नल और यह दोनों एक ही समय के जान 
पढ़ते हूँ, क्योंकि दोनों का एक द्वी ढंग और एक ही छन्द्‌ है, यहाँ तक 
कि मन्नललाचरण भी एक ही भाव का है, यथा-- 


विनइ गुरुदि, गुनगनहि, मिरिद्धि, गान गायथहिं। . (पा० मं) 
गुरू गनपति गिरिजापति गौरि गिरापति | (जा० मं०) 
गाव़्ें गौरि गिरीस विवाह सुहावन। (पा० मं०) 
सिय रघुबीर विधाहु जथामति गारवों। (जा० मं) 


भाषा भी वह्दी पूर्वी अवधी है ।?१ डॉ० माताश्रसाद गुप्त इसे पार्व॑ती- 
मंगल के २२ बंप पहले सं० १ ६३१९ ( १५६४ ई० )की रची, 
मानते हैं।४.|., 

“इस ग्रन्थ में रामचरितमानस की कथा से छुछ भेद है जो नीचे 
दिया जाता है-- (३) इसमें फुलवारी-वर्णन न करके धलुप-यक्ञ का 


.. १--ठुलसी के चार दल?, १० २२४ 
२- गोस्वामी तुलसीदास”, प्रृ० ८४, ८५ 
३---वुलसी अन्थावली?, प्रस्तावना 
४--ठुलसीसंदर्भ? 


श्ष्ः 


( २७४ ) 


ही वर्ण न आरम्भ हुआ है | सीता-राम का परस्पर संदशन भी इसमें 
धनुप-यज्ञ के समय लिखा गया है । ग 


४“ (२) रामायण में जनक के धिक्‍्कारने पर लक्ष्मण का कोप और 
तब विश्वामित्र की आज्ञा पर रामचन्द्र का धन्नुप तोड़ना लिखा गया 
है | इसमें सब राजाओं के हारने पर विश्वामित्र ने जनक से कहा है 
कि रामचन्द्र से कहो । इस पर जनक ने इनकी सुकुमारता देख सन्देह 
प्रकट किया । तब मुनि ने इनकी महिमा कही फिर जनक के कहने पर 
राम ने घनुप तोड़ा । 


४ (३) इसका १८वाँ और रामामण के ३५७वें दोहे का छुन्द एक 
ही हे, छुछ अदलन-बदल मात्र है। ऐसे ही उसका अन्तिम २४वाँ छन्द 
खोर रामायण बालकांड का अन्तिम ३६४वे' दोहे का छन्द है जिसमें 
एक-एक पद तो एक ही है | 


(४) रामायण में विवाह के पहले परशुराम आये हैं, इसमें 
विवाह विदाई के पीछे, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में है । 


पावतीमंगल ओर जानकीमंगल दोनों में तुलसी की वाक्य- 
रचना का वह गौरव विशेष दिखाई पड़ता है जो उन्हें हिन्दी के ओर 
कवियों से अलग करके रखता है। इतने छोटे छुन्द में शब्द-विन्यास 
ऐसा गठा हुआ है. कि शेथिल्य का नाम नहीं। एक शब्द भी ऐसा 
जो फालतू हो, प्रस्तुत भाव-व्यंजना में जिसका प्रयोजन न हो 
जो केबल छन्द-पूर्ति के लिए रखा जान पड़ता हो 7१ 
क्री सदगुरुशरगा शअवम्थी वाल्मीके रामायण ओर रामचरिव- 
मानस के 'अन्तगत रामविवाह और जानकीमंगल की विवाह-कथा 
की तुलना करके इस निष्कप पर पहचते हं--' इन तोनों कथाओं पर 
विचार करने से यह स्पष्ट होता हे कि काव्य की दृष्टि से गोध्वामी जी 
में रामचरितमानस में जिन असंगों का समावेश किया हे, उनका 


( २७४ ) 


जानकीमंगल में बहिष्कार किया गया है। उसमें परशुरामजी घनुप- 
भंग के बाद नहीं आते, चरन्‌ बारात के लौटते समय मिलते हैँ। यही 
क्रम वाल्मीकि में भी है। जानकीमंगल में भी वाल्मीकि की भति, 
फुलवारी की योजना नहीं है। परन्तु चरित्र-चित्रण गोस्वासी जी का 
निजी है। उनके उपास्यदेव के सम्पर्क में जो आता है, वह गोस्वामीजी 
की ही भाँति भक्ति करता हुआ दिखाई देता है-- 

रामहिं भाइन्ह सहित जबहि मुनि जोहेड । 

नेन नीर तनु पुलक रूप मन मोहेड॥ 
विश्वामित्र का स्वरूप वाल्मीकि में नहीं है। रामचन्द्रजी के चालरूप 
के बवात्सल्य रसवाले क्रियाकलाप जेसे जानकीमंगल में हैं चेसे 
अन्यत्र नहीं हैं। “सहि महि घरनि लपन कह बवलहि वढ़ावन”. 
अथवा “दिसि कुछरहु कमठ अहिकोला | धरहु छरनि धरि धीर न 
डोला ।” आदि के सहद्श प्रसंग वाल्मीकि में नहीं है, ओर न, 


सिय भ्राता के समय भोम तह आयउ | 
दुरी दुरा करि नेगु सुनात जनायउ ॥ 


की भाँति भीम के आने का प्रसंग ही उसमें है. कदाचित्‌ मानस में 
भी यह प्रसंग नहीं है। इसके सेव्रा और भी छुछ्ल रस्मों का वर्णन 
जानकीमंगल में है, परन्तु वाल्मीकि रामायण में नहीं हे। जानकी 
मंगल में समसामयिक प्रभाव काफ़ी है । 
राम के चरित्र-चित्रण में तो वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास 
दूसरे से विलकुल भिन्न हें। गोस्वामी जी अपने उपास्य को गुरु से 
पहले जगा देते हैं.-- 
“गुरु से पहिलिहि जगतपति जागे राम सुजान” ओर . वाल्मीकि 
कहते हैं-- 
कौशल्या सुप्रजा राम पूवोा संध्या प्रवतते । 
उत्ति.- नरशादूल कतेव्य देवमहिकम्‌॥ 


( रछ८ ) 


संवाद का लोप। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कथाएं भी नहीं हैं । जैसे, 
कुलचारी-बर्णन, लक्ष्मण-द्प, हनमान-रावण-सेंट, लक्ष्मण-मूर्छा 
आदि । स्वयम्बर की कथा दो स्थानों पर कही गई है, परन्तु क्रम 
मिन्न हैं । 

रामकथा कुछ इस ढंग से कही गई है कि उससे शकुन निकालने 
का काम भी चल जाता है । प्रत्येक दोहे से शुभ या अशुभ संकेत 
निकलता है । तुलसी के अन्य ग्रन्थों की तरह इसकी कथांवस्तु 
भी कांडों (सर्गो) में विभाजित है, परन्तु आश्चय यह है कि बालकांड 
की कथा दो सर्गों में मिलती है| प्रथम सयये की बालकांड की कथा के 
बाद फिर चतुर्थ सर्ग में हमें उस कथा के दशन होते हैं। 
डा० रामकुमार वर्मा ने कथा की इस पुनरुक्ति का कारण इस प्रकार 
दिया है--चतुर्थ सगे में पुनः वालकांड लिखते के कारण यद्यपि 
कथा के क्रम में अवरोध होता है तथापि कवि को ऐसा करना 
इसलिए जान पड़ी क्‍योंकि मध्य में भी शकुन का मद्भनलमय 
ओर आनन्द्मय रूप रखना था| इसके लिए उन्हें मग्गंलमय घटना 
की आवश्यकता थी। राम की कथा में बालकांड के बाद की कथा 
दुःखद है, अतः सुखद घटना के लिए उन्हें फिर वालकांड की कथा 
चतुर्थ सगे में लिखनी पड़ी ।7? 

यह स्पष्ट हे कि कथा का रूप अव्यवस्थित ओर उसमें 
प्रवन्ध-रचना की ओर ध्यान नहीं दिया गया। भाषा अवधी 
ओर तब्रजभाषा मिश्रित है, परन्तु अवधी की ओर अधिक भ्ुकत्ती 
है। काव्य-सोन्दय और रसोद्रेक की दृष्टि से रामाज्ञा-प्रश्न महत्त्व- 
पूण नहीं है. । 

--सतसई 


सतसई का रचनाकाल सं० १६४२ ग्रन्थ में ही दिया हुआ दे । 
इससे नुलसी के काव्य के संबंध में एक नई वात का पता चलता है । 


१---द्विन्दी सादित्य करा आलोचनात्मक इविद्वास?, पृष्ठ ४०७ | 


( २७०९ ) 


यह नवीनता है कूटरचना । मध्ययुग में कूट लिखने का बड़ा 
चलन था; विद्यापति ओर सूर ने दाफ्टकूट लिखकर जनता का 
मनोरंजन किया है। तुलसी ने ऐसा क्‍यों किया यह विचारणीय है | 
कदाचित्‌ वे इसकी रचना के समय तक लोकोन्मुख ही थे, पूर्णतः 
रामोन्मुख नहीं | 

सतसई में सात सर्ग हैं जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

१--प्रथम सर्ग १९० दोहे. भक्ति 

* २+ठितीय सर्ग १०३ ,, उपासना 

३>छतीय सर्ग १०१ ,; रामभजन' 

४-चतुर्थे सगे १०४ , शआत्मवोध 

४--पंचस सर्ग ९९ , कर्म-मीमांसा 

६--पष्ठ सर्गे १०१ ,,. ज्लान-मीमांसा 

७--सप्तम स्ग १२९ ,, राजनीति के सिद्धान्त 


ठृतीय सर्ग में कूट हैं । रामनाम ओर उसके प्रभाव के अनेक 
प्रकार के कूट-क्राशल से प्रकाशित किया गया है.। 

भाषा और कवित्त की दृष्टि से यह्‌ पुस्तक तुलसी की रचनाओं में 
मध्यम श्रेणी में है, उसमें कवि का ध्यान कला पर अधिक है यद्यपि 
अनेक स्थानों" पर हमें ऐसी उत्तियाँ भी मिलती हैं. जिनमें उच्चकोटि 
का अनुभव ओर निरीक्षण सन्निहित है ! 


<-गीतावली 


गीतावली में पदों में रामकथा कही गईं है। ये पद रफुट हैं और 
इनकी संख्या ३२८ है | इसकी भाषा न्रजमापा है' ओर पदों पर कृष्ण- 
साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। कथा कांडों सें विभाजित है, परन्तु 
कितनी अठुपात्हीन और विच्छूड्जल है! यह इस वात से स्पष्ट हो जाता 
है. कि क्िष्किंघाकांड में केवल दो पद हैं। तुलसी के वाल-वर्णुन, 
संयोग-वियोग, वात्सल्य और राम के मध्यरूप के अध्ययन के लिए 
यह-अंथ विशेष महत्त्वपुण है । तुलसी के किसी भी अन्य प्रंथ में 


( र॒पर ) 


तुलसी के बाल-वर्णंन ओर विप्रत्न॑ंम शंगार-चित्रण के. अध्ययन 
के लिए यह्‌ ग्रन्थ नवीन सामग्री उपस्थित करता है। इन दोलों क्षेत्रों 
में तुलसीदास सूरदास से होड़ करते हैं, परन्तु उन तक पहुँच नहीं 
पाते । तुलसी ने बाल-बरणुन में अनेक नवीन उद्भावनाए की हैँ, परतु 
उनका उद्गस हृदय नहीं है, मस्तिष्क है | सूरदास के विपग्रलंभ स्टनज्ञार 
में जितने संचारी भाव आये हैं उतने तुलसीदास के विप्रलम्भ खब्नार 
में नहीं आये, और न उनका उतना सुन्दर चित्रण ही हो सका | 
.. जैसा हम ऊपर कह चुके हैं. ऋष्ण-गीतावली में वाल-स्वभाव का 
बढ़ा सुन्द्र चित्रण हुआ है । उससें कल्पना ओर निरीक्षण का अच्छा 
मिश्रण है | यय्यपि तुलसीदास सूरदास से प्रभावित हैं, तथापि उन्होंने 
अनेक प्रकार की नई उद्भावनाएं की हैं ओर अपनी मोलिकता का 
परिचय दिया है-- 
(१) संवाद की सुन्दर योजना करके और अत्यन्त श्वाभाविक 
लाइ-प्यार की भाषा का प्रयोग कर-- 
छोटी मोटी मीसी रोटी, चिकनी चुपरि के तू दे री मैया । 
लि कन्हेया! सो कब ?? अचर्हि त्तातः, 
'सिगरिये हों हीं खेहों, बलदाऊ को न देदोँ।? 
सो क्‍यों भटद्द तेरो कहा कहि इत उत्त जात। 
बाल वोलि डहकि विरावत, चरित लखि, 
गोपीगन महरि मुदित पुलकित गात। 
नृपुर की धुनि किकिन के कलरव सुनि, 
कूदि कूदि किल॒कि किलकि ठाढ़े ठाढ़े' खात | 
(२) नये प्रसंगों की सृष्टि करके-- 
छोड़ो मेरे ललित ललन लरिकाई । 
ऐसे हूँ युत देखुबार कालि तेरे, बने व्याह की बात चलाई। 
इरिदें सामु समर चोरी सनि, दँसिदें नई दुलहिया सहाई। 
उब्टों नहाहु, शुद्रों चोटिया, बलि देखि भलो वर करिहिं बढ़ाई ॥ 


( र८३ ) 


मातु कह्मो करि कहत बोलि दे, भई बढ़ि बार कालि तो न आई । 
जब सोइबो तात यों हॉकहि, नयन मीचि रहे पोढ़ि कन्हाई ॥ 
उठि कहयो भोर भये। मेंगुली दे, सुदित महरि लखि आतुस्ताई।' 
बिहँसी ग्वालि जानि तुलसी प्रश्चु, सकुचि लगे जननी उर धाई॥ 
उलाहना के पदों में तुलसी सूर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, 
परन्तु अपने मनोवैज्ञानिक अध्ययन और नारी-स्वभाव के ज्ञान के 
कारण वे यहाँ भी नये रूप में आते हैं, जेसे इस उलाहना के 
पद सं-- 
तोहिं स्याम की सपथ जसोदा आइ देखु ग्रह मेरे । 
जेसी हाल करी यह ढोटा छोदे निपट अनेरे ॥ 
गोरस हानि सहों म कहों कछु यहि न्जबास बसेरे। 
दिन प्रति भाजन कौन वेसा है. ? घर निधि काहू के रे ॥ 
किए निहारों हँसत, खिमे तें डाटत नयन तरेरे। 
अबहीं तें ये सिखे कहाधों चरित ललित सुत तेरे ॥ 
- बैठो सकुचि सालु भयो चाहत मातु बदन तन हेरे। 
तुलसिदास प्रभु कहां ते बातें ने कहि भजे सवेरे ॥ 


१०--दोहावली 


दोहावली में २४५३ दोहे हैं । इनमें से ८५ मानस में, ३४ रामाज्ञा- 
प्रश्न में, ७ वैराग्यसंदीपिनी में और १३२ सतसई में सिलते हैं। शेप 
दोहे पहली बार सामने आते हैं, अतः दोहावली संग्रह-प्रन्थ है । संग्रह 
करते समय अन्य पुस्तकों से दोहे चुन लिये गये हैं । डा० माताप्रसाद 
गुप्त का मत है कि इस अन्थ में जीवनानत तक के दोहे मिलते हैं, 
अतः इसका संग्रह तुलसीदास की रुत्यु के वाद हुआ । पं० रामनरेश 
जिपाठी इसका समय सं० १६१०--१६७१ तक मानते हैं । दोनों 
अवस्थाओं में ग्रन्थ के किसी भाग को कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा 
सकती । इसमें तुलसी के उत्तर जीवन की विभिन्न समय की रचनाएं 
हैं, क्योंकि एक दोहे में रुद्रबीसी (१६०८ ई०-- १६२५८ ६०) की दशा का 


५ 


( रुप ) 


क्योंकि इस समय १७० कवित्त के अनुसार रुद्रवीसी थी। (चीसी 
विस्वनाथ की विपाद वड़ो बारानसी, वूकिए न ऐसी गति शंकर 
सहर की )। सं> १६४४ के लगभग से काशी में मुसलमानों 
का विशेष उपद्रव मचा था ओर इसी के पीछे यहाँ महामारी भी 
फूटी थी । 

(२) उत्तरकांड १७३-१७६ तक काशी की महामारी का वणन हे 
(रोप महामारी परितोप महतारी दूनी, देखिये दुखारी मुनि-मानसी- 
मरालि के ॥१७३।॥ संकर सहर सर नरनारि वारिचर, विकल सकल 
महामारी माँजा भई है | उछुरत उत्तरात हहरात मरि जात, भभरि 
भगत जल थल मिचुमई है ॥१७६॥) 

(३) उत्तरकांड १७७-१७८ तक मीन की सनीचरी का उल्लेख है-- 
(एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामें, कोढ़ में की खाजु-सी 
सनीचरी है मीन की ॥१७७)॥) मीन की सनीचरी से गझहों की उस 
स्थिति का तात्पय है जब शनि मीन राशि पर आ जाता है | यह योग 
सं० १६६९ के आरम्भ से १६७१ के मध्य तक पड़ा था । 


(४) उत्तरकाण्ड १८३ में महामारी की शान्ति का उल्लेख 
(ठुलसी समीत-पाल सुमिरे कंपालु राम, समय सकरुना सराहि 
सनकार दी । ) 


ट 


* ( रुप्छ ) 


१३-- विनयपत्रिका 


सं० १६६६ (१६०६ ४० ) की ब्रिनयपत्रिका की पोयी में १७६ पद 
हैं। नागरी-प्रचारिणी-सभा से प्रकाशित तुलसी-प्रन्थावली की विनय- 
पत्निका में २७६ पद हैं. । इस उपलब्ध प्राचीन प्रति में छः पद ऐसे 
के जो विनयपत्रिका में नहीं एे। इनमें से पाँच पद गीतावली में 
सिले ६ँं। इस प्रति का सलाम विनयपत्रिका न देकर 'विनयावली! 
दिया गया है. । इसके पदों का क्रम भी दूसरी प्रतियों से भिन्न है। 
इस प्रति ने विनयप त्रिका के संबंध में छुछ उलमकन उपस्थित कर दी 
है। जो पद प्राचीन प्रति में हैं आर आज गीतावल्ली में मिलते हैं उनके 
संबंध में क्या कद्य जाय ? डा० माताप्रसाद गुप्त का अनुमान है 
किये पद पहले विनयपन्निका की सम्पत्ति थे और विनयपत्रिका 
को उसका प्रस्तुत रूप देने के लिए बे उस संस्करण में से निकाल 
कर गीतावली में रख दिये गये हूँ। श्री विजयानन्द त्रिपाठी 
का अनुमान है कि लसीदास ने ऋृष्ण-गीतावली के जोड़ की 
एक राम-गीतावबली भी अलग लिखी थी और विनयावली एक 
अलग दी पुस्तक थी। पीछे से स्वयं तुलसीदास ने या अन्य किसी ने 
दोनों को एक कर दिया ओर उसका नाम विनयपत्रिका रख दिया 
क्योंकि तुलसीदास के एक पद में यह शब्द आया है जो अधिक 
सार्थक है-- 

विनयपत्निका दीन “की वापु आपुहि बाँचो । 

जो दो, इस प्राचीन प्रति ने तुलसी की रचनाओं पर एक नया प्रकाश 
डाला है। अभी हमें यह पता लगाना है कि स्वयम्‌ तुलसी ने कितने 
अन्थों का सम्पादन किया ओर अन्य व्यक्तियों से कितने ग्रन्थों 
का । आज हमें उन्तके जो नाम प्राप्त है उनके विपय में भी. हम 
निश्चित रूप में यह नहीं कह सकते कि ये तुलसी के ही दिये ज्ञाम हैं। 


विनयपत्रिका को तुलसी की लगभग ग्रौदूतम रचना मानने में 
किसी को भी सन्देह नहीं। सभी इसे तुलसी की ग्रोढावस्था अथवा 


( र८६ ) 


क्योंकि इस समय १७० कवित्त के अनुसार रुद्रबीसी थी। (बीसी 
विस्वनाथ की विषाद बड़ो बारानसी, वूकिए न ऐसी गति शंकर 
सहर की )। सं० १६४४ के लगभग से काशी में मुसलमानों 
का विशेष उपद्रव मचा था और इसी के पीछे यहाँ महामारी भी 
फूटी थी । 


(२) उत्तरकांड १७३-१७६ तक काशी की महामारी का वणन हे. 
(रोप महामारी परितोप महतारी दूनी, देखिये दुखारी मुंनि-मानसी- 
मरालि के ॥१७३।॥| संकर सहर सर नरनारि वारिचर, बिकल सकल 
महामारी माँजा भई है । उछरत उतरात हहरात मरि जात, भभरि 
भगत जल थल मिचुमई हे ॥१७६॥) 


(३) उत्तरकांड १९७७-१७८ तक मीन की सनीचरी का उल्लेख है-- 
(एक तो कराल कलिकाल सूल-मूल तामें, कोढ़ में' की खाजु-सी 
सनीचरी हे मीन की ॥१७७॥) सीन की सनीचरी से ग्रहों की उस 
स्थिति का तात्पये हे जब शनि मीन राशि पर आ जाता है। यह योग 
सं० १६६९ के आरम्भ से १६७१ के मध्य तक पड़ा था| 


(४) उत्तरकाण्ड १८३ में महामारी की शान्ति का उल्लेख हे-- 
(तुलसी सभीत-पाल सुमिरे कृपालु राम, समय सकरुना सराहि 
सनकार दी । 2 ]॒ 


१२---बाहुक 


बाहुक कवि के अन्तिमकाल (सं० १६८०) की रचना है. | तुलसी के. 
अन्तिम समय की धार्मिक भावना ओर उनकी मनःस्थिति पर इस 
रचना से महत्वपूर्ण प्रकाश पढ़ता है । यह रचना तलसी की प्रीडतम 
रचनाओं के साथ रखी जा सकती हे, अतः तुलसी अन्त समय तक 
समस्त मानसिक शक्तियों के स्वामी रहे, यद्यपि उनका अध्यात्मभाव 
डिगता दीखता है! बाहुक में उस बात-विकार का वर्णन है जिसका 
आरम्भ रूप कवितावली की चाह-पीड़ा थी । 


( रुप्७ ) 


१३-- दिनयपत्रिका 


5 


संत ९६६६ (१६०६ ६० ) की विनयपत्रिकरा की पोयी में १७६ पद 
ह। नागरी-प्रचारिशी-सभा से प्रकाशित नुलसी-अन्थाचली की विनय- 
पत्रिका में २७६ पद हैं । इस उपलब्ध प्राचीन प्रति में छः पद ऐसे 
दे जो विनयपत्रिका में नहीं हें। इनमें से पॉच पद गीतावली में 
मिले 8ै। इस प्रति का नाम विनयपत्रिका न देकर विनयावल्ी! 


गया है। इसके पदों का क्रम भी दूसरी प्रतियों से मिन्न है। 
इस प्रति ने बिनयपत्रिका के संबंध में झुछ उलझन उपस्थित्त कर दी 
। जो पद प्राचीन प्रति में हैं आर आज गीतावली में मिलते हैं उनके 
संबंध में कया कहा जाय ? टा० माताप्रसाद गुप्त का अनुमान है 
किये पद पहले विनयपत्रिका की सम्पत्ति थे और विनयपत्रिका 
को उसका प्रस्तुत रूप देने के लिए ज्रें उस संस्करण में से निकाल 
गीतावली में रख दिये गये हैं। श्री विजयानन्द त्रिपाठी 
का अनुमान है कि लसीदास ने कछृप्ण-गीतावली के जोड़ की 
एक राम-गीतावल्ली भी अलग लिखी थी ओर विनयावली एक 
अलग दी पुस्तक थी। पीछे से स्वयं तुलसीदास ले या अन्य किसी ने 
दोनों को एक कर दिया और उसका नाम विन्यपत्रिका रख दिया 
क्योंकि तुलसीदास के एक पद में यह शब्द आया है! जो अधिक 
सार्थक है-- 
विनयपत्रिका दीन “की वापु आपुष्ति चाँचो | 
जो हो, इस प्राचीन प्रति ने तुलसी की रचनाओं पर एक नया प्रकाश 
डाला दे । अभी हमें यह पता लगाना है कि स्वयम तुलसी ने कितने 
अन्थों का सम्पादन किया ओर अन्य व्यक्तियों ने कितने ग्रन्थों 
का । आज हमें उनके ज्ो नाम प्राप्त & उनके विपय में सी हम 
निश्चित रूप में यह नदीीीं कह सकते कि ये तुल्लसी के ही दिये नाम हैं । 


विनयपत्रिका को तुलसी की लगभग प्रौढ़तम रचना मानने में 
किसी को भी सन्देह नहीं। सभी इसे तुलसी की प्रोदाचस्था अथवा 


बज 
है| 


( श८८ ) 


वृद्धावस्था की रचना मानते हैं, परन्तु समय के संबंध में मतभेद है । 
वावा वेशीमाघवदास ने इसे संवत्‌ १६२६ (१४८२ ई०) की रचना 
माना हे। डा० माताप्रसाद गुप्त इसका रचनाकाल सं० १६५६ 
(१५९९ ई०) से १६६९ (१६१२ ई०) तक मानते हैं। प० रामनरेश 
त्रिपाठी के सत में सं० १६४४ (१५८८ ई०) से विनयपत्रिका आरम्भ 
हुई और सं० १६६८ (१६११ ६०) तक उसके पद्‌ रचे जाते रहे । उसकी 
समाप्ति तक तुलसीदास जीवन के अन्तिम छोर तक पहुँच रहे थे । 


बिनयपत्रिका में तीन शैलियों का अयोग हुआ हे--(१) स्त्रोत- 
शेली | (२) पद-रेली । (३) कवि आदि छन्द-शेली। इनमें सबसे 
त्वपूर्ण पद-शेली है। विनयपत्रिका का महत्व कई प्रकार 
का, 
१--बह कवि की प्रोढ़तम रचना है । उसकी शैली कवितावली के 
कुछ छन्दों को छोड़कर तुलसी के सभी अन्थों की शैली से अधिक 
पुष्ट है । भाव-व्यंजना में इतनी तीत्रता हे कि कवि को एक से अधिक 
भाषा का सहारा लेना पड़ता है | 
२--बह हिन्दी के सवश्रेष्ठ गीति-साहित्य की कोटि में रखा जा 
सकता है । विनय-भावना के इतने सुन्दर पद तो सूर-साहित्य में भी 
नहीं मिलेंगे। तन्मयता, आत्म-विस्दति, भाव-संगठन, ओर 
नात्मकता गीति-काव्य के प्रधान गुण हैं. और तुलसी के इस ग्न्थ 
में थे सब गचर मात्रा में मिलते हैं । 
३->तलसी की भक्ति को समझने के लिए इस। ग्रन्थ की प्रत्येक 
पंतच्ति ममक्त्यप्रण है। 
2--सुलसी के आध्यात्मिक विचारों के अध्ययन के लिए यह 
एक प्रकार से नई सामग्री उपस्थित करता दे | यह आवश्यक है 
इस सामग्री को रामचरितमानस की सामग्री के साथ रकखा जाय । 
दुसी सामग्री के आधार पर तुलसी के जीवन-निर्माण सम्बन्धी सिद्धान्त 
बनाये जा सकते पं । 


॥ 


हे ध्ं 


0, 86. अल: 2) 


४०-कूद सानणी राव के लीडकिक सीयन से सम्बन्ध रख्खी है, 
सार अधिकांश गृझा झदि मे: आन्मर्त गन फा थित्र ऐे । 


तुलगी के स्तोत्र सादिस्यिद गष्टि से प्रभिक मध्च्यपृणण नहों हेँ। 

उसमें भक्त कथि ने सग्छत लोशों फा प्रमुफरण किया है । इनमें से 
कर ५ & जा बज अर के बक 

पधिशंश संस्शननशित हूँ ओर साधारण हिन्दी पाठ के लिए 


+ ७ 


म्धध्ट हैं। इनमें अमेक देवी-देखताओं यो छीलाओं फा झममद पर्णन 
फझिया गया है और एछ ही प्रदार टी यात पी घार-धार पुनरागृरि हुई 
है। शंकर के पति एक स्ताप्र दस प्रकार शै-- 

डेस | माहगस सरनि एर रख संफरसरण, 

हरलन भयसाझ लोफासिरामं | 

घाल-ससि-भाल सुविसाल-लायनन्फाल, 

फ्रामन्सनकोरटि-लावण्यथास ॥] - 

फंयु-ओदेंद-फपूर-विफ्रा-रुचिर, 

*. तग्श रथि कोटि नतु सेज श्रार्ने। 

मम्मसर्थांग अद्धांग सेल्वात्मजा, 

स्यालमफ्पालमाला विराम ॥ 

मीलिसंकूलजदामुकृद विद्युतद्मगा, 

तटिनिवरवारि हरिचरनपूत॑ । 

क्षयग्रकुंटल, गरलफंट पथ्शाकंद, 

सच्चिदानन्द बंदेडचधून॑ ॥ 


जद 4 ् 


नप्टमति दुष्ट अति, कष्टरत स्वदगत, 
दास सुलसी संभु सररणा आया। 
् # कल कम _ &#« 8 
देड्ठि कासमारि श्रीरामपदपंकजे 
भक्तिमनवरत गतभंदमाया ॥ 


श्ध 


( २६० ) ५४ । 


इन स्तोत्रों में गणेश१, शंकर, पावेती३, गंगा& हनुमान5, भेरव९, 
लक्ष्मण", भरत5, शत्र॒न्न), कालिका की स्तुति करके कवि ने उनसे 
यह प्राथना की है. कि श्रीराम-चरण में मुझे; मक्ति हो । इनके अतिरिक्त 
बिन्दुमाधव के प्रति एक स्तोत्र१" है और.एक अन्य स्तोत्र में विष्ण 
ओर शिव की सम्मिलित उपासना की गई है?१ | इन स्तोत्रों से ठुलसी 
की भक्ति-भावना संबंधी एक बात पर विशेष प्रकाश पड़ता है. | तुलसी 
ने अनेक देवताओं आदि से प्राथना की है, परन्तु उनकी भक्ति अनन्य 
कोटि की ही है। सब देवता राम के निमित्त ही उपास्य हैं, तुलसी 
के लिए उनका स्वतंत्र रूप से कोई उपयोग नहीं । । 


विनयपत्रिका के पदों से तुलसीदास की दैन्यपूर्ण विनय-भक्ति 
पर विशेष प्रकाश पड़ता है | विनय-भक्ति के छः अंग माने गये हैं: 
(क ) प्रपत्ति अथवा अनुकूल होने का संकल्प--दास्य भाव; (ख) 
प्रतिकूलस्यवजनम्‌ू--भगवदैच्छा के प्रतिकूल छुछ न करूँ गा--ऐसा 
भाव; ( ग ) रक्षिष्यतीति विश्वास:--भगवान्‌ की रक्षा में विश्वास; 
(घ ) गोप्कृत्वावणेनम--भगवान्‌ को मुक्तिदाता और भक्‍्तवंत्सल 
जानना; (डः) आत्मनिक्षेप--समपेण भाव; ( च ) कार्पण्य--भगवान्‌ 
के प्रति दीनता ,का भाव । विनयपत्रिका के अनेक पद इनके 
उदाहरण-स्वरूप उपस्थित किये जा सकते हैं-- 

(क) तो तू पद्धितेहे मन मींजि हाथ । 
भयो है सुगम तोको अमर अगम तनु समुमिधों कत खोबत पकाथ ॥ 
सुखसाधन हरिविमुख ब्था जेसे श्रम-फल घृतहित मथे पाथ। 
यह बिचारि तजि कुपथ कुसंगति चलु सपंथ मिलि भले साथ ॥ 

( प्रपत्ति ) 


०-4; २०-१०, 4१२, 2३, 4१४; ३०-२५, १5, 5७; ४-- पे, 2€+ 
२०४ ४-२५, २६, २७, र८, २६, इ८; ६--०११४ ७४०-हे८। प+-+ड६5 


६-४०; १०--६१६ ११--४६ ( इरिशंकरी पद ) 


( #५०६१ ) 


2 कं 
मय) इटली मसानी अध ने नभेहीं। 


रामफतया भवनिसा मिरानी, ज्ाग्या शि न 


इसको ॥ 


पायो सास धार सिसागनि, उर कर में न रससहों। 


हर # 4 रे 


परगश जानि इेग्या हों इख््रि्द निज बस ने दस । 


( प्रतिदलम्पवर्जंममू ) 


६ थ ) फ्पासिस्ध साते रहाँ निसि दिन मन सारे! 


(घ) 


महाराज लाम आपूही निज ज्ञॉप उगारे॥ 
सिल रह, मारगे भें फामादि संयाती। 
भी चिनूं रहें ने भरिय जाई छल दाती॥ 
समन टिये हित ज्ानि में सबकी सूनि पाली। 
किया मालिश को द्ंट हों नद्करम कुचाली ॥ 
हंसी सनी ने चआाज लो अप्मायत ऐसी। 
परहिं सर्ये सिर मरेंद फिरि पह अनंसी॥ 
पट अलेखली लग्सि परे परिष्रे न जाहीं। 
असमंजस में सगन हों लीजे गदि बोहढीं॥ 
धारक चलि अवलोकफिए फॉयक जन जी फको। 
अनायास मिटि जाइगो संकट तुलसी को ॥ 

(रक्तिप्यतीति विश्वास 


£ नीको _ मेरों देवता फोसलपति राम । 
सुमग सरोज-नलोचन सुटठि सुन्दर स्थाम॥। 


सिय समेत सोभित सदा छवि अमित शनंग। 
झुज बिसाल सर घनु धरे कटि चार निपंग॥ 
बलि पृजा मर्स नहीं, चाहे एक भ्रीति। 
सुमिस्नही माने भलो, पाचन सब रीति ॥ 
देह सकल सुख दुस्म दहे आरतजन-चंधु । 
गुन गहि अब अवगुन हरे, ऐसी कम्नासिंधु ॥ 


घर 


०, 


रत 


( ९९२ ) 


देस काल - पूरन “सदा, वद वेद पुरान | 
- सबको श्रधु सब सों बसे सब की गति जान ॥ 
को -करि कोटिक कामना पूजे बहु देव। 
तुलसीदास तेद्दि सेइए संकर जेहि सेव ॥ 
ह ( गोप्तृत्वावर्णनम्‌ ) 
(6) .जाऊँ कहाँ तजि चरन .तुम्हारे । 
काको नाम पतितपावन जय केह्दि अति दीन पियारे!। 
कौने देव बराय विरदृ-हित हठि हठि अधस उधारे। 
खग-मग व्याध पषान बिटप जड़ जबन कवन सुर. तारे ॥ 
देव दनुज मुनि नाग मलुज सब माया-विबस बिचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कह्या अपनपौ हारे॥ 
, ( आत्मनिक्षेप ) 
(च) माधव जू मो सम संद न कोऊ | 
जद्यपि मीन पतंग हीनमंति सोहिं नहिं पूजहिं ओऊ ॥ 
रूचिर रूप आहार वस्य उन पावक लोह न जानयो | 
देखत विपति विषय न तजत हों ताते अधिक अजान्यो ॥ 
अर >< >८ 
मेरे अधघ सारद अनेक जुग गनत पार नहिं पावै। 
तुलसिदास पतितफावन अभ्भु यह भरोस जिय आवे ॥ 
( कार्पण्य ) 
सच तो यह है कि विनय के पदों में वैष्णव सम्प्रदाय के विनय- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है। वैष्णव 
सम्प्रदाय के अनुसार विनय में सात प्रकार की भूमिकाएँ होती हैं । 
१“दीनता, २>मान-मपेता, ३--भय-दशन, ४-भत्सना, ४-- 
आश्वासन, ६--मनोराज्य, ७--विचारणा । इन सात भूमिकाओं के 
अभाव में विनय अपूर्ण सममी जाती दे | तुलसी के विनय के पदों" 
मय सार्ता श्रकार की भूमिकाण मिलती हँ। अतः साम्प्रदायिक 
सिद्धान्तों की दृष्टि से भी तुलसी के विनय-पद उत्कृष्ट हैं । 


( २६३ ) 


(१) .दीनता--अपने को अति तुच्छ समझना और असफलता 
का सारा दोष अपने सिर लेना-- 
तऊ न मेरे अघ अवगुन गनिहेँ | 
'जो जमराज काज सब परिहरि इह्े ख्याल उर अनिहँ ॥ 
चलिए छूटि पुंञज पापिन के असमंजस जिय जनिहेँ। 
देखि खलल अधिकार प्रभू सों मेरी भूरि भलाई मनिहें ॥ 
हँसि करिहेँ परतीति भगत की भगत सिरोमनि मनिहेँ। 
ज्यों त्यों तुलसिदास कोसलपति अपनाएहि पर वनिहें ॥ 
: (२) सान-मपषेता--अभिस[ुन रहित होकर इष्टदेव की शरण 
' में जाना-- 


5 कस न करहु करना हरे ठुख हरन मुरारि! 
त्रिविध ताप संदेह सोक संसय भयहारि॥ 
येहु कलिकाल-जनित मसल मतिमंद मलिन मन | 
तेहि पर प्रभु नहिं कर संभार केहि भाँति जिये जन ॥ 
सब प्रकार समरथ, प्रभो! मैं सब विधि दीन। 
यह जिय जानि द्रवहु नहीं मैं करमविहीन॥ 
अ्रमत अनेक जोनि फिरों रघुपति ! पति आन न मोरे | 
दुख सुख सहों रहों सदा सरनागत तोरे॥ 
(३ ) भय-दर्शन--जीव को भय दिखाकर इष्टदेव के सम्मुख करना-- 
रास से प्रीतम की औीति रहित जीव जाय जियत। 
जेहि सुख सुख मानि लेत सुख सो समुझ कियत ॥ 
जहँ तहँ जेहि जोनि जनम महि पताल वियत। 
तहँ तहँ तू विपय सुखहिं चहत लहत नियत ॥ 
कत विमोह लट्यों फटयो गगन सगन सियत। 
तुलसी प्रश्ु सुजस गाइ क्यों न सुधा पियत॥ 
(४ ) भत्सेना--मन को शासित करना और डाँटना-- 
सुनि मन सूढ़ सिखावन मेरो | | 
हरिपद्‌-विमुख काहु न लह्मों सुख सठ यह समुकु सवेरो ॥ 


( २९७४ ) 


बिछुरे रवि, ससि मन नैननि तें पावत दुख बहुतेरो। 
अ्रमत ख्मित निसि दिवस गगन मां तहँ रिपु राहु बढ़ेरो ॥ 
जद्यपि अति पुनीत सुरसरिता तिहँँपुर सुजस घनेरो। 
तजे चरन अजहूँ न मिटत मनित बहियो ताहूँ केरो॥ 
मिटे न विपति भजे विनु रघुपति ख्र॒ति संदेहु निवेरों। 
तुलसीदास सब आस छॉड़ि करि होहि राम को चेरो॥ 


(४ ) आश्वासन--इष्टदेव के गुणों पुर विश्वास रखना और 
उसी की कृपा के भरोसे मन को धीरज देना-- 


मेरे रावरिये गति है रघुपति बलि जाऊँ। 
निलज नीच निरधन निरणुन कहे जग दूसरो न ठाकुर ठाड ॥. * 
हैं घर घर वहु भरे सुसाहिब, सूकत सबनि आपनो दाउँ। + 
वानर-बंधु विभीषन-हित बिनु कोसलपाल कहूँ न समाडें ॥ 
प्रनतारति-भंजन जनरंजन सरनागत पवि-पंजर नाउडें। 
कीजे दास दास तुलसी अब कृपासिंधु विनु मोल विकाडँ॥ 
(६ ) सनोराज्य--अपने मन में बड़ी-बड़ी अभिलापाएँ करना 
ओर इप्टदेव से उनकी पूर्ति की आशा करना-- 
कबहँ सो कंरसरोज रघुनायक धरिहों नाथ ! सीस मेरे। 
जेहि कर अभय किये जन आरत बारक विवस नाम टेरे ॥ 
- 9८ २६ >८ 


सीतल सुखद छोँद जेहि कर की मेटति पाप ताप माया। 

निसि वासर तेहि करसरोज की चाहत तुलसीदास छाया ॥ 

(७ ) विचारणा--मायाजाल की जटिलता दिखा कर मन को 
संसार से विरक्त करमा ओर भक्तिन्‍मार्ग के प्रति उसमें आसक्ति 
उत्पन्न करना-- 

कब्रहे मन चिस्राम ने सान्‍्यो | 5 

निसि दिन भ्रमतु विसारि सहज सुख जहँ तहेँ इन्द्रिन तान्‍्यीं ॥ 

जद॒पि विपयर्सेंग सद्यो दुसह दुख विपम जाल असुमार्न्यों। 


सदणि ने तज॒त भूदद मगताब्स जानत हूँ नें जान्योंग 
जनम अनेफ क्लिए नाना विधि करम-फहीच चिन सास्यों। 
होए से विमल सिवेकफ नोर ब्रिसु चेद्र पुरान चखान्वीं॥ 
सिज हित साथ दिला शंख हरि सो हरापि छृदय नहिं आरन्यों । 
नलसिदास फव धृपा जाह सर खनतहिें जनम सिरामन्यों॥ 
सल्सीदास छे आध्याम्मिफ विचारों के अध्ययन के लिए विनय- 
पश्चिफो बहुत महत््यपश है, कदायित्‌ रामचरितसानस से भी अ्रधिक । 
उससे तलसीदास की प्रद्भावस्था की भक्ति-भावना पर प्रकाश पढ़ता 
है धार याद स्पष्ट हो जाता दे कि रामचरितमानस की रचता ऊे बाद 
भी तलसी के आध्यात्मिक घिचारों में बराचर विकास होता गया और 
विनयपत्रिका में हमें उनके परस्ण विकसित रूप के दर्शन होते हैं । 
सेसा हम एक स्थान पर कद चुके 8, तुलसी की रामचरितमानस 
फी मक्ति शान और कर्म को साथ लेकर चलती है। उसे हम क्ान- 
कर्म-समन्वित भक्ति कद सकते ठें। विनयपत्रिका की भक्ति अनन्य 
भक्ति है। बह न किसी दूसरे देवता का आश्रय लेती है, न किसी 
दूसरी उपासना-पद्धति का । ल्ान और कम पीछे छूट गये हेँ। तुलसी 
उनकी ओर मुठ कर भी नहीं देखते । उनके लिए केवज़ भक्तिही 
एक साधना है, जिससे वे अपने उपास्य के निकट पहुँचते हैं। यही 
नहीं, भक्ति उनके लिए केवल साधना ही नहीं है, चह साध्य भी 
है । तुलसीदास प्रत्येक देवता से रामभक्ति की याचना करते हैं, स्वयम्‌ 
राम से सी वे यद्दी याचना करते हें क्रि राम-चरण-रति प्राप्त हो । 
उसका कहना दे-आओर काहि मॉगिए (८5० )। इस अन्तिम समय में 
तुलसी ने सारे नाते छोड़ कर केवल राम से नाता जोड़ रखा है. । उनका 
ओर उनके उपास्य का सम्बन्ध इस पद से पूर्णातः स्पष्ट है--- 
तू दयालु दीन हों तू दानि हों मिखारी। 
हीं. प्रसि पातकी तू. पापपुंजहारी ॥ 
साथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसाोँ।, “, 
सो समान आरत नहिं -आरतहर तोसों ॥ 


३ 


ही 


( २६६ ) 


न्रक्ष तू हों जीव ठुही ठाकुर हों चेरो।, 
तात मात शुरु सखा तू सब बिधि हितु मेरो ॥ 
इस राम-सक्ति को प्राप्त करने के साधनों के विषय में भी तुलसी 
को कुछ कहना है | 
१-पहला साधन है. राम के शील स्वभाव का मनन-- 
सुनत सीतापति सील छुभाउ । 
मोद न मन तन पुलक, नेन जल सो नर खेहरु खाउ ॥ 
२--दूसरा साधन है नाम-स्मरण-- 
मति रामनाम ही सों, रति रामनाम ही सों, 
गति रामनास ही की विपति हरनि। 
रामनाम सों अतीति प्रीति राखे कबहँँक। 


ठुलसी दरेंगे राम आपनी दरांन ॥ 
३--तीसरा साधन हे अति निवेदन--- 


बलि जाऊँ हों राम गोसाई' | कीजे कृपा आपनी मनाई'॥ 
परमारथ सुरपुर-साधन सब स्वारथ सुखद भल्ताई ॥ 
कलि सकोप लोपी सुचाल निज कठिन कुचाल चलाई ॥ 
जहेँ जहेँं चित चितवत हित तहेँ नित नव विपाद अधिकाई ॥ 
रुचि भावती भ्भरि भागहि समुहाहिं अमित अनभाई ॥ 
श्राधि सगन मन व्याधि-विकल तन बचन मलीन क्रुठाई ॥ 
एतेहूँ पर तुम सों तुलली की सकल सनेह सगाई ॥ 
हा ४--चौथा साधन है सत्संग-- 
.. सेवत साधु द्वोत-भय भागे | श्रीरघुवीर-चरन लय लागे॥ 
४. द्विक्ष देव गुरू हरि संत बविनु संसार पार न पावई॥ 
» इसी के अन्तर्गत आ जाता है असाधु से असहयोग-- 
हे जाके प्रिय न राम बरेदेद्दी । 
तजिए ताहि कोटि बरी सम जबद्यपि परम सनेही ॥ 
४--पाँचवा ओर कदाचित्‌ सबसे महत्त्वपूर्ण साथन है हरिक्ृपा। 
हरिकृपा के बिना अन्य साधन भी नहीं सवते। उसके विना सत्संग 


( र्ध्छ ) 


फी प्राप्ति तो असंभव ही है। यह फ़णा तभी मिल सकती है जब राम 
फरण्णा से द्रवित ह-- 
घुलसीदास यह शोदि तबदिं जब द्रते ईश जेदि इतो सीस दूस । 
परन्तु राम को द्रवित करना भी छुछ कठिन नहों है। भक्त पर कृपा 
करना तो राम की बानिरी है, उन्हें पता चल जाय कि वह उनसे 
प्रेम फर राष हे. 
श्रीरधुवीर फी यह चानि । 
नीचे सो करत नेह स॒प्रीति सन अनुमानि॥ 
परन्तु आवश्यकता यह है कि मनुप्य पहले राम की शरणागति में 
जाय । फिर हरि-कृपा उसे अनायास ही प्राप्त होगी और उसके लिए 
दरिसक्ति फे साथन भी इख्ट्े हो जाय॑गे। 
परन्तु हरिभक्ति की आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता 
इसलिए हे कि मनुष्य शान्ति चाहता है, शान्ति मन का विपय है। 
मन को शुद्ध और संयत करने से शान्ति प्राप्त होती है, परन्तु मन को 
शुद्ध और संयत करना सरल नहीं है । 
कबहूँ मन विद्लास न सान्‍्यों ॥ 
इसके लिए मेक साथन कहे गये हैं परन्तु इस ऋलियुग में सब 
व्यथे हैं-- 
जप तप तीरथ जोग समाथरी 
कलि मद्दि विकल कछु निरूपाधी ॥ 
इसीलिए आवश्यकता हैँ कि मन किसी एक वस्तु की ओर उन्मुख 
किया जाय । राम के चरणों में अनुरक्ति होने से सारे हुःख-देन्य दूर 
हो जाते हैं कौर मन शुद्ध और एकनिप्ठ होकर शांति को प्राप्त करता 
हैं। इसीलिए तुलसी का मत हे 
जो विमु जोंग जजल्लञ न्रत संयम गयो चहूत भव पारहि। 
हों जनि सुलसिदास निसिवासर हरिपद कमल विसारहि।॥ 
मन की अशांति का कारण क्या है, इस पर भी तुलसी ने विचार 


( ३०० ) 


परिपूर्ण हूँ । आपसे प्रथक रहने का 'मौक्ना पाकर कलियुग ने बीच में 
छल लिया & #*» परन्तु जब मैं चित्रकूट में गया, तो कलि- 
कुचाल का पता लगा । ) इस पद से स्पष्ट है कि तुलसी मानस- 
रचना के बाद मुख्यतः साधना में जागरुक बने रहे । साहित्य उनके 
लिए धीरे-धीरे अग्रधान होता गया। दास्यभाव का भक्त निरन्तर 
पूर्णता की ओर बढ़ना चाहता है। एक ओर उसके आराध्य का 
हीरक सिंहासुन है, दूसरी ओर प्रथ्वी पर खड़ा हुआ वह दीन पुजारी | 
गेटे ने मरते समय कहा था, श्रकाश चाहिए, ओर प्रकाश ! भक्त कवि 
चाहता है हृदय ओर मन कां परिष्कार, अधिक परिष्कार । अंतःसंस्कार 
की यह भावना उसे सतत प्रयत्नशील, सदा जाग्रत बनाए रखती है । 
इसका आदशे इन पंक्तियों में है-- 

कवहुँक हों यहि रहनि रहोंगो । गं 

श्रीरधुनाथ कृपालु कृपा तें संत-सुभाउ गो ॥ 

जथा लाभु संतोष सदा, काहू सों कछु न घहोंगो। 

परहित निरत निरंतर मन-क्रमन-्वचन नेम निबहोंगो | 

परूप वचन अति दुसह स्वन सुनि तेहि पावक न दहाँगो । 

विगत मान सम शीतल मन, पर गुन ओगुन न कहाँगो ॥ 

परिहरि देह जनित चिता, दुख-सुख समवुद्धि सहाँगो। 

तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि, अविचल हरिभक्ति लहाँगो।॥। 
यह अविचल /हरि-भक्ति-पथ” ही तुलसी का ध्येय है। साधना 
का पाथेय लेकर तुलसी इसी पथ पर यावज्जीवन चलते रहे। 
विनयपत्रिका इस धर्म-बटोही की इसी ती्थ-यात्रा का इतिहास है । 
परन्तु भाव-अ्रधान भक्ति की साधना के अंतिरिक्त धर्म और ज्ञान की 
अनेक बातें भी इस ग्रन्थ में मिलती हैं। धर्म के सम्बन्ध में तुलसी 
सयग्राही दें। उन्होंने रामभक्ति में हिन्दू घर्म की सारी मान्यताओं 
का समाहार कर दिया है। विनयपत्रिका में उन्होंने गणेश, सूर्य, 
शिव, देवी, गंगा, यमुना, काशी, चित्रकूट, की स्तुतियाँ उपस्थित की 
टू । चित्रकूट का मद्दत्व राम के नाते है, परन्तु शेष स्थलों पर धर्म 


है औ 


( ३०१ ) 


ओर भावना के बिखरे हुए सूत्रों को समेट रखने का ही दृष्टिकांण 
ज्ञान पड़ता है, परन्तु इन सेब इष्टदेवों से तुलसी चाहते कया हैं--' 


चसहिं राम-सिय मानस मोरे। ( गशणेश-स्तुति ) 
ठुलसि राम-भक्ति बढ माँगे ७ ( यूर्य-स्ठ॒ति ) 

देहु काम-रिपु रामचरन-रति, तुलसिदास कहे कृपानिधान । 
( शिव-स्तुति ) 


रघपति-पद्‌_ परम प्रेम, 
तुलसी यह 'भवल नेम, 


देहु दे प्रसन्न पाहि प्रनतन्‍न्पालिका। . ( देवी-स्व॒ति ) 
देहि रघवीर-पद-प्रीति निरभर सातु । ( गंगा-स्तुति ) 
ठुलसी बस हरपुरी रामजपु। ( काशी-स्तुति ) 


स्पष्ट है! कि यह दृष्टिकोण तुलसी की राम-भक्ति को ऐसी उ्याप- 
कता दे देता है! जो मध्ययुग के किसी भी धर्म-सम्प्रदाय को प्राप्त 
नहीं | इस प्रकार तुलसी रामानन्द की क्रान्ति को आगे वढ़ाते हैं। 
यही नहीं, एक दशावतारी पद में तुलसी मत्स्य, वाराह, छूम, 
नूसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, एक साँस 
में सवको वंदना करते हैं। अतः स्पष्ट है कि तुलसी पौराशिक 
धर्मों! की सारी भूमियों को रामभक्ति के अंतर्गत स्वीकार कर 
लेते ह। राम के पाश्वेद हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुन्न नये देव- 
ताओं के रूप में उपस्थित हुए हैं. और सीता तो ऋ्ह्मपर राम दत 
पराशक्ति हैँ ही। इस प्रकार विनयपत्रिका में एक अभूतपूर्व प्रयर 
मिलता हे--हिन्दू धर्म को . रामनिष्ठ करने का महान्‌ स्वप्न तुलरग 
ने देखा । रामचरितमानस के तुलसी निगुण-सगुण ओर राम-शिा 

' का समाहार उपस्थित करके ही संतोप कर लेते हैं। यहाँ उनकी धारण" 
भूमि ने ओर भी विस्तार पा लिया है। उन्होंने सारे अचलित घमे 
की 'सीताराममय” बनाकर अपना लिया है । 


ज्ञान की बात विनयपत्रिका में अधिक नहीं है। तुलसी «ता 
संतव्य है: 


( उेण्एू ) 


और भावना $% बियरे हुए जो को प्रग्नेट र्सने का (8 धेप्टिकोणा 
मेन पत्ता है ४ इन सद इपट्रेब] से उलेसी भादने क्या हैं-. 


्+ 


वेसाहि राम-सिय मानस मोरे ( गगेय-स्ताति ) 
लेसि राम भक्ति बट सांग |, ( पर-लक्ष ) 
डेट फाम-रिषु रामचरन-रत्ति, पुलसिद्यस फ्ह्ढें कपानिधान । 
( धिय-सत ) 


रेप ति-पद परम प्रेम, 

उन्रनी यह भषल नेम, 

दुंटु है पस्न्न प्राद्ि अनन-पालिफा | ( देवी ) 

दि रप्वीर-पद-प्रीति निरभर भातु । ( गंगा-लुत्ति ) 

उलसी क्रम हरपुरी रामजपु । ( कारी-लुति ) 
स्पट्ट ऐ (हे: पट हष्टिकोशा राम-भक्ति व्यापः 


सेषको कंदना ऊफैरते हैं। अत स्पष्ट हे- नुलसी पॉरागिक 
घने के सारी भूमियों को रामभक्ति के अंतरगत स्वीकार 
रे के प। स्विदृ ह्नु शत 


हक 
36५ 


( '३०२ 2 


वाक्यज्ञान अत्यन्त “निपुण भव-पार नः पावे कोई । 

निसि गृह मध्य. दीप की बातन तम -निवृत्त नहिं होई ॥ 
विनयपत्रिका, अनुभूति'प्रधान हे। वाक्य-ज्ञान मानस के उत्तर- 
कांड तक सीमिंत है। जहाँ-जहाँ दाशनिक विवेचना है भी, वहाँ-बहाँ 
यही दृष्टिकोण उपस्थित किया गया है | 

कोउ कह सत्य, भ्ूठ कह फोऊ, जुगल प्रवल कोउ माने | 

तुलसिदास परिहरै तीन श्रम, सो आपन पहिचाने ॥ 
छत, अद्वीत और विशिष्ठाह्वोत (या हताह्वौत) तीनों बाद एकांकी 
हैं। यद्‌ वाक्य-ज्ञान मात्र हैं। सत्य इन वादों से परे है। सत्य है 
केवल शरणागति । भगवान्‌ ने कहा है-- 

, मामेक॑ शरण ब्रज [--( गीता ) 
इसी से तुलसी का आदेश है कि मन के तक-वितक को छोड़कर 
समुमि मनहिं मन रहिये । . 

मानस? में-'सगुण भक्ति की स्थापना की जो उत्कंठा है, विशिष्टा-, 
होत की जो मलक है, विनयपत्रिका तक पहुँचते-पहुँचते तुलसी को 
सच मतों के प्रति सहिष्णु बना दिया है और अब निर्गुण-सगुण 
होत-अद्ोत सत्र राम-भक्ति में ड्ूबकर एकरंग हो गये हैं। तुलसी 
कहते हँ-- ह 

करय उपासन ग्यान वेद मत, सो सब भाँति खरो। 

मोहि तो सावन के अन्धहि त्यों, सूकत रंग हसे॥ 
सारे धर्म-भेदों ओर वर्ग-भेदों से ऊपर उठकर तुलसी घोषणा 
करते हें--- 

हरिहि हरिता, विधिहि विधिता, सिवहि सिवता जेहि दई। 
सोई जानकीपति मधुर मूरति मोदमयि मंगलमई॥ 

वाद'-विदरोष वाक््य-क्षान करा सकते हँ--डपादेय है. अनुभव 
मात्र | अनुभूति-प्रधान भक्तिमार्ग में आगे बढ़कर मानस” का कवि 
देखना है कि उसका मानस उत्तरकांड का अयत्र व्ाल-प्रयन्न था | भक्ति 
की चस्मावस्था पर पहुँच कर सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। तक-मूलक 


(- ३०३ २ 


बाद का फारण संशय है, अतः मक्त सहज ही छानयोग की चरमसा- 
धम्ा को प्राप पे जाता है-- 

सकल इश्य मिल उदर भेलि सोधे निद्रा तजि जोगी। 

सोद हरिपद अनुभव परम सुस्त अतिसय है त-वियोगी॥ 

सोक, मोह, भय, इरप, दिवस निसि, देसकाल तहेँ नाहीं। 

मुलसिदास एंदधि दसा टीन संशय निमूल न जाहीं॥ 
इस बीथिका में रखने से तलसी द्वारा विनयपत्रिका में प्रयुक्त 
फूता, संसार, महा आदि दाशनिक शब्दों के नये अथ लगते हैं । 
इन नवीन मल्यों को न समझ कर ६ी आलोचक उन्हें घाद-विशेष 
में घसीटने का प्रयत्न करने हैँ । 

विनयपत्रिका में जो मदत्वपूर्ण दे--जों रस नवनीत की तरह 
तैस्ता हुआ ऊपर ञआआा जाता है, बह है; भक्तिस्स। आलोचक-श्रे् 
पं० रामचन्द्र शुक्त ने ठीक ही कहा है--भक्ति रस का पूणतः 
परिपाक्र जसा विनय्रपत्रिका में देग्या जाता है बैंसा अन्यत्र नहीं।”? 
६ वियोगी हरि की दरितोपिणी दीका के परिचय! में )। 

यह भक्ति-रस मानस के भक्ति-रस से थोड़ा भिन्न है। मानस में 
अपने इप्टदेव में अनन्त सीन्दर्य, अनन्त शक्ति ओर अनन्त शील 
की पराकाप्ठा दिग्या कर कवि आगे बढ़ता है| भूमिका दृढ़ हो चुकी । 
जीवन के नए सर्ग में एक धत्यन्त मार्भिक बेदना है, अपनी अपूणता 
आर राम की पूर्णता की चौड़ी खाई को प्राटने का अथक परिश्रम है। 
मानस! की भक्ति की भूमि शास्त्रीय है। तुलसी अध्यात्म रामायण 
के नवधा भक्ति-प्रकारों ओर नारद-अक्ति-सूत्रपभूति भक्ति-अन्यों से 
प्रभावित हैं। उन्होंने सोपानों के रूप में भक्ति के अंगों एवं प्रकार्रो 
की कल्पना की दे । विनयपत्रिका में विवेचना का नाप्त भी नहीं 
है| अपनी साधना के अदम्य उत्साह से प्रभांवित होकर तुलसी 


कहते ही... 
१-राम सों बड़ो है कोन, भोंसों कौन छोटो ? 


राम सों खरो है. कौन, मोँसों कौन खोटो ? - 


( ३०४ -) 


» २--सनि सीतापति सील सुभाउ । 
मोद न सन, तन पुल्ूक, नयन जल, सो नर खेहर खाउ । 
३--सब साधन-फत  कूप-सरित-सर, सागर-सलिल निरासा । 
राम-नाम शति स्वाति-सुधा-सुभ-सीकर, प्रेम पियासा। 
राम के सौन्दय,' शक्ति और शील से प्रचलित राम-भक्ति ध्येय 
है।। रास-नाम साधन है । भगवान के योग्य स्वयं को वनाना साधना 
है। ध्येय, साधन ओर साधना की एकसूत्री निबंधना विनयपत्रिका 
को संसार का सर्वोत्तम भक्ति-अन्थ बना देती है। शब्द-शब्द में 
साधना-रत तुलसी का हृदय चिल्ला उठता 
राम राम रमु राम राम रढु, राम राम जपु जीहा। : 
राम-नास नव नेह मेह को, मन हठि होहि पपीहा ॥ 
पटघा?--नवधा? साधन कुछ नहीं। जिससे बन पड़े वही 
साधन है--- 
रघुपति भगति करत कठिनाई । 
करत सुगस, करनी अपार, जाने सोइ जेहि बनि आई ॥। 
इस ऊँची भावना-भूमि पर पहुँच कर ही तुलसी किसी के भी न 
होते हुए सब सम्प्रदार्यों के प्रिय वन गये हैं । 
विनयपतन्निका के साहित्य-पक्त के सम्बन्ध में सी बहुत कुछ कहा 
जा सकता हे। ग्रन्थ पद-संग्रह-मात्र हे । इन पदों में वर्षों की लम्बी 
साधना का इतिहास छिपा है। इसीसे अनेक भाव-धाराएँ ओर 
उनके प्रकाशन की अनेक शेलियाँ हैं। एक शैली संस्क्ृत-गर्भित, 
समास-प्रधान स्तोन्न- रैली है । गीतगोविन्द”, विद्यापति” ओर संस्कृत 
भक्ति स्तोत्रों ओर 'पाठों? में इस शैली का व्यापक प्रयोग मिलता 
झाज भी संस्कृतज्ष उपासकों को संस्कृत तत्सम-शब्द-प्रधान स्तोच्र- 
शेली प्रिय है | तुलसी स्वयं पंडित कवि थे, अतः साधना का पाडित्य- 
पूर्ण ढंग उन्होंने अपनाया तो इसके लिए हम उन्हें लांडित नहीं कर 
सकते | यह्द है. कि इन स्तोत्रों का तुलसी-साहित्य में कोई 
विशेष मृल्य नहीं। तुलसी की साथना पर भी इनसे कोई नवीन 


ड्् 


( ३०४ ) 


प्रकाश नहीं पढ़ता | इस दोली से उतर फर वलसी फे थे पद ईद जिनमें 
से अभिव्यंजना की सरल, दृदयप्रादी पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं । 
परन्तु उनके सचसे सुन्दर अनुभूतिपूर्ण पद वे हैं जिनमें उन्होंने सर 
फे विनव-पर्दों की भाति सरल, प्रामीण ब्रज में, साहित्यिकता को 
पीछे छोड़ते हुए, अपनी साधसला को रूप देने की चेष्टा की है । इस 
शेली छा उनका सबसे भार्मिफ पद सीता की स्त॒ति है-- 


क्घहैक अम्ब मवसर पाइह्ट । 

मेरिशी सुधि थाइची कल्यु कसम फथा चलाइ॥ 
दीन सब अंगद्ीन छीन सलीन अघी हअघोइक्‍ह। 
नामु ले भर॑ उदर एक प्रभु दासि दास कहद्ाइ ॥ 
वृमिईते सो है कौन! कहिदी नाम दूसा जनाई। 
सुनत राम कृपालु के मेरि विगरिश्रों बनि जाइ॥ 
जानकी जगज़ननि जन की किये चचन सहाईए | 
तर हलसीदास भव तव नाथ गुनन्गन गराइ॥ 


परन्तु इस शैली में भी कहीं-ऋ्दी तुलसी कलाकार के रुप में प्रतिष्ठित. 
दीखते हूं । बह्दाँ चह मौलिक शक्ति देने के लिए नई ध्वनि, नई 
लय, नया छंद खोजते दिखलाई देते हैं, जेसे-- 


राम कवहँ प्रिय लागिह्दी जसें नीर मीन को ? 

सुख जीवन ज्यों जीव को, मनि ज्यों फनि कों, 

हित ज्यों घन लोभ-लीन को॥ 

ज्यों सभाय प्रिय नागरी नागर नवीन को । 

त्यों मेरे मन लालसा करिये करुनाकर पावन प्रेम पीन को ॥ 
मनसा को दाता कहे स्त्र॒ति प्रश्चु प्रचीन को । ः 

तुजसिदास को भावतों वलि जाऊँ दयानिधि दीजे दान दीन को ॥ 


केवल संगीत ओर छंद ही नहीं, भापा, अलंकार, व्यंजना, काव्य 
के सभी क्षेत्रों के अनेक नये प्रयोग विनयपत्रिका में मिलेंगे। स्पष्ट 


है कि विनयपतन्निका का साहित्य-पक्त भी उतना ही पुष्ट है जितना 
२० 


( ३०८ 9) 


बहुतायत ' से प्रयोग हुआ है। अंत में कुंडलिया रामायण के एक 
में हम इस उल्लेख को समाप्त करते हँ--- 
एक रास गुन गाइबो, यह कलिकर्म न और । 
ताते तुलसीदास के, मंत्र चहे सिरमोर ॥ 
मंत्र चढ़े सिर्मोर राम सुचि कीरति गाऊँ। 
साधन उत्तम जानि सुमति निज मनहिं रृढ़ाऊँ॥ 
मनहिं दृढ़ाऊँ मंत्र यह, जेहि प्रसाद सुख पाइवो । 
सुक नारद की सीख यही, एक रास गुन गाइबो ॥ 

( उत्तर० २५ ) 
इस कुंडलिया से तुलसी की कविकर्म-विषयक धारणा पर प्रकाश 
पड़ता है. । अनेक ग्रंथों में, अनेक छंदों में, अनेक शैलियों में, अपने 
समय की उत्तर भारत की दो प्रचलित साहित्यिक भाषाओं में' तुलसी 
ने राम का गुन गाया और स्वयं धन्य होकर इस कलिकाल को धन्य 
कर दिया | 





१७-अकबर-युग ओर तुलसीदास 


तुलसीदास का जीवनकाल १४३३ ई०--१६२३ ६० है।। उनके 
रामचरितमानस का समय १४७४ हे० है। मुगल सम्राट अकबर का 
राजकाल १५४६ ३० से आरंभ होता है! ओर १६०४ तक चलता है। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी का काव्य-रचना का अधिकांश 
समय अकवर-काल के अन्तर्गत आ जाता है। तुलसी के अन्थ-रचना 
का आरंभ १४६६ ६० ( आयु ३३ वे, रामाज्ञा-प्रश्न) के लगभग हो 
गया होगा । उनका अधिकांश काव्य १६०४ ( आयु, ७२ वर्ष ) तक 
लिखा जा चुका होगा। तुलसी की तीन प्रसिद्ध रचनाओं की तिथि इस 
प्रकार है--छुलसी-सतसई १४८४ ई०, पार्वतीमंगल १४८६ ई० और 
मानस १४५७४ ई०। तुलसी के अ्न्थों में मीन की सनीचरी और 


( ३०६ ) 


रद्रवीसी का उल्लेख है। रुद्रबीसो का समय १६०८--१६श८ ई० 
है आर मीन की सनीचरी का समय १६११--१६१४ ६० है । 
तुलसी का १६१४ तक जीवित रहना ( आयु ८१ वर्ष ) उनके ग्रन्थों से 
सिद्ध ट्ठ || जनभ्रुति के अनुसार उनको सत्यु नतिधथि १६२३ ० ड्ठै । घअतः 
अकवर-फाल के अतिरिक्त जहाँगीर-काल ( १६०४-१६२७ ) का अधि- 
कांश भाग भी तुलसी के जीवनयृत्त में आया जाता है । 
इस प्रकार यद्ट स्पष्ट है कि तुलसी ने जब आगे खोलीं प्र होश 
संभाला ( १४५४६ ई०, आयु २३ व, कर का राज्यासिपेक-्वर्ष ) 
तो एक चिदेशी सत्ता का पैर भारत में जम रहा था । उनके रामचरित 
के प्रणवन के समय (१४७४० ६०, आयु ४१वर्ष) देश में सहान्‌ परिवतन 
हो गये थे । १५५६ ई० की पानीपत की लड़ाई में हीम की हार हुई और 
एक ऐसी हिन्दू केन्द्रीय शक्ति के स्वप्न का नाश हो गया जो भ्रत्यन्त 
आशाजननक था | अकबर आरंभ काल में ग्रह-विद्रोह में फसा रहा। 
१४६२ ६० में उसने अजमेर की पहली ली तीर्थ-यात्रा की और इसी वर्ष 
तानसेन दरवार में आए। १५६६ ई० में कवर ने घनारस पर 
श्राक्रमण किया (तुलसी की आयु ३३४ वर्ष )। १५६७ ६० में उसने 
कड़ा, सानिकपुर, इलाहाबाद 'ओऔर बनारस को ला और जौनपुर 
होता हुआ आगरा लौट आया। १४६८ ४६० में चित्तीड़ परास्त हुआ 
(तु० की आयु ३५ वर्ष ) | एक वर्ष बाद रणखथंभोर और फालिजर 
( तु० आा० ३६ वर्ष ) | विज्ित हुए । १५६६ ई० ( तु० आ० ३६ वर्ष ) 
उसने फतेहपुर सीकरी की नींव डाली। १४७० ई० (तु० आ० 
३७ वर्ष ) में वीकानेर और जैसलमेर फी राजपुत्रियों से विवाह 
किया। १४७४० ६० (त॒० आ० ४९ वर्ष ) में अकचर ने हाजीपुर का 
मुह्ासरा किया और दाऊद जंगल की ओर भाग गया। अगले वष 
(१४७५ ६०, तुलसी की आयु ४२ वर्ष ) अकबर ने इबादतगाहों 
की नोंव डाली | इस प्रकार हम देखते हैं कि मानस” की रचना तक 
अकबर का जीवन संकट-मुक्त नहीं हुआ था। १४७४ ३० में उसे 
विश्वाम मि्ना और घर्म-चिंतन के लिए अवकाश मिलने लगा। 


( ३१० ) 


तब हमें यह देखना है. कि मानस ( १४७४ ई० ) के पीछे कोन 
सी ऐतिहासिक प्रेरणा थी। तुलसी ने मानस ३ वे में लिखा ( १५७४- 
७७ ई० ) और जनश्रति के अनुसार १५ वर्ष ( १४५९२ ई० ) तक वह 
उसमें संशोधन, परिवर्तेन एवं परिवद्धन करते रहे ! 
छुलसी की रचनाओं से कई बातें स्पष्ट हैं । उन्होंने कई स्थानों पर 
कलियुग का वर्णन किया है। प्राचीन ग्रन्थों के अध्ययन से पता 
लगता है कि कलियुग-वर्णेन की एक पौरारिक परिपाटी थी । उत्तरकांड 
में इस परिपाटी को निभाते हुए उन्होंने स्वानुभव लिखे हैं-- 
उत्तर० ९७ ( क )--१०२ ( क) इनसे उस युग के आचार-शेथिल्य पर 
प्रकाश पड़ता है. | तुलसी का दृष्टिकोण घार्मिक ही अधिक था, राजे- 
नीतिक कम । उनकी प्रेरणा के कई स्रोत हैं--- 
(१) आचार की शिथिलता का विरोध और उसके लिए नई 
व्यवस्था ( मयोदा-भाव )। 
(२ ) वैष्णव ओर शेवों के विरोध का परिहार । 
(३) संतमत, सूफ़्षीमत ओर कृष्णभक्ति के विरोध में जनहित 
के लिए रामभक्ति की स्थापना । 
(४ ) राम-राज्य का स्वप्न । राम-राज्य का आदश । 
(४ ) विभिन्न दाशनिक मतवादों का सामंजस्य । 
यह स्पष्ट हैं. कि तुलसी का प्रधान अभिप्राय आध्यात्मिक एवं 
धार्मिक है। वह जहाँ पंडितों के लिए दाशे निक. मतबादों ओर वेष्णव- 
शेव विरोध का हल लेकर उपस्थित हैँ, वहाँ उन्होंने जन-समाज के 
लिए आचार-नियस ओर रामभक्तिति को भी उपस्थित किया। उनके 
काव्य पर यदि राजनीतिक प्रभाव है, तो परोक्ष में । उन्होंने अपने 
समय के विदेशी राज्य में रावण-राज्य का प्रतिविम्य पाया, अतः 
उन्होंने विशेष उत्साह से उसका चित्रण किया ओर उसके विरोध में 
आदर्श राज--राम-राज्य की कल्पना उपस्थित की (उत्तर २०-२३ ) | 
उन्होंने विजय-रथ के चित्रण में उन सात्विक गुणों का वर्णन किया 
जो युग-पुरुष में हाना चादहिए--लंका० ८० ( क) (खत ) | युग-पुरुष 


( ३११ ) 

की यह कल्पना ही तुलसी की चुनौती थी। जिस शक्ति से उन्होंने राम- 
फया लिखी है और राघण के प्रति विरोध का प्रदर्शन किया है, चद्द 
शक्ति प्रचछुन्न रूप से सामयिक व्यवस्था और विदेशी राज्य के प्रत्ति 

विद्रोह से ही जन्म ले सकती है । 
तुलसी का केन्द्र हिन्द समाज था। इस एिन्दून्समाज में कई देवता 
चल रहे थे, विषायु, शिव, शक्ति, कृष्णा, राम, पंचदेव (अग्मा, 
पिप्णु, महेश, गणेश, सब ), रद्र, भेरबादि। उन्होंने इन सबको 
स्वीकार किया । ये वेद-विदित धर्म थे। उन्हें स्वीकार कर तलसी ने 
राम-भक्ति में उनका परिद्वार कर दिया ।। इस प्रकार उन्होंने प्रचलित 
धर्मपासना को उच्च भित्ति दी ( देगिए विनयपत्रिका )। तुलसी के 
समय त्रिदेव--नत्रष्मा, विष्णु, महेश--में विणगु और शिव ही उपास्य 
रह गये थे । इनमें उन्होंने विचित्र ढंग से पटरी चैठाई ( देखो विनय- 
पत्रिका और रामयरितमानस )। शिव राम के भक्‍त हैँ ओर राम 
शिव के। परन्तु अवनारी राम के ऊपर जो ब्रक्मपर राम हैँ, वह त्रिदेवों 
के कहीं ऊपर £। इस प्रकार उन्होंने रास की सर्वोपरिता स्वीकार 
फरते हुए अवतारी राम ओर शिव की एक ही समतल पर रख दिया । 
रह गये कुछ चेद-निन्दित पंथ--संतमत, सूफ़ीमत, इस्लाम । ये 
छुलसी को मान्च नहीं हँ। योगियों के अलख' से उनका मतभेद नहीं 
परन्तु उनकी आडम्बर-प्रियता उन्हें अमान्य है.। इस प्रकार तुलसी ने 
हिन्दू-वर्म को एक नया संगठित रूप देने की चेष्टा की। उन्होंने इस 
नये संगठित हिन्दू-धर्म का केन्द्र वेद-पुराण दी रखा। 'निगमागम- 
सम्सत' यह राम-भक्ति-पथ तुलसी की देन था। तुलसी का संदेश 
हिन्दू-समाज को पार नहीं कर सका। उन्होंने इस्लाम से अपरोक्त रूप 
में विरोध ही माना । इस्लाम से प्रभावित संत ओर सृफ़ीमत भी उन्हें 
आह्य नहीं थे। ईसाइयों से वे परिचित थे या नहीं, यह नहीं कहा जा 
सकता | हिन्दु-धर्म ने १२०० ई० के बाद मुसलमानों से एक बड़ा 
असहयोग कर रखा था । १२०० ई० के आस-पास मिथिला और 
काशी के पंडितों ने नई स्पृतियाँ बनाकर हिन्दू-संगठन ,को हद फरने 


( ३१३ ) 


प्रचार का प्रयोग किया । १५७४ ई० से ९६०४ ई० तक अकवर का 
यह प्रयत्न जारी रहा, परन्तु बह सफल नहीं हो सका। ऐतिहासिकों 
ने इस प्रयत्न की राजनीतिक एवं ऐतिदासिक प्रष्टभूमि देने की चेष्टा की 
है । ११९२ ई० की तराइन की दूसरी लड़ाई में प्रथ्वीराज की पराजय 
हुई ओर दिल्ली का शासन गोरीवंश के हाथ में आ गया। लाहौर 
में मुसलमान ओलिया, सूफ़ी और पीर इस्लाममत का प्रचार कर रहे 
थे। ११९४ ई० में जयचन्द परास्त हुआ और कन्नीज और काशी का 
राज्य ग्रोरी के हस्तगत हुआ । ११६७ ई० में बस्त्यार खिलजी ने 
विद्ार और बंगाल को भी जीत लिया। इस प्रकार १२०० ई० तक 
सारा उत्तर भारत मुसलमानों के शासन में ञआा गया। १२०६ ई० में 
कुतुचुद्दीन दिल्‍ली का शासक घना 'और १२१० ई० तक--अपनी मृत्यु 
तक--दिल्‍ली से लेकर बंगाल की राजधानी लखनोंती ( लच््मणपुर ) 
ओर लाहौर से लेकर गुजरात तक सारा देश विदेशी सत्ता के चरणों 
में म्रणत था । 
मुसलमानों से पराजित होकर राजपृत राजपृताना को केन्द्ररूप में 
शृढ़ करने लगे । राठोरों ने जोधपुर के राजवंश की नींव डाली | उद्मेन, 
ग्वालियर, उदयपुर आदि अनेक राजपृत-बंश अकचर-काल तक 
विदेशी सत्ता से बराबर मोरचा लेते रहे । अल्तमश (१२१० ई०-- 
१२३६ ६०) ने हिंदू केन्द्रों को परास्त करने की चेष्ठा की, परन्तु 
असफल रहा | खिलजी वंश के आरम्भ (१२९० ई०) तक परिस्थिति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ | अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१४ 
६० ) ने चित्तीड़, वारंगल, द्वारसमुद्र को जीतकर साम्राज्य में विशेष 
वृद्धि की । 
इसी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली वार सोचा कि तलवार के बल 
पर एक नवीन सा्वभीम धर्म की स्थापना की जाय । उसने कहा-- 
मुहम्मद के चार मित्र थे, मेरे भी चार मित्र हैँ, उनकी सहायता से में 
नये धर्म की स्थापना क्‍यों न करूँ । परन्तु नगर कोतवाल अलाउल* 
मुल्क ने उसे शिक्षा दी कि.धर्म-स्थापन पेग़म्बरों का काम है, सुलतानों 


( ३१२ ) 


की चेष्टा की। १२००--१४०० ई० तक यह विरोध चलता रहा। 
* गोरखपंथियों और रामानन्द एवं संतों और उदार सृक्तियों ने इस 
विरोध को कम करने की चेष्टा की, पर वे हिन्दू-गढ़ (ह्विजाति) 
पर विजय प्राप्त नहीं कर सके | गोरखपंथियों ने दोनों विरोधी 
अखाड़ों से तटस्थता घोषित की-- 
हिन्दू मुसलमान दोनों खुदाई के बन्दे, 
जोगी न रहे काहू ही के फन्‍्दे। (काफिस्बोध?) 
रामानन्द ने कबीर जैसे मुसलमान को दीक्षित कर आध्यात्मिक 
क्षेत्र में हिन्दू-मुसलमानों की एकता घोषित की । कबीर ओर संतों ने 
दोनों धर्मों की समान विशेपताओं पर बल दिया, दोनों की मूल 
भानवता की ओर संकेत किया | प्रकृति-व्यापार में दोनों में. कोई भेद्‌ 
नहीं। इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों को एक ही मित्ति दी। तुलसी 
इतने उदार (09/70]0) नहीं थे | उन्होंने सावभौम धर्म के प्रचार 
की चेष्टा नहीं की । उन्होंने सीमित क्षेत्र में ही काम करना स्वीकार 
किया | उनके भ्रन्थों ने नये आदर्श सामने रखे । कृष्णु-भक्ति के सम- 
कक्ष कम भावुक, अधिक आदशंवादी राम-भक्ति का प्रचार किया। 
इस प्रकार उन्होंने हिन्दुओं को कच्ची भावुकता से ऊपर उठाया। स्पष्ट 
है, धर्म के क्षेत्र में तुलसी से पहले कई शक्तिशाली प्रयत्न हो चुके थे । 
गोरख, रामानन्द ओर कवीर आदि संतों ने ज्ञान के बल पर और 
कृष्ण-भक्तों ओर सूक्ियों ने सहज भावना को प्रधानता देकर हिन्दू- 
मुसलमानों को पास लाने की चेष्टा की। तुलसी के लिए मुसलमान 
भलेच्छ ही रहे | ऋष्ण-भक्तों ने देश के राजनीतिक अंधकार में डूवे 
/ पराजय भाव को भगवान्‌ की लीला के आनन्द में रससिक्त कर 
जनता को ऊपर उठाने की चेष्टा की | तुलसी ने राम “को हिन्दू-जाति 
का नायक चनाकर इस भाव को नष्ट किया। हनुमान, राम और 
लच्मण उनके वीर नेता थे। रामराज्य उनका आदश था। मल्लेच्छ- 
राज्य उनका रावणान्राज्य था । 
स्वयं तुलसी के समय में अकबर ने एक सा्वभीम धर्म के 


हु 


( ३१३ ) 


प्रचार फा प्रयोग किया | १४७४ ई० से १६०४ ई० तक प्मकबर का 
यह अयत्न जारी रहा, परन्तु वह सफल नहीं हो सका। ऐतिहासिकों 
ने इस प्रयत्न की राजनीतिक एवं ऐतिद्वासिक प्रप्ठभमि देने की चेप्टा की 
४६॥११५९२ ६० की तराइन की दूसरी लड़ाई में प्रश्यीराज की पराजय 


4 


हुई और दिल्ली का शासन गोरीबंश फे हाथ में आरा गया। लाहोर 
में मुसलमान श्रीलिया, सक्ती ओर पीर इस्लामसत का प्रचार कर रहे 
थे । ११९४ ई० में जयचन्द परास्त हुआ ऋआर कन्नील ओर काशी का 
राज्य गोरी के हस्तमत हुआ । २९६७ ई० में चस्त्यार खिलजी ने 
विद्ार और बंगाल को भी जीत लिया। इस प्रकार १९०० ई० तक 
सारा उत्तर भारत मुसलमानों के शासन में आ गया। १२०६ ६० में 
छुतुवुद्दीन दिल्‍ली का शासक बना 'ओऔर १२१० ई० तक--अपनी मृत्यु 
तक+दिल्ली से लेकर बंगाल की राजधानी लखनोीती ( लक्ष्मणपुर ) 
आर लाहौर से लेकर गुज़रात तक सारा देश विदेशी सत्ता के चरणों 
में प्रणत था । 

मुसलमानों से पराजित ट्लोकर राजपूत राजपूताना को केर 
धृढ़ करने लगे । राठोरों ने जोधपुर के राजवंश की नींव डाली । उल्लेन, 
ग्वालियर, उदयपुर आदि अनेक राजपृत-वंश अकवर-क्राल तक 
विदेशी सत्ता से वरावर मोर्चा लेते रहे) अल्तमश (१२९० ई०-- 
१२३६ ६०) ने हिंदू केन्द्रों को परास्त करने की चेष्ठा की, परन्तु 
असफल रद्दा । खिलजी वंश के आरम्भ (१५०९० ई०) तक परिस्थिति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं हुआ। अलाउद्दीन खिलजी (१२९६-१३१४ 
$० ) ने चित्तीड़, बारंगल, द्वारसमुद्र को जीतकर साम्राज्य में विशेष 
वृद्धि की । 

इसी अलाउद्दीन खिलजी ने पहली वार सोचा कि तलवार के बल 
पर एक नवीन सावर्भीम धर्म की स्थापना की जाय | उसने कहा-- 
मुहम्मद के चार मित्र थे, मेरे भी चार मित्र हैँ, उनकी सहायता से मैं 
नये धर्म की स्थापना क्यों न करू । परन्तु नगर कोतवाल अलाउल* 
मुल्क ने उसे शिक्षा दी कि.धर्म-स्थापन पेग्नम्बरों का काम हे, सुलतानों 


( ३१९१४ ) 

का कास नहीं | उसने चंगेजख़ाँ का उदाहरण देकर बताया कि राज- 
छुण्ड-भय से कोई भी मुसलमान मुगल नहीं हुआ है, सुग्रल ही 
मुसलमान हो रहे हैं। राजशक्ति और घर्म-स्थापन अलग-अलग 

चस्तुएँ हैं | सुलतान ने इस बात को मान लिया | कै 
जब अकवर ने १४७४ ई० तक अपने साम्राज्य को दृढ़ कर लिया, 
तो उसने धर्मनेता वनमे की वात सोची । इसके कई कारण थे। एक 
तो अकबर ने भारतीय शक्ति के मूल की समझ लिया था। अधिकांश 
भारतीय जनता हिन्दू थी। उसने इस्लाम मत स्वीकार नहीं किया 
था | हिन्दुमत आचार-प्रधान था। इस्लाम धर्म के अनेक आचार 
हिन्दू आधारों-के एकांततः विरुद्ध थे । अतः अकवर ने ऐसे धर्म की 
स्थापना करना चाहा जिसके आचार हिन्दू आचारों से भिन्न नहीं 
हों, हिन्दुओं के भक्ष्य-अभक्ष्य, प्रिय-अप्रिय का विचार रखा जाय । 
स्वयं मुग़गल कट्टर मुसलमान नहीं थे | चंगेजखाँ का मंगोल रक्त अभी 
ताज़ा था | उघर अफ़ग़ानों के समय से काज़ी और मुल्ला की राज- 
नीतिक शक्ति प्रवल थी। अधिकांश नव मुसलमान जहाँ एक ओर 
दिल्ली के तख्त को मानते थे, वहाँ दूसरी ओर इमाम ओर काज़ी से 

शासित होते थे । रूढ़िपंथी मुल्ला-काजी-ब्ग अकबर को अभ्रिय था; 
स्वयं अकवर उन्हें 'हिन्दृ? लगता था। अतः अकवर की प्रज्ञा ने ऐसे 
धर्म की संभावना की जो ऊपर से इस्लाम लगता हो, जिसका हृदय 
हिन्दू आचार-विचार से भरा हो, ओर जो मुसलमान वर्ग को मान्य 

होकर काज़ी-मुल्ला-शक्ति को निर्वेल वना दे | कावुल-विजय (१४७७ 
६०) से लौटने के घाद अकचर ने एक नये धर्म की पेग़म्बरी की ओर 
ध्यान दिया | इस नये धर्म (दीने इलाही?) का आधार कुरान, बेद- 
डपनिपद ओर ईसाई धर्म पुस्तकों के संदेशों का मिश्रण होता | उसने 
गक इज़लास किया जिसमें इसाई पादरी फादर रिदाल्गो (#७(707 
प70080) के अतिरिक्त दिल्‍ली ओर समीपचर्ती नगरों के बिद्वान्‌ 

आर वीर नेता थे । उसमें अ्रकवर ने कहा, एकाधिपति से शासित इस 

चढ़े साम्राज्य की पजा का अनेक धर्मों ओर सम्प्रदायों में वैंटा होना 


( ३९४ ) 


अच्छा नहीं है। अच्छा दो, यदि हम सब धर्मों की सुन्दर धातें ग्रहण 
फरके एक स्व॒तन्त्र धर्मन्‍्पथ की प्रतिष्ठा फरें। जी-हजूरों ने उसे 
सलाह दी कि खुदा की सारी न्यामतें उसे मिली हैं, चद्दी ऐसे नये घर्म 
की व्यवस्था कर सकता है। वदोऊनी ने लिखा है कि राजा भगवान- 
दास ने इस इजलास में कवर का विरोध किया। उन्होंने अकबर से 
जिज्ञासा की कि वह नये धर्मशात्र का उद्घाटन करे । अकबर इसके 
लिए तैयार नहीं था। इसी लेखक द्वारा हमें यह पता लगता है कि 
१४८७ में राजा भगवानदास के दृत्तक पुत्र राजा सानसिंह ने यह कह 
फर अफबर की शिप्यता अस्वीकार फर दी फि दिन्दू-मुसलमान धर्मे 
के अतिरिक्त किसी तीसरे धर्ममत फो मानने के लिए में तैयार नहीं । 
सच तो यह है क्ि-- 

२--दीने-इलाही अफबर की राजनीतिक चाल थी। चद्द राजनीतिक 
शक्ति प्राप्त कर चुका था। धार्मिक क्षेत्र में पेग़म्बरी का दावा करके 
एक लई शक्ति पाना ही उसका उद्देश्य था । ४ 

२--उसकी मंगोलन-प्रवृत्ति कट्टर इस्लाम के विरुद्ध पढ़ती थी 
अतः धीरे-धीरे इस्लाम का जुआ कंधे से उतार कर वह नये धर्मो- 
पधिष्ठाता के रूप में स्वतन्त्र हो गया | 

३--उसके पास विद्वानों और पंडितों का एक ऐसा दल था जो 
उसकी धर्म-चिंतन-विपयक अहमन्यता को उप्तेजित क्रिया करता था| 
इनमें अवुल्फ़तल और उसके पिता शेख़ मुबारिक प्रधान थे । १४७३ 
ई० में जब अकबर गुजरात-विजय के-वाद लौटा तो शेख मुवारिक ने 
उसे सलाह दी कि वह इमासमत का वोक सी उठा ले। कई वर्ष युद्धों 
में बीत गये | १५४७६ ई० में श्रकबर ने पेश-इमामत का दावा किया । 
चह तीथेयात्रा अब भी करता है, परन्तु १५८०३ में ही वह धर्म-गुरु के 
रूप में उपस्थित दो जाता है । शेख़ भुवारिक, अवुलफ़ज़ल ओर दूसरे 
मुसलमान अकबर के दीने-इलाही या तोहीदे इलाही को इस्लाम का 
परिप्कृत रूप ही कहते थे, परन्तु अकवर की धार्मिक आज्ञाओं से यह 
स्पष्ट है कि उसके धर्म में “इस्लाम” का अंश कितना कम था। उसकी 


( ३१६ ) 
घाराओं में - इस्लाम' का विरोध ही अधिक लक्षित है'। दीक्षा की 
अपनी रस्म थी जिसमें इस्लाम-धर्म छोड़ने की बात भी शिष्य को 
कहनी पड़ती थी । ईसाई पादरियों के उल्लेख के आधार पर हम कह 
सकते हैं कि १४८० ई० के बाद अकबर कट्टर मुसलमान नहीं रहा 
था | आइने-अक्रवरी के आईन सं० ७७ से अकबर के दीने-इलाही धर्म 
पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता है। बीरबल के अतिरिक्त किसी भी हिन्दू का 
नाम इस नये धर्म से संबंधित नहीं हो सका, यही इसकी असफलता 
की दलील है। मुसलमानों में इसकी संख्या कुछ हजार से आगे नहीं 
बढ़ सकी । यह भी धन ओर सम्मान-लिप्सा के कारण ही दीने-इलाही 
में दीक्षित हुए थे | अवुलफ़ज़ल की मत्यु ( १६०२ ई० ) के बाद इस 
संख्या में शिथिलता आती गई ओर अकबर की मृत्यु ( १६०४ ४६० ) 
के साथ वह समाप्त हो गई। जहाँगीर के शासनकाल में इसका 
नामोल्लेख भी नहीं मिलता । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि तुलसी के जीवनकाल ( १४३३- 
१६२३ ६० ) में ही सावभौम धर्म की स्थापना का एक कृत्रिम और 
असफल प्रयत्न किया गया। कहा जाता है, रहीम खानखाना, 
(१५५६-१६२७ ६० ) तुलसी के मित्र थे, अतः वह इस प्रयत्न से 
अपरिचित नहीं रहे होंगे | स्वयं तुलसी से अकबर की भेंट कभी हुई, 
ऐसा नहीं जान पड़ता। आईने-अकबरी में तुलसी का कहीं उल्लेख 
नहीं मिलता | हो सकता है, १६०२६० (अवुलफ़ज़ल की मृत्यु-तिथि) तक 
तुलसी का रहीम से परिचय नहीं हुआ हो। कन्नौज में रहीम की 
.. जागीर थी अतः अकबर की मृत्यु के बाद पूर्वीय प्रदेश में रहते हुए 
; उनका तुलसी से परिचय होना सम्भव है | 
सच तो यह है. कि तुलसी की साधना-भूमि काशी, अयोध्या 
ओर चित्रकूट के स्मणीक एवं एकांत मंदिर भवन थे। वे राज केन्द्र 
से दूर थे | यद्यपि मानस की रचना-तिथि १५७४ ६० है, परन्तु तुलसी 
१४-१४ वर्ष तक उसका संशोधन करते रहे। अतः १४६० ई० के 
लगभग जनता उनके इस अलौकिक गअन्थ से परिचित हुई होगी । 


( ३६९७ ) 


जहाँगीर-काल ( १६०४-२७) में ही रचना विशेष लोकप्रिय हुई होगी | 
एकान्त होकर भी तलसी फी साधना अत्यन्त जागरूक थी। उसने 
ह्िन्दनसमाज फे व्यापक हितों को सदा सामने रखा। उस समय 
संत झोौर सफ़ी साधक अंतःसाधना पर बल दे रहे थे। तुलसीदास 
का कार्यत्षेत्र अबध उनका केन्द्र था, परन्तु हिन्दू-मुसलमानों 
में अब भी सामाजिक असइयोग फी ही प्रधानता थी। राजनीतिक 
क्षेत्र में सहयोग फी बात ही नहीं है, गुसलमान विजेता थे, 
उनसे असहयोग का अर्थ था विद्रोद्ठ भौर दमन, परन्तु सामाजिक 
क्षेत्र में यह असहयोग आज भी घल रहा दहै। तुलसी अवश्य दी 
इसके समर्थक रहे होंगे। उन्होंने रामचरितमानस का घबल देकर 
निर्जीव ट्िन्दू-भावना में घर-घर भरत, हनुमान, लच्मण की घीरता 
ओर त्याग की आदश मृतियाँ सजा दीं। यह नहीं कद्दा जा सकता कि 
अपने समय में तुलसी फा प्रभाव कितना ज्यापक रद्दा। उनका कार्ये- 
क्षेत्र मुस्लिम शक्ति के केन्द्र से बहुत दूर अयोध्या, चित्रकूट और 
काशी में रहा | इस ज्षेत्र में उन्हें सफलता भी शीघ्र मिली। परन्तु 
शीघ्र ही तुज्लसी का प्रभाव देशव्यापी दो गया | मोरोपंत के 'तुलसी- 
स्तवन! आर समर्थ रामदास ( आविभाव काल १६२४५-१६८० ६० ) के 
जीवन से यह प्रभाव स्पष्ट है। हिन्दी प्रदेश में रवयं केशव ने १६०९ 
ह० में रामचन्द्रिका लिखी । इस पर भी तुलसी का अपरोक्त प्रभाव 
लक्षित है । २४ वर्ष में ही तुलसी इतने प्रसिद्ध हो गये थे कि मीलिकता 
के आम्रह में फेशवदास को पदू-पद पर उनका अनुकरण बचाने की 
धुन हुई । ५० वर्ष के भीतर तुलसी का 'मानस” सारे देश में फैल 
गया होगा | शिवाजी और समर्थ 'अवश्य उससे परिचित रहे होंगे । 
तुलसी के भ्रन्थों की कई श्रेणियाँ हैं-- 

( १) राम-कथा--मानस, गीतावली, कवितावली, बरवे रामायण, 
कुंडलिया । 


(२ ) शिव-कथा--पावेतीमंगल, सानस बालकांड की शिव- 
कथा । 


( ३ ) कृष्ण-कथा--श्रीकृष्णु-गीतावली । 
- (४9 ) शकुन-रामाज्ञान्प्रशध। / 0. जल 

(४ ) आरती, स्तुति, भक्ति-स्वोत्र, प्राथंना--विनयपत्रिका । 

(६ ) हनुमान-भक्ति---राम० च० सुंद्रकांड, बाहुक । 

(७ ) राम-कथा के प्रसंग--जानकीमंगल, नहछू। 

(८ ) फुटकर--सतसई, दोहावली । 

(६ ) वैराग्य--वैराग्यसंदीपिनी । | 

इनमें वैराग्यसंदीपिनी सबसे पहली रचना है। संन्यास के 
बाद तुलसी पर संतमत का प्रभाव संभव है । श्रधान साधना राम- 
भक्ति ओर रामकाव्य है। शिव और हनुमान भी परम रामभक्त होने 
के नाते उपास्य हैं। कृष्ण-भक्ति सामयिक प्रभाव मात्र है. जो उदार 
हृदय तुलसी ने स्वीकार कर लिया । शक्ुन और नीति (फुटकर मंथ) 
ठुलसी के व्यक्तित्व के प्रधान अद्ग नहीं हैं। वह उनके ज्योतिष-ज्ञान 
ओर नैतिक व्यक्तित्व की ओर संकेत करते हैं। स्पष्ट है! कि तुलसी 
के व्यक्तित्व के कई भाग हैं, (१) भक्त, (२) दाशिनिक पंडित, ('३ ) 
कवि, (४ ) नीतिज्न, (४ ) समाज-सुधारक और (६) विचारक! 
ऐसा चहुव्यक्तित्व संपन्न पुरुष मध्ययुग में कोई नहीं था । 

अकवर-युग की कला का अपना स्वतंत्र इतिहास है । वृन्दावन 
के मन्दिर इसी युग की वस्तु हैँ। जनश्रुति है कि १४७३ ई० में 
गजरात-विजय के वाद अकवर वृन्दावन पहुँचा । उसने गुसाई' लोगों 
से भेंट की | मानसिंह ओर अन्य राजा साथ थे। थे उसकी आँखों 
पर पट्टी बाँध कर उसे 'मधुबन' ले गये जहाँ उसे अलीकिक भाव के 
, दशन हुए। राजाओं के कहने से उसने ४ मंदिरों के निर्माण की 
आता दी। थे मंदिर थे--गोविन्ददेव, सदनमोहन, गोपीनाथ और 
ज़ुगलकिशोर । गोपीनाथ का मंदिर सबसे पहले बनना शुरू हुआ । 
पहले तीन १४६० ६० तक वन गये, जुगलकिशोर १६२७ ई० में वन 
कर समाप्त हुआ | इसमें गोविन्ददेव सबसे भव्य हे। ऋष्ण-भक्ति 
वृन्द्रावन तक ही सीमित नहीं | ठुलसी ने इसके प्रभाव को गीतावली 


( ३१९ ) 


में स्वीकार एवं परिष्कृत किया । उन्होंने ऐकांतिक संयोग-वियोग के 
चित्रण नहीं दिये। चालकृष्ण का ही चित्रण उनको मान्य रहा | 
कृष्ण-कथा के जिन ग्रसंगों को तुलसी मे नहीं छुआ, वही उनके 
आचार-विचार पर प्रकाश डालते हैं । 

अकवर-काल की कविता और साहित्य में कृत्रिमता और ' कल्पना 
की ही प्रधानता है। इस युग में फ़ारसी की सोलिक रचनाएँ बहुत 
कम हुई' | “३08: 06 ६99 9एजि०8 ए7080079 ६069 क्07वें 
]०४७१ $0 ६8 5070७ 07 पगा0ए 98859079.7 

(पाम्रएफ़फए छेशापफ, 7.80 प8880०, 7. 46), 

इन सब में तुलसी का काव्य एक महान्‌ दीप-स्तंभ है--- 

गृह व83 8 7शेशास 0 एपरफक 707 6 ईप्रशेंगा+ए धागे 
37र7ण0(७ ० ग्रा0छं, 0 6 रशशाीशिड3 गा रिक्शा ६0 
प6 जशा।6, एणए७ ए0णर 0 28 87890 सांगरदेप--7७9 
+६9]]98; ९9 ॥ ४)6 “79870 8०04९7! 0६ 77060498ए2) 
मांगवा 900ए.. सीं$ ग्रथ्या॥७ छतती त00 98 40000 759 ६७७ 
अींगन-37७7, 07, (96 92808 07 ध्याए (पएशांय 
खयाध50, 07 70 ४6 900:8 छएए फ्रिप्-0968०2 8पए078 
ए92०8880 07 (86 ग्र्वए'-8पएए8 07 एरश'छंका 98007978, 
जरछ् पाना सांगवा छ88 08 8782/:88५ ग्राक्या 04 95 986 
 गशावा३--ह8४ाएः 0एछ7/.. शिष्य 30097. 75७, 
88 क्रापला। 88 +96 ००ग्रवुप69९ 0 ॥6287क्‍.8 भव ग्रांपवे5 
 क्रीएणाडउ ० खराधा बाप छा0067 एथि०॑९व ४ए ४१9 
90७ छ8 89 20१०एशा7०॥7 4ंगीएंछेए 7708 98:702: 
बाते गागर0४-ब7 टिका शाए 07 थे (06 एंट॑0768 8०५ांप्रढवे ' 
77 छाए 90ए ६9 7707०"02),7! ( वही पृष्ठ ७१७ ) 


स्मिथ के इस कथन का समर्थन हमें अन्य आलोचना-अन्थों ओर 
मध्ययुग की फ़ारसी कविता के उन नमूनों एवं प्रंथों से होता है, जो 


( ३२० ) 


आज हमें प्राप्त हैं। ४०० वर्षी के इस सारे काव्य में पद-पद पर 
क्ृत्रिमता, विलासता, आचारहीनता और जड़-प्रतीकों का प्रकाशन 
मिलता है, ( विशेष अध्ययन के लिए देखिए, पिछछाओं 4777 
प्रश्पछए9छण एज 770 सभीण०; ?78-४प्रह0०) 0897, 77 
प्रांगरवेप॥०ण ०9 74. 3, ध४०णा और सा४0-ए 0 ?छ0शंथ्य 
ब्य 87986 8४६ ६76 008०7  ए00घ7, ५०). ॥, गा, पा 9, 
(४, 3, ७४०7०) | विजेता मुसलमानों और मुणालों के मनोविकारों 
को समभने के लिए सध्ययुग के फ्ारसी साहित्य का अध्ययन अनिवाये 
है, विशेषतः काव्य-साहित्य का। १४७४--१६१४ ई० तक (४० 
वर्ष ) तुलसी का काव्य इस सारे काव्य के विरोध में रखा जा 
सकता है। सूरदास का अधिकांश काव्य ( १५२४--१४४० ई० ) 
अकवर के रांज-काल के पहले ही समाप्त हो चुका था, यद्यपि वे बाद 
में भी जीवित रहे ( मृत्यु १४८४ ई० )। तुलसी की रचनाओं ,पर 
सूर का प्रभाव लक्षित है, विशेषतः मानस ( १४७४ ई० ) के बाद 
की। संभव हे, वे मानस-रचना से पहले सूर के परिचय में आये 
हों, जैसा नन्द॒दास के वृत्तान्त से स्पष्ट हे ( इसके अनुसार- १४७१ ई० 
में तुलसी गोछुल गये ), परन्तु सूर का प्रभाव वाद की रचनाओं 
कृष्ण-गीतावली, राम-गीतावली और विनयावली (१४८७-१६०२ ६०) 
में ही दिखलाई पड़ता है । 
अकवर-काल की धार्मिक परिस्थिति उल्लकी थी। हिन्दी पूर्वी- 
प्रदेश में शक्ति और शिव की उपासना की ग्रधानता थी । पूर्व, दक्षिण- 
पथ, राजस्थान ओर पंजाब संतमत के केन्द्र थे । पश्चिमी हिन्दी-प्रदेश 
' में ( ब्रज में ) चार कृष्ण-मक्ति सम्प्रदाय स्थापित हो चुके थे । राम 


की सगुण भक्ति पूर्वी प्रदेश में रामानन्द के समय (१४वीं शताब्दी) : 


' में थी । कबीर ने उसका डल्लेख किया है।। संतमत ने उसे दवा 
दिया था | तुलसी ने इसी प्रदेश को कार्यक्षेत्र चुना जहाँ निर्मुण राम 
का प्रचार हो गया था ओर सगुण राम-भक्ति की व्यवस्था की । उन्होंने 
अपनी रामभक्ति को इतना व्यापक, सहिप्णु ओर उदार रूप दिया 


| 


रे 


॥ 


| 


! 
| 
| 
है 


( ३२१ ) 


कि बह किसी सम्प्रदात्र के वंधन में न आई आर स्वतंत्र एवं व्यापक 
रूप में उसने भक्ति के सच ज्षेत्रों में प्रवेश किया | आज जज, पंजाब, 
राजस्पान, पूर्वो हिन्दी प्रदेश, दक्षिणी हिन्दी प्रदेश सब्र में रामचरित- 
सानस से जनता को भक्ति, नेतिक बल ओर आचरण-संदेश की 
प्राप्ति है । तुलसी ओर सर अकवबर-युग के सबसे बड़े कवि थे। सुर 
अकबर के राजत्व ( १४५५६ ई० ) से पहले अनेक प्रकार की रचना 
कर चुके थे। उनकी साधना व्यक्तिगत ओर अंतमुंखी थी । तुलसी 
की साधना व्यक्तिनिष्ठ और अआशभ्यान्तरिक होते हुए” भी समाज को 
दृष्टि में रख कर चली। वह स्वस्थ आत्मा की शरणागत-भावनां 
थी, निर्वेल्न भक्तों का आत्म-समपण नहीं, न भगवान की तीलाओं में 
अपनी रस-लम्पट प्रवृत्ति से प्रच्छन्ष आनन्द-प्रहए । तुलसी पौरुंप के 
फवि दूँ, महान्‌ व्यक्तित्व के कवि हैँ, मर्यादाभाव के कवि हैं। इसी 
से उनकी एकान्त साधना उनके व्यक्तित्व से फूट कर सबकी साधना 
वन गई ! अकबर थुग में भक्ति के कई भेद चले | पश्चिम प्रदेश ओर 
बंगाल में राघाकृप्ण की मधुर भक्ति चली, महाराष्ट्र में “विठोता! 
( वाल-विष्णु या बाल-कृष्ण ) की भक्ति पहले से चल रही थी। 
तुलसी की भक्ति दास्य-भक्ति कद्दी जा सकती है । परन्तु इससे यह्‌ 
नहीं सममना द्ोगा कि तुलसी की भक्ति में पाप की ग्लानि या शआद्े 
दीनता हे जिसे हम सूर के कुछ पदों में पाते देँ और जिसके लिए 
बलल्‍लभाचार्य ने उन्हें प्रताइना दी थी | तुलसी की भक्ति राम के ऐश्वय, 
शील, सोंदय ओर भक्त-वत्सलता से प्रसारित होती है । वह राम के 
प्रति पूर्ण आत्म-समर्पण कर देते हूं। इसलिए कि स्वयं राम की 
“टहनि! रहे, अधिक सात्विक जीवन वितायें । उनमें भविष्य-निर्माण 
की साधना है, पुराने पापों का रोना नहों। भक्ति-साहित्य में 
सबसे सबल भक्ति यही तुलसी की दास्य-भक्ति है । ' 
पश्चिस ओर पूर्व के ऋष्ण-भक्तों ने यदि हिन्दू मात्र में कला, 
प्रेम, स्वप्न और आनन्द भर दिया, तो तुलसी की भक्ति ने उन्हें 
 राम-राज्य की वास्तविकता से परिचित कराया, हनुमान और राम- 
फ २९ एज 


( श्२२ ) 


लक्ष्मण के महान वीरत्व की टंकार सुना कर जाग्रत-पोरुष"चनाया, 
जीवन के संबंधों में आदश भावनाओं का स्थापन किया, भाई को 
अधिक अच्छा भाई बनने की प्रेरणा की, पत्नी को सीता का आदर्श 
बनाया | जीवन के प्रत्येक क्षे5 में लोकिक जीवन को उच्चतर उठाते 
हुए तुलसी ने आत्मा को सबल भक्ति-भाव के आनन्द और उदात्त 
उल्लास से परिचित कराया | सरदास में हम पत्ायन-ब्ृत्ति पाते हैं । 
समाज, राष्ट्र उच्च नेतिकता, पुरुषाथ--उन्हें इससे मतलब नहीं । 
उनका काव्य राधाकृष्ण के प्रम-विलास ओर नवनीत-प्रिय की दैनिक 
अचना-पूजा में ही लगा रहा । उन्होंने बाहर के संसार की वास्तविकता 
से भाग कर मंदिर के भीतर विश्राम किया, वाहर के लोगों के लिए 
उनके पास'संगीत, प्रेम, काव्य ओर भक्ति की कल्पलता-छाया थी, 
परन्तु उसका क्षेत्र मंदिर के भीतर ही था। बाहर मुग्रल-विज्ञासिता 
का निदाघ जल रहा था | उसके लिए उन्होंने क्‍या किया ? लौकिक 
ऋतेव्यों का पालन करते हुए, प्राचीन आचारों को निभाते हुए राम, 
सीता, हनुमान, भरत और लच्मण की 'ओजस्वी सूर्तियाँ हृदंय में 
स्थापित कर जनता सहे, उठे और आगे बढ़े, यह संदेश तो तुलंसी 
ने ही दिया। जो जहाँ है, चह हिन्दू नहीं रहते हुए हिन्दूधर्म का 
सेनिक वचन सकता है| तुलसी ने विजय-स्थ वर्णन के बहाने उसे 
नेतिक अस्त्र-शस्त्र दिये। मर्यादा, संयम, कर्वेब्य-पथ, सामाजिक 
नियमों का पालन, इस रास्ते चलता हुआ जन-समाज राम के शोये, 
हनुमान के वीरत्व और लक्ष्मण के प्रचण्ड पराक्रम से अपने हृदय 
को भरे। महाराज रामचन्द्र के महान ऐश्वयं और राम-राज्य के 
सुन्दर चित्रों से तुलसी ने जनता को मुग़ल-सम्राट के ऐश्वर्य से 
आतंकित होने से बचा लिया । यही कारण था कि' 'दीने-इलाही? में 
'ीरवल” के अतिरिक्त किसी प्रतिष्ठित हिन्दू का नाम नहीं मिलेगा। 
१४७४ ई० में मानस” की रचना हुई ओर एक-दो दशक के भीतर 
उमका संदेश जनता के छद॒य में पहुँच गया | ५; 
खझंचेप में, (अकबर, तुलसीदास, सुरदास, खानखाना, अवुलफजल, 


३२३ ) 


कितने ही मद्दान्‌ पुरुष स्मरुचर-बुग में हमारे सामने आते हैं। तुलसी 
से सव छोटे पइते हैँ। इस युग के क्िप्ती भो मनुष्य फा व्यक्तित्व 
इतना सधुर, इतना व्यापक नहीं था, न किसी ने जन-मन पर इतना 
स्थाई प्रभाव ही छोड़ा। अकबर की मद्दान्‌ विजयों के कीतिं-स्तम्म 
जीणे दो चुके हैँ, परन्तु रामचरितमानस के विराट-मन्दिर में 
सुरक्षित सीताराम की युगल मूतियाँ आज भी उसी अलौकिक आभा 
से देदीप्यमान्‌ हैं जिसे तुलसी फी फल्पना ने मूर्तिमान किया था 3 
तुलसी के समय में भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक दुर्देशा रसातल 
“तक पहुँच गई थी। १४४४--१४६३ ६० ( तुलसी २९, २३ वर्ष.) में 
दिल्‍ली, आगरा ओर हिन्दी-भाषी पश्चिमी प्रदेश में अनावृष्टि के कारण 
एक महान्‌ दुर्भिक्ष पढ़ा था | इससे भी भीपण एक दुर्भिक्त सन्‌ १५९४- 
ध्८ में पढ़ा । इससे पहले १५७३ ४६० ( गुजरात ) और १४८३-८४ ६० 
( मध्य हिन्दुस्तान ) में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ चुके थे। यह सब मूल 
रूप से अनावृष्टि के कारण थे और इनके साथ बीमारियों का भयानक 
चक्र चलता था। १५६४-६८ ४० का दुर्भिक्ष असहनीय था, १४५६ ६० 
से भी भीषण। १५८४-८५ ई० में बंगाल में, भयानक चाढ़ आई 
जिसमें दो लाख मनुष्य हत हुए । 
हीमू के समय में भी (१५५४-१५५६ ६०) एक महान्‌ दुर्भिक्ष पड़ा 
था, परन्तु उसका कोई सरकारी इन्तज़ाम नहीं किया गया | कदाचित्‌ 
ऐसे ही किसी दुर्भिक्ष के समय तुलसी के माता-पिता ने भरण-पोपण 
के अयोग्य होने के कारण उनका त्याग कर दिया। तुलसी ने इस. 
समय अपनी दरिद्रता का मार्मिक वर्णन किया है, अतः स्पष्ट है कि 
इस वर्णन से दुर्भिक्ष की भयंकरता पर भी प्रकाश पड़ता है--- 
१--नीच निरादर भाजन कादर। तर 
कूकर टूकन लागि ललाई। 
२--जानत हाँ चारि फल चारि ही चनक को ! 
३-छाछी को लल्ात । 


|. ऐसे भयानक अनुभव के बाद तुलसी में जिज्ञासा और अध्यात्म भाव 


( शर२ ) 


लक्ष्मण के महान वीरत्व की टंकार झछुना कर जाग्रत-पोरुष “चनाया, 
जीवन के संबंधों में आदर्श भावनाओं का स्थापन किया, भाई को 
अधिक अच्छा भाई बनने की प्रेरणा की, पत्नी को स्रीता का आदश 
बनाया । जीवन के प्रत्येक क्षे5 में लोकिक जीवन को उच्चतर उठाते 
हुए तुलसी ने आत्मा को सबल भक्ति-भाव के आनन्द और उदात्त 
उल्लास से परिचित्त कराया | सरदास में हम पलायन-बृत्ति पाते हैं। 
समाज, राष्ट्र उच्च नेतिकता, पुरुषाथ--उन्हें इससे मतलब नहीं । 
उनका काव्य राधाकृष्ण के प्रम-विज्ञास ओर नवनीत-प्रिय की दैनिक 
अचंना-पूजा में ही लगा रहा । उन्होंने वाहर के संसार की वास्तविकता 
से भाग कर मंदिर के भीतर विश्राम किया, बाहर के लोगों के लिए 
उनके पास'संगीत, प्रेम, काज्य ओर भक्ति की कल्पलता-छाया थी, 
परन्तु उसका क्षेत्र मंदिर के भीतर ही था। बाहर मुग़्ल-विलासिता 
का निदाघ जल रहा था | उसके लिए उन्होंने क्‍या किया ? लीकिक 
कतेव्यों का पालन करते हुए, प्राचीन आचारों को निभाते हुए राम, 
सीता, हनुमान, भरत और लक्ष्मण की ओजस्वी मूर्तियाँ हृदय में 
स्थापित कर जनता सहे, उठे और आगे बढ़े, यह संदेश तो तुलंसी 
ने ही दिया । जो जहाँ है, चह हिन्दू नहीं रहते हुए हिन्दू-धर्म का 
सेनिक वन सकता है | तुलसी ने विजय-रथ वर्णन के बहाने 
नैतिक अस्त्र-शस्त्र दिये। मर्यादा, संयम, कतेव्य-्पथ, से ५, «४ - 
नियमों का पालन, इस रास्ते चलता हुआ जन-समाज राम के ५ ४ 
हनुमान के वीरत्व और लक्ष्मण के प्रचण्ड पराक्रम से अपने & 
को भरे । महाराज रामचन्द्र के महान्‌ ऐश्वर्य ओर राम-राज्य के 
सुन्दर चित्रों से तलसी ने जनता को मुग़ल-सम्राट के ऐश्वर्य से 
आतंकिन होने से चचा लिया। यही कारण था कि दीने-इलादी! 
वीरबल! के अतिरिक्त किसी प्रतिष्ठित हिन्दू का नाम नहीं मिलेंगा। 
१५७४ £० में मानस! की रचना हुई ओर एक-दो दशक के भीतर 
उमका संदेश जनता के दृदय में पहँच गया | हे 

अंचेप भें, श्र कबर, तुज़्मीदास, सूरदास, खानखाना, अवुलक़जल, 


श्२३ ) 


कितने ही सहान्‌ पुरुष अरवस्ञयुग में हमारे सामने आते हैं। तुलसी 
से सब छोटे पड़ते हैं । इस युग के किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व 
इतना सधुर, इतना व्यापक नहीं था, न किसी ने जन-मन पर इतना 
स्थाई प्रभाव ही छोड़ा। अकबर की महान्‌ विजयों के कीति*्स्तम्स 
जीण हो ,चुके हैं, परन्तु रामचरितमानस के विराट-मन्दिर में. 
सुरक्षित सीताराम की युगल मूर्तियाँ आज भी उसी अलौकिक आभा 
से दैदीप्यमान्‌ हैं जिसे तुलसी की कल्पना ने मूर्तिमान किया था |; 
तुलसी के समय में भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक दुदेशा रसातल 
“तक पहुँच गई थी। १५४४--१५६३ ६० ( तुलसी २९, २३ वर्ष.) सें 
दिल्ली, आगरा और हिन्दी-भाषी पश्चिसी प्रदेश में अनावृष्टि के कारण 
एक भहान्‌ दुर्भिक्ष पड़ा था । इससे भी भीषण एक दुभित्ष सन्‌ १४९५० 
६८ में पड़ा । इससे पहले १४७३ ६० ( गुजरात ) और १४८३-८७ ई० 
_ ( मध्य हिन्दुस्तान ) में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ चुके थे। यह सब मूल 
रूप से अनावृष्टि के कारण थे ओर इनके साथ बीमारियों का भयानक 
चक्र चलता था । १५६४-६८ ई० का दुभिक्ष असहनीय था, १५५६ ई० 
से भी भीषण । १४८४-८४ ई० में बंगाल में, भयानक बाढ़ आई 
जिसमें दो लाख मनुष्य हत हुए । 
हीमू के समय में भी (१५५४-१५५६ ६०) एक महान्‌ दुर्भिक्ष पड़ा 
था, परन्तु उसका कोई सरकारी इन्तज़ाम नहीं किया गया। कदाचित्‌ 
ऐसे ही किसी दुर्भिक्ष के समय तुलसीं के माता-पिता ने भरण-पोषण 
के अयोग्य होने के कारण उनका त्याग कर दिया। तुलसी ने इस 
समय अपनी दरिद्रता का मार्मिक वर्णन किया है, अतः स्पष्ट है कि 
इस वर्णन से दुर्भिक्ष की भयंकरता पर भी प्रकाश पड़ता है-- 
१--नीच निरादर भाजन कादर। 
कूकर टूकन लागि ललाई। 
२--जानत हों चारि फल चारि ही चनक को | > 
३--छाछी को ललात | ह > 
। ऐसे भयानक अनुभव के बाद तुलसी में जिज्ञासा और अध्यात्म भाव 


4 


7३ ) 


कितने ही मद्ान पुरुष धअ रवर-युग में हमारे सामने आते हैं तुलसी 
से सर छोटे पड़ने हैं । इस युग के किसी भो मनुष्य फा व्यक्तित्व 
घना मधुर, इतना व्यापक नहीं था, न किसी ने लन-मन पर इतना 
खाई प्रभाव ही छोड़ा । अकबर की मद्दान, विज्र्यों फे कीर्ति -स्तम्भ 
हो चुके हैं, परन्तु रामचरितमानस करे विराट-मन्दिर में 
इररित सीवाराम की युगल यूर्तियों आज भी उसी अलीफिफ आगमा 
पे देदीपनान हैं. जिसे तुलसी की फत्पना ने सृतिमान किया था ६: 
एुर्सी के समय में भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक दुर्दशा रसातल 
कप गई थी। १४४४--१४६३ ६० ( मुलसी २२, ५३ यर्षे ) में 
दिल्ली, आगरा और हिन्दी-भाषी परिचमी प्रदेश में अनाय्ष्टि के फारण 
दान दुमित्ष पढ़ा था | इससे भी भीपरा एफ दुर्भिज्ष सन १४९५० 
में पढ़ा। इससे पहले १५७३ ई० ( गुजरात ) और १४८३-८७ ई० 
- मिथ हिन्दुस्तान ) में भयंकर दुर्भित्त पड़ घुके थे। या। सब मूल 
से अनावृष्टि के काण थे और इनके साथ बीमारियों का भयानक 
से शत था। १५६४-६८ ६० का दुर्भितत अ्सानीय था, १४४६ ई० 
५ शप्ट-३ ई० में बंगाल में भयानक बाद आई 
जिसमें दो लाख मनुष्य हत हुए | 
गा, जा हक मं भी (१ *४५४-१५५६ ६५) एक महान दुभिक्ष पा 
ऐप बा सरकारी इन्तज़ाम नहीं किया गया। छदाचित्त्‌ 
अगेगद होने के के समय नुलसी के माता-पिसा मे भरग्ण-पोपण 
समय अपती दाता उनझा त्याग कर दिया। तुलसी नइस 
| झदरन से २ का मार्मिक बणन किया है, श्रतः स्पष्ट छकि 
(-तोब जै की भयंकरता पर भी प्रकाश पड़ता है-- 
निरादूर भाजन कादर । 
टुकन लागि लत्ाई 
हैं चारि फल चारि ही चनक को । 
को ललात। 


२--नानत 

शैसे ईै आदी 
मे भयानक हे 

| अठुभव के बाद पुलषसी में जिज्ञासा और अध्यात्म भाव 


जल 


( शर२ ) 


लक्ष्मण के महान वीरत्व की टंकार सुना कर जाग्रत-पोरुष“चनाया, 
जीवन के संबंधों में आदर्श भावनाओं का स्थापन किया, भाई को 
अधिक अच्छा भाई बनने की प्रेरणा की, पत्नी को सीता का आदर्श 
बनाया । जीवन के प्रत्येक क्षे5 में लोकिक जीवन को उच्चतर उठाते 
हुए तुलसी ने आत्मा की सबल भक्ति-भाव के आनन्द ओर उदात्त 
अउल्लास से परिचित कराया सरदास में हम पत्ायन-वृत्ति पाते हैँ । 
समाज, राष्ट्र उच्च नेतिकता, पुरुषाथ--उन्हें इससे मतलब नहीं । 
उनका काव्य राधाकृष्ण के प्रम-विज्ञास ओर नवनीत-प्रिय की दैनिक 
अचना-पूजा में ही लगा रहा । उन्होंने वाहर के संसार की वास्तविकता 
से भाग कर मंदिर के भीतर विश्राम किया, बाहर के लोगों के लिए 
उनके पास'संगीत, प्रेम, काव्य और भक्ति की कल्पलता-छाया थी, 
परन्तु उसका क्षेत्र मंदिर के भीतर ही था। बाहर मुग़्ल-विलासिता 
का निदाघ जल रहा था | उसके लिए उन्होंने क्या किया ? लोकिक 
कतंव्यों का पालन करते हुए, प्राचीन आचारों को निभाते हुए राम, 
सीता, हनुमान, भरत और लच््मण की ओजस्वी सूर्तियाँ हृदंय में 
स्थापित कर जनता सह, उठे और आगे बढ़े, यह संदेश तो तुलसी 
नेही दिया। जो जहाँहे, बह हिन्दू नहीं रहते हुए हिन्दू-धर्म का 
सैनिक वन सकता है | तुलसी ने विजय-रथ वर्णन के चहाने उसे 
नैतिक अस्त्र-शस्त्र दिये। मर्यादा, संयम, कतेठ्य-पथ, सामाजिक 
नियमों का पालन, इस रारते चलता हुआ जन-समाज राम के शौये, 
इनुमान के चीरत्व और लच्मण के प्रचण्ड पराक्रम से अपने हृदय 
भरे | महाराज़ रामचन्द्र के महान्‌ ऐश्वयं ओर राम-राज्य के 
चित्रों से तलसी मे जनता को मुग़ल-सम्राट के ऐश्वर्य से 
कातंकित होने से बचा लिया। यही कारण था कि 'दीने-इलाही? 


“+द्वीरचल' के अतिरिक्त किसी प्रतिष्ठित हिन्द का नाम नहीं मिलेगा। 


१४७४ ६० में मानस” की रचना हुई ओर एक-दो दशक के भीतर 


उसका संदेश जनता के दृदय में पहुँच गया | श 
ऋच्षेप में, ज्् कफबर, तुलसीदास, सूरदास, स्लानखाना, अवुलफ़जल, 


३०३ ) 


कितने ही मद्दान्‌ पुरुष 'मफ्यर-युग में इमारे सामने आते हैं। नुलसी 
से सद छोड़े पड़ने हैं। इस युग के किसी भो सतुप्य फा व्यक्तित्व 
इतना मधुर, इतना अयापक नहीं था, ने किसी ने जननमन पर इसना 
स्थाई प्रभाव हो छोड़ा। अफयर की मदान, विजयों फे फी्तिन्स्तस्म 
जीणे हो चुके हैँ, परन्तु रामचरितमानस फे विराट-मन्दिर में 
सुरक्षित सीताराम फी युगल मृतियाँ आज भी उसी अलोकिक आभा 
से दैदीप्यमान्‌ है. जिसे तुलसी पी पाल्पना ने मूर्तिमान किया था [.-) 
तुलसी के समय में मारत फी आाधिफ एव सांस्कृतिक दुर्दशा रसातलल 
“तक पहुँच गई थी। १४४४५--१५६३ ६० ( तुलसी २२, २३ वर्ष ) में 
दिल्ली, आगरा और दिन्दी-भाषी परिचमी प्रदेश में अनागृष्टि के कारण 
एंक महान दुित्ञ पढ़ा था। इससे भी मीपण एफ दुमिश्ष सन १४९५४ 
ध्उ में पड़ा । इससे पहले १४७३ ६० ( गुजरात ) और १४८३-८४ 
( मध्य हिन्दुस्तान ) में भयंकर दुर्भिण्त पड़ चुके थे। यू सं मूल 
रूप से अनाबृष्टि के कारण थे ओर इनके साथ बीमारियों फा भयानक 
लक्र चलता था। १५६४-६८ ४० का दुर्मितत असदनीय था, १४५६ ६० 
से भी भीपण। १५८४-८५ ई० में बंगाल में भयानक बाढ़ आई 
जिसमें दो लाख मनुष्य हत हुए । 
हीमू के समय में भी (१५४४-१५५६ £०) एफ महान दुभिक्ष पढ़ा 
था; परन्तु उसका फोई सरकारी इन्तज़ाम नहीं किया गया। फदाचित्‌ 
ऐसे ही किसी दुर्भिक्ष के समय तुलसी के माता-पिता ने भरण-पोषण 
के अयोग्य होने के कारण उनका स्याग फर दिया। छतुलसी ने इस 
समय अपनी दरिद्रता का सार्मिक वन किया है, अतः स्पष्ट है कि 
इस वर्णन से दुर्मिज्ञ की सयंकरता पर भी प्रकाश पड़ता 
१--नीच निरादर भाजन कादर। 
कूकर टकन लागि ललाई। 
२--ज्ञानत हाँ चारि फल चारि ही चनक को । 
३--छाछी को ललात | 


: ऐसे भयानक अनुभव के वाद तुलसी में जिज्ञासा और अध्यात्म भाव 


न 


( ३२४ ) 


का 'जाग्रत होना असंभव नहीं था। सौभाग्य से उन्हें नरपिं ह 
( नरहरि ) के रूप,में योग्य गुरु भी मिल गये। रामकथा.ओर 
रामभक्ति से उनका परिचय हुआ। परन्तु उस समय उस कथा से 
उन्हें पूर्ण दप्ति नहीं हुई--उसके मर्म को उन्होंने बाद में खोज 
निकाला । रत्नावली का समय १४४०-१४६४ ६० है. | तुलसी ने १५६७ 
ई० में ३५ वर्ष की आयु में संन्यास लिया | १४७४ ई ० में उन्होंने 
भानस?. की रचना की ( आयु ४२ वर्ष )। १४८६ ई० ( १२ वष बाद ) 
में उनके रघुनाथदास और लक्ष्मणदास शिष्यों ने बालकांड और 
अरण्यकांड की प्रतियाँ नन्‍्ददास के पुत्र ऋष्णदास के लिए ग्रतिलिपित . 
कीं । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपनी आयु के ४३ व में तुलसी 
मानस में आवश्यक संशोधन कर चुके थे । उनका शेप जीवन साधना 
में बीता । १६१६ ई० से १६२४ ई० तक उत्तर भारत में प्लेग का ज़ोर- 
रहा । स्वयं तुलसी को इसके प्रकोप का लक्ष्य बनना पड़ा। १४३३ से 
१६२३ ( ९० वर्ष ) का समय वैयक्तिक साधना के लिए लम्बा समय 
है। आरम्भिक जीवन के कपष्टों की भाँकी के बाद हम तुलसी के 
जीवन की अंतिम मभाँकी पाते हैं | शेप लंचे काल में तुलसी की अनथक 
जन-हित-भावना ओर अद्वितीय आमभ्यान्तरिक साथना का सौन इतिहास ' 
अंतर्हित है । अकबर ओर जहाँगीर के समय की राजनीतिक हलचर्लें 
ऊपर के धरातल को ही प्रभावित करती रहीं ) राज-घराने, कर्मचारी 
बगे, ओहदेदार मुसलमानों ओर गिने-चुने हिन्दुओं को छोड़ कर 
समाज का शेप भाग जननगंगा की भाँति निष्कलुप वहता रहा । तुलंसी 
सी जन-गंगा का मानस के पुण्योदक द्वारा अभिषेक किया। 
उनकी रचना की सबसे चड़ी विजय यह थी कि चह एक विशेष बग 
का प्रतिनिधित्व करते हुए भी किसी की नहीं थी। उसमें बर्गंगत- 
चेतना का नितान्त लोप है। वर्ग-बन्धन से निकल कर तुलसी की 
मानस-थारा जन-मन ओर जन-छदय को पुष्ट, सिक्त एवं स्मेहाद्रे 
करनी हु सारे भारतवप में फेल गई । उनकी कविता शकवर-युग में 
होकर भी शअकबरनयुग की नहींदवे। उसमें युग की उच्दृद्भलता के 


( ३२४ ) 


' विरोध में एक नये युग-धर्स की चुनोती छिपी है। राजनीतिक शक्ति 
के हास के वाद हिन्दू-मत मठों, पीठों और व्यवस्था-केन्द्रों और 
मन्दिरों से शासित हो रहा था। छुलसी का इन स्थार्नों से विशेष 
संबंध नहीं रहा । उन्होंने अपनी वेयक्तिक साधना को ही जनता की 
प्रिय साधना बना दिया। यह बात उनके गहरे आत्म-विश्वास की ही 
द्योतक है। उनके काव्य ने जनता को एक साथ भक्ति, व्यवस्था, 
कथा-काव्य और आदशे के कदे-छटे हीरे भेंट किये। उनसे पहले 
जनता के पास जनता की भाषा में क्‍या था ? योगियों, संतों ओर 
ऋष्ण-भक्तों के गीत (पद), एवं कुछ लोकिक तथा सूफी कथा-काव्य । 
जो था, उसमें प्राण कहाँ था, भारतीयता कहाँ थी, विश्वास का बल 
कहाँ था ? योगियों, संतों और सूक्षियों की कविता विशेष कारणों से 
द्विजातियों में प्रिय नहीं हो सकी। वह परम्परा-पोषित नहीं 
थी। तुलसी ने रामकथा ओर रासभक्ति की परम्परा को नया रूप 
दिया । उन्होंने जनता के भीवर से ही क्रांति की कल्पना की और 
रामभक्ति को इस क्रांति का माध्यम बनाया । 


